हिवेदी-काव्यमाला 


[स्वर्गीय पण्डित महावीरप्साद द्विवेदी की कविताओं का संग्रह] 


संग्रहकार 


देवीदत्त शुक्ल 


(सरस्वती-सम्पादक) 






अकाशक 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड 


प्रथम संस्करण ] 


ए)॥%९ते छत ?एॉ0)॥50०७0 ७५ 
हू, 80099, 86 76 7शतवा!०0त॥ 7858, ते, 
409]9 090 . 


निवेदन 


आचार्य द्विवेदी ने अपनी सारी गद्य-रचना को कई पुरतकों के रूप में 
अपने जीवन-काल में ही छपवा दिया था, परन्तु उन्होंने अपनी पद्च-रचना का 
सग्रह नहीं छपवाया। हाँ, बाबू मैथिलीशरण गुप्त ने अपने विशेष आग्रह से 
उनकी कुछ चुनी हुई कविताओं का संग्रह सुमन नाम से प्रकाशित किया था। 
प्रसन्नता की बात हूँ कि इस अभाव की पूति इंडियन प्रेस' ने इस संग्रह-द्वारा 
कर दी है। इसमें आचार्य की प्रायः सभी प्रकाशित रचनाये आगई हैँ। इस 
सग्रह के तैयार करने में बड़ा परिश्रम करना पडा है; क्योंकि उनकी प्रारभ- 
काल की कुछ रचनाये प्राप्य नही थी। गगालहरी और “हिम्नस्तोत्रम्‌' यदि 
कानपुर के 'माडने प्रेस' के पंडित छालमणि शर्मा वेद्य भेजने की कृपा न करते 
तो यह संग्रह भी अधूरा रह जाता। इसी प्रकार आचार्य द्विवेदी के भानजे 
पण्डित कमलाकिशोर त्रिपाठी ने देवीशतक' और काव्यमज्जूषा' देकर 
सहायता की है। इस संग्रह के पूर्ण करने में इडियन प्रेस के पडित लल्लीप्रसाद 
पाण्डेय ने भी बड़ा श्रम किया है, जिसका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है । 

खेद की बात हैँ कि इस संग्रह में आचार्य की सुहागरात' नामक रचना 
नहीं दी गई हैं । इसका एक कारण उनकी उसको न प्रकाशित करने की इच्छा 
भी हैँ । इसके सिवा उनकी उन सारी फुटकर रचनाओं का भी इसमें समावेश 
नहीं किया जा सका जो उन्होंने अपने वर्षों के विश्राम-काल में रची हें। 


““देवीदत्त शुक्ल 


भूमिका 
क्या द्विवेदीजी कवि थे ९ 


द्विवेदी-काव्य-माला के सम्बन्ध में कुछ सोचते हुए उपर्युक्त प्रशन हठात्‌ 
सामने आ जाता है। संसार में कुछ विभूतियाँ ऐसी होती हैं जिनके 'कवि' 
होने में सन्देह क रने का अवकाश किसी को नही मिलता । उनका कवि व्यक्ति से 
इतना ऊपर रहता है कि विवेचक की मनोदृष्टि सर्वप्रथम उसी पर पड़ती है, 
भले ही वह नम्नता अथवा शिष्टता के अनुरोध से स्वयं को 'कवि' न कहे । 
भारतीय कवि सनातन से इस परिपाटी, का पालन करते आये हैं। भारती- 
पूत्र कालिदास ने 'मन्दः कवियश:प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌' लिखकर तथा 
गुसाई जी ने कवि न होहूँ नहि चतुर प्रवीना' सकछः कला सब विद्या हीना' 
लिखकर इसी कवि-सुलभ शालीनता का परिचय दिया है। यद्यपि आज--- 
शताब्दियाँ बीत चुकने पर--उनका कवि सन्दिग्ध नहीं रह गया है। वस्तु- 
स्थिति यह है कि उक्त मनस्वियो का व्यक्ति इस प्रकार 'कवि' में ढल गया है 
कि उसके अन्यथा परिचय के लिए विवेचक को अनेक बार शिलाओं से सर मारने 
की आवश्यकता पड़ा करती हैं। 

यह शालीनता-प्रदर्शत सदेव एक रूप में नहीं रह पाता। भले ही कवि 
स्वयं को कवि लिखने-कहने में संकोच करें, पर वह दूसरों-द्वारा अपना 
अकवि या किंकवि कहलाना सहन नहीं करता। उसकी रचना में एकाथ 
रंध्र ऐसा अवश्य रहा करता है जिसमे होकर उसकी आत्म-आराधन अथवा 
आत्मप्रदर्शन की प्रवृत्ति भाँकती दिखाई देती है। साथारण तुक्कड़ों को जाने 
दीजिए, जो किसी छन्द की रचना करते समय काव्य के नियमों के पाछन 
में भले ही प्रमाद कर जाये, पर उसमें सुकवि' या कवि” के विशेषण के साथ 
अपनी छाप हछगाने से नहीं चूक सकते, पीयूषवर्ष-कक्ष भी “जानीते जयदेव 
एव शरण: इलाघ्यों दुरूहदुतें' लिखने का लोभ संवरण न कर सके कदाचित्‌ 
जनता को निर्णायक मानने की अपेक्षा अपने विपय में स्वयं निर्गेय देकर जनमत 
का अभीष्सित दिशा में नेतृत्व करना ही उनकी प्रतिभा को अधिक उचित 
ज़ंचा था। 

दण्डी और कालिदास के सम्बन्ध की एक जनश्रुति छनते-छनते हमारे पास 
तक पहुँची है, जिसके अनुसार दोनो कविम्मन्यों का निर्गेय करने के लिए 
भारती” को वाक्छल का सहारा लेना आवश्यक हो गया था। उसने दण्डी की 


( ६ ) 


कविता से प्रभावित होकर जब निर्णय दे दिया कि 'कवि निस्सन्देह दण्डी है! 
तब कालिदास की क्वचाल्पविषया मति: वाली शालीनता न जाने कहाँ 
चली गई। वे भुँकफलाकर पूछ बेठे--कोऊहं रण्डे।! भले ही भारती' के 
इस उत्तर से कि तुम तो मेरे ही साक्षात्‌ प्रतिरहृप हो' कालिदास का समाधान हो 
गया हो; अथवा भले ही यह किवदन्ती उक्त दोनों कवियो के आपेक्षिक मद्दत्त्व 
के निर्धारण के लिए गढ़ी गई हो, पर विचारक को इसमें भी कवि के चिर- 
पोषित आत्मप्रदर्शन की झाँकी मिल जाती हैं। 

पर हिवेदी-काव्य पर विचार करते समय हमें अधिक सतक रहना हैं। 
न तो उन्होंने कोई प्रबन्ध-काव्य ही लिखा, जिसकी भूमिका में अपनी शालीनता 
का प्रदर्शन करते हुए वे सत्य कहौं लिखि कागद को रे की घोषणा कर सकते ; न 
उनका व्यक्तित्व उनके काव्य में घुल-मिल सका, और न उनकी तुलना किसी सम- 
कालीन महाकवि के साथ करते हुए भारती' ने ही उनके पक्ष में कोई निर्णय 
दिया---उपर्युकत तीनो कसोटियो पर वे खरे नहीं उतरते, इसी लिए '्विवेदी- 
काव्य' शब्द से पाठकों का विचार में पड जाना स्वाभाविक है। 

इसमे सन्देह नही कि विशेषक नाम विशेषणों की चरम स्थिति का प्रतीक 
होता है। पर यदि चरम-स्थिति ही हमारे निर्णय की कसौटी न रहे और 
हम सामान्य विश्लेषण-पद्धति का सहारा लें तो भी हम परिणामों में अधिक 
ग़लती नहीं कर सकते | मानव अपने में बहुत कुछ” या सब कुछ' होता हैं । 
परिस्थितियाँ उसकी विशेषताओ को प्रकाश में छाती रहती हैं। जिस 
समय जिस अन्तनिहित शक्ति के विकास के अनुरूप साधन प्रस्तुत हो गये, 
उसी रूप में मानव उस समय प्रकट हो जाता है। मनोविज्ञानियों के सिद्धान्ता- 
नूसार एक ही व्यक्ति विभिन्न समयो में कवि, इज्जीनियर, डाक्टर, धर्मात्मा 
और विवेचक इत्यादि सभी कुछ हो सकता है। इसी प्रकार एक समय में भी 
उसके अनेक रूप हो जाते है। पहले प्रकार के रूप-वैभिन्य का आधार 
विभिन्न शक्तियों का समयापेक्षी विकास होता हैँ, और दूसरे प्रकार का आधार 
विभिन्न व्यक्तियों के 'रूप-ग्रहण' का विभिन्न प्रकार। 

अन्तनिहित शक्तितियों में से जो सबसे अधिक विकसित होकर सामने आती 
है उसी के आधार पर पीछे आनेवाली पीढ़ी व्यक्ति का वर्गीकरण करती है। 
पर जो शक्तियाँ अल्प-विकसित या अद्धंविकसित रूप में रहती हैँ उनकी 
उपेक्षा करने से व्यक्ति का परिचय पूरा नहीं होता । कहा -केवल यह जा 
सकता हैं कि अनुकूल वातावरण और उपर्युक्त साधनों के अभाव से ही अमुक 
पुरुष अमुक रूप में पूर्णतया प्रकट हो सका, यद्यपि उसमें क्षमता अन्य रूप 
में प्रकट होने की पर्याप्त थी। यही उत्तर द्विवेदी जी के 'कवि' होने या 
न होने के विषय में दिया जा सकता है। 


( ७ ) 


द्विवेदी जी के कवि का प्रथम उनन्‍्मेष १८८५ में हुआ था। उससे कुछ ही समय 
पूर्व हिन्दी-साहित्य में एक नया आलोक भरकर भारतेन्दु अस्ताचल की 
ओट में जा चुके थे; उनके सहकारी “प्रभात के नक्षत्रों' के रूप में यत्र-तत्र प्रकाश 
बिखेर रहे थे। प्रेमघन जी इनमें अग्रगण्य थे। हिन्दी-साहित्य के नवागन्तुकों के 
लिए वे ही श्रुव' थे। उन्हीं की शैली का अनुकरण करने की चेष्टा की जाती 
थी। कवि श्रीधरलक्षित नायिका” का काव्यकुञ्ज से क्रमशः बहिष्कार किया 
जा रहा था और उसके स्थान पर कभी विक्टोरिया, कभी दादाभाई नौरोजी, 
कभी नागरी और कभी भारतमाता की मूर्ति प्रतिप्ठित करके अचेना-बंदना 
की जा रही थी। कविता-पाठ करते समय अभी भारती श' और कक्ष! का 
उच्चारण नहीं कर पाती थी। इसी समय हिवेदी जी की काव्य-मन्दाकिती 
धीरे-धीरे उतर रही थी। पथ अनिदिष्ट था; वह कही पर पुराने मार्ग का 
अनुसरण करती थी और कहीं पर नये का। कभी-- 
अ्रूभगहीन रदनच्छद भिन्न नारी 
वेणी विशाल तिल गाल गले निहारी । 
सालस्य प्रात रति-सूचक चिह्न लीन्‍्हे 
आवे गृहांगन मुखांबर ओट कीनन्‍्हे॥ 
के रूप में 'सुरत-श्रान्ता का रस-पान कराती”, कभी-- 
कल्याणि नागरि ! इती विनती सुनीजै । 
माता दयावति ! दया न कमी करीजे। 
हूजे अधीर जनि, यद्यपि होति देरी 
सेवा अवश्य करिहें, हम सर्व तेरी ! 
के रूप मे आत नागरी माता को उसके वी र पुत्रों का सन्देश पहुँचाती थी। अभिप्राय 
यह कि १९वीं सदी का अन्तिम और बीसवीं सदी का प्रथम चरण भाषा और भाव 
दोनों की दृष्टि से संक्रान्तिकाल था। सूर, शशि और उड़्गन महोंदयों के प्रति 
श्रद्धा थी, देव-बिहारी और पद्माकर के लिए भी मोह था, पर दिला में गुलामी की 
कसक, अपनी दयनीय परिस्थिति की चिन्ता और अपनी असमथ्थता के 
प्रति रोष भी था। काव्य-कामिनी का कण्ठ मधुर था, पर हृदय कड़आ हो 
चुका था। फलत: उसके राग में आकर्षण नहीं था। इस दशा में हम किसी 
महाकाव्य की आशा तो कर ही नहीं सकते, फूटकर रचनाओ की कर सकते 
हैं; और उनका मूल्यांकन भी ऐतिहासिक महत्त्व के आधार पर 
किया जा सकता हैं। 
पूज्य द्विवेदी जी जन्मजात नेता थे। अपने कार्यक्षेत्र में सदेव नवीन परिवततेन 
लाते रहने की प्रवृत्ति उनमें पद-पद पर पाई जाती हैं। उनका कवि विनय- 
विनोद' के रूप में गा रहा था-- 


( < ) 


भवभयभंजन नाम तव बोलत वेद पुकारि, 
पतित-उधा रन लीजिए हा हा मोहि उबारि। 


कि उनकी दृष्टि मराठी की रचनाओं पर पड़ी, जिसमें संस्कृत के वर्णवुत्तों का 
प्रयोग बड़े लालित्य के साथ किया जा रहा था। कला की अभिव्यक्ति छोड़ 
कर कवि नेतृत्व की धुन में लग गया और अपनी रागिनी को इन 
उन्दों में सुनाने लंगा-- 
वानी दानी भवानी विमल बृधिमती (लोकलोकेश रानी, 
माता अंभोज-गाता सकल फल लता श्रीस्वर॒पा सयानी । 
२५ >( 7 
यह सुधाकर चादर लाज की, 
अहह खेचत यों सिरताज की, 
बरत वारि रूगे तपते घनी, 
सुभगिनी यम की यमुना ठनी। 


रे है 7 


आम्रप्रसून॒श्रवणस्थ परागपू रे, 
बाला कपोल कमनीय बनाय धूरे, 
लोभी मलिन्द मुख छावत दुःखदायी, 
जैसे ग्रसे शशिहि सन्निधि राहु जाई। 
इस प्रवृत्ति का हिन्दी में विरोध भी हुआ और अनुकरण भी । 
अनुकरण तो यहाँ तक हुआ कि वर्णवृत्तो में फुटकर रचनाओं की कौन गिनती, 
'भमहाकाव्य तक लिख डाले गये । हम इसे भी उनकी सफलता मानते 
हे। पर कवि की नहीं, नेता की । इस मार्ग के सुचालित 
हो जाने पर द्विवेदी जी की प्रतिभा ने फिर नई करवट ली। 
ब्रजभाषा का काव्य-भाषा पर एका विकार उन्हें अस्वाभाविक रूगने लगा, अतः 
उन्होंने प्रचलित बोलचाल की भाषा को कावध्यक्षेत्र में ठाने का आयोजन किया। 
फलस्वरूप खड़ी बोली के लिए ब्रजभाषा को स्थान खाली कर देना पड़ा। यहाँ 
भी उनके नेतृत्व की विजय हुईैं। उनका कवि शने: शने: इस नेता के नीचे 
दब गया । 
द्विवेदी जी के जीवन में जंसा कि द्विवेदी-काव्य-माला' को देखने से 
स्पष्ट हो जाता है, ऐसा कोई भी समय नहीं था जब हिवेदी जी नें 
अपने विचारों और भावनाओं को पद्मबद्ध करने से संन्यास ले लिया हो। 
जीवन भर समय समय पर उनकी वाणी छन्‍्दों में प्रस्फुटित होने का 
प्रयास करती रही । फिर भी हम कहते हें कि द्विवेदी जी का कवि नेता के 


( ९ ) 


नीचे दब गया था। उनके समस्त काव्य का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट 
हो जायगा। 

'काव्य-माला' में विभिन्‍न विषयों की कवितायें हैं। स्थूल-दृष्टि से देखने 
पर ऐसा लूगता है कि कवि किसी विशेष भावना से अनुप्राणित होकर नहीं 
लिखता । सयोगवशात्‌ जो' विषय सामने आ जाता हे उसी पर लिखने लगता 
हैं। उसका उद्देश्य मनोविकारों का चित्रांक+न तथा भावों का व्यक्ती- 
करण नही; बा -क भाषा और उन्दों का प्रदर्शन ही है । बात कुछ कुछ ठीक 
अवध्य है; परन्तु उतनी ही जितनी कि किसी व्यक्ति की वेषभूषा देखकर उसके 
विचारों के विषय में हमारा अनुमान । इसमे सन्देह नही कि द्विवेदी जी के काव्य 
में वेश का आकर्षण अबिक है और उनकी भूमिकायें खुले छाब्दोमें घोषित 
करती हे कि वे छन्दो के प्रयोग के लिए या भाषा के नमने दिखाने के लिए 
किसी सस्कृत-काव्य का अनुवाद कर रहे हैं, या मौलिक पुस्तक लिख रहे है; 
परन्तु यदि हम उनकी भूमिकाओं को प्रमाग-हूप मे उद्धुत करके उनके काव्य की 
आत्मा-वेश के नीचे छिपे हुए हृदय को--देखने से इनकार कर दें तो यह बड़ी 
भारी भूल होगी। 

हम न कुछ को भावुकतामयी दृष्टि से देखकर तथा उसे उधार ली 
हुई शब्दावली में व्यक्त करके बहुत कुछ” प्रमाणित करने की चेष्टा 
करने के पक्षपाती नहीं हे । हमारे इस कथन का केवल इतना ही अर्थे 
हैं कि द्विवेदी जी के हृदय में कान्य-भावना आरम्भ से ही थी और 
यदि उन्हें भाषा-निर्माण के कार्य में ने पड़ना हुंतता तो वे एक उच्च 
कोटि के कवि होते । हिवेदी जी का कवि उनके समीक्षक से कही 
अधिक श्रेप्ठ था । परन्तु परिस्थितिय। ने तथा उनकी जन-कश्याण 
की पृत-प्रेरणा ने उनके समीक्षक को हठात्‌ अधिक प्रबल कर 
दिया । गा 
चाहे द्विवेदी जी ने छन्दो के प्रदर्शन के लिए लिखा हो, चाहे भाषा के नमूने के 
लिए, अथवा केवल मनोरंजन के लिए किसी संयोगप्राप्त विषय पर लेखनी चलाई 
हो, उनके समस्त काव्य में एक भावना निरन्तर पाई जाती है। कथ्दी हम उसे 
स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ पाते हे, कभी केवल उसका आभास-मात्र मिल सकता 
है, और कभी वह भी ओमभलर-सा होने लगता हैं; परन्तु ऐसे स्थलों पर भी उनके 
काथ्य के वातावरण में वह इस प्रकार घुली-मिली रहती है कि यदि हम उनके 
कवि के व्यक्तित्व से परिचित हो तो उसके समभने में भूल नहीं कर सकते। 
वह भावना उनकी उस कविता में जो उन्हाने २४ वर्ष की अवस्था में 
छपाई थी, सबसे पहले व्यक्त हुई है। कितनी छोटी अवस्था में हम उन्हें कहते 
पोते हं-- 


 औके .) 


बाल्यावस्था आदि दे कछ न भलाई कीन ।ै 
काह कहहूँ करणी कुटिल जप-तप-कर्म-विहीन ॥ 
है विधि अब मेरी दशा होवेगी थों कौन। 

नीच मीच मुख मलिन खलू महापतित अघ-भौन ॥ 


ऐसा जान पड़ता हूँ कि यह व्यक्ति आयु से पहले ही वृद्ध हो चला है। सहसा 
विश्वास नहीं होता कि ये भाव वास्तव मे लेखक के हृदय से प्रसूत हुए हैं अथवा 
उसने पढ़-लिखकर, सुन-सुनाकर कविता करने के लिए लिख डाछे हें। जो 
भी हो, इसमें संदेह नहीं कि द्विवेदी जी ऐसे ही वैराग्य-पूर्ण, भक्ति-भावपूर्ण 
वायुमण्डल में पले थे, और उस वायुमण्डल की आस्तिकता उनके अगु-अणु में 
परिव्याप्त हो गई थी। यही भक्ति-वे राग्य-पर्ग श्ान्त-भावना द्विवेदी जी के 
काव्य का स्थायी भाव है, यही उसका प्रथान रस है। पर न तो द्विवेदी जी का 
काव्य भकतो के पारायण का विषय हो सका और न उनका जीवन भक्तों की सूची 
में आ सका। हमने प्राचीन भक्तों की जीवनियाँ पढ़ी है, प्रायः सभी में यह 
पाया जाता है कि जो कल अत्यन्त विषयासक्त, रूम्पट और दुराचारी था वही 
आज किसी आकस्मिक घटना के प्रतिघात से भक्तो की माला का सुमेरु हो गया। 
द्विवेदी जी के जीवन में ऐसी कोई घटना नही हुई; इसलिए उनकी भक्ति और 
वेराग्य-भावना केवल एक आए्तिक हिन्दू-गृहस्थ की भक्ति होकर रह गई, 
जो वेराग्य को सराहते हुए भी, ससार को माया-जालू कहते हुए भी उससे 
दूर नहीं भागती । इसी लिए उनकी भक्ति मे तीत्रता और गहनता की कमी है । 


द्विवेदी जी ने लिखा था-- 
कब में मन धरि ध्यान शुचि जाय गुहा गम्भीर। 
शिला बेठि सब कहहेंगो तुमसन अपनी पीर। 
परन्तु नवयुवक इस संकल्प को अपने मन में जमा नहीं सका; 
ओर उसे-- 


चली कली-सी सुसहेट पीय की। 

सराहती तीय उछाह हीय की॥ 

नचावती नैन छकावती सखी । 

गई छबीली न कहूँ किहूँ लूखी॥। 
ने मुग्ध करके रूप और रग के चटकीले काव्य-मय जगत्‌ में बाँध लिया। 
यद्यपि वह अपने मन को उद्बोधन दे चुका है कि अजहूँ निर्चलशान्तचित मोह 
निशा तें जागि,' तथापि वह -- 


अधखुली पलके अलके घनी, 
उर उतंग अनंग सनी अनी । 


( ११ ) 


ललित अंग सुरंग धरंग हें; 

गति बसी जन सीव मतंग हैं।॥ 
की ओर से अपनी आँखें नहीं मोड़ सकता। सौन्दयें का संसार युवक के मन को 
आकर्षित करता ही है। हमारे बीच के पूर्वेज उस सौन्दर्य का उपभोग करते 
तो थे, पर इसलिए नहीं कि वह वास्तव में उपभोग्य हैं, 
बरन इसलिए कि वे उसका लोभ संवरण करने में अपने को असमर्थ पाते 
थे; और जहाँ उन्हें ऐसा सामथ्य प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ जैसे ही उनकी इन्द्रियों 
का सामथ्य॑ घटा कि वे अपने उपभोग, उपभोग्य और स्वयं भोक्‍ता से घृणा करने 
रूगते थे। द्विवेदी जी भी हमारे उन्ही पू्व॑जों की श्रेणी में है; और यह 
पूर्वजों की श्रेणी द्विवेदी जी की पीढ़ी तक ही सीमित नहीं रह गई, उसकी 
परम्परा आज भी चल रही है। इस प्रकार द्विवेदी जी क॑ काव्य में जिस 
मनोवृत्ति की व्यंजना है वह हमारे समाज के व्यक्तिगत जीवन में एक प्रकार 

*» का स्थायित्व-सा पा चुकी देँ। 


भोग और वैराग्य की इन परस्परविरोधी भावनाओं में द्विवेदी जी ने 
सदेव दूसरी को प्राधान्य दिया है, इसमें सन्देह नहीं। जिस प्रकार राधा-कृष्ण की 
नग्त-रति-केलि का वर्णन करनेवाले कविवर विद्यापति भी अंततः भक्त 
ही थे, उसी तरह-- 
तरल नेत्र भकुटी कुटिल पीन पयोधर भार, 
अबरामृत हू ते व्यथा होति न करिय विचार। 
हु रोमावलि लखि ताप पे अधिक अधिक अधिकाय । 


निज कर अक्षर पंक्ति जन्‌ लिखी मेन चितलाय।॥। 


लिखनेवाले द्विवेदी जी, वृद्ध होकर नहीं, बचष्कि नई जवानी में 
लिखते हे-- 

निरमल गृह अति शुशत्र अरु तरुणी भोग-विलास। 

अंग अनूपम बहुरि जो जग सुखदायक भास॥। 

इन सबही को जानियो प्रेमतंतु कर जाल। 

कामी कृमि फेसि जासु तें तलफत दुखित विहाल॥ 
परन्तु-- 

केश मुक्त उर बिच पतित किचित मुकुलित नेन। 

परम रम्य मुसुकानि मृदु प्यारे कोमरू बेन ॥ 
को देख-सुनकर--साक्षात्‌ सौन्दर्य का गतिमय--प्राणमय चित्र सामने पाकर 
किस युवक का हृदय आन्दोलित न होगा। द्विवेदी जी ने स्पष्ट छब्दो में इस 
सत्य को स्वीकार किया है-- 


( १२ ) 


कठिन स्तन नव चारु मुक्त रे मन लख अकुलात। 
जो चाहत ऐसहि प्रिया करु तप काह सिहात ॥ 
कटि केहरि कमनीय विधु--आनन रूप रसाल। 
प्राप्त जाहि सुन्दर नवलरू ताहि स्वर्ग सब कारू॥ 


त्रे तो यहाँ तक स्वीकार करने को तैयार है कि-- 
या संसार असार में चतुरन कहँ गति दोय। 
तत्त्व ज्ञान अमृत सुदुक पान करत नर _कोय।॥। 
नातर मदन विलासिनी जघन अंग सुकुमार। 
परसि लहत सुख हे विहति जग न आन आधार ॥। 
परन्तु उनकी यह भावना स्थायी' नहीं है, वे जानते हैं कि-- 
मोह अंध मदग्रस्त जब मदन हाथ बिकि जात। 
सकल विश्व तब नारिमय दशहूँ दिशा दिखात।॥। 


उन्हें अपने चित्त पर विश्वास है। भले ही वह क्षणिक मोह में पडकर 
अम में पड़ जाय, अन्त को तो वह वही टिकंगा जहाँ उनके अन्तरतम की 
कोमल भावनायें विश्राम पाती हें। इसी लिए वे ललऊकार कर कहते हें--- 


निज कोदंड चढाय किमि ठनकारत तू मैन । 
सिर धुनि धुनि बोलत वृुथा कोयल हू मृदु बेन | 
री कटाक्ष चंचल कहाँ मुर्धे पूनि पूनि मार। 
चित्त शरण भगवंत की गह्मों विनाश विकार॥। 

'सस्‍्नेहमाला' के शंगारप्रधान वातावरण में भी वे राग्य की एक हलकी- 
सी छाया बराबर परिलक्षित होती है, जो अन्त तक आते आते स्पष्ट रूप में 
व्यक्त हो जाती है। कवि ब्रह्म के एकत्व के दर्शन की आकांक्षा करता हुआ 

हंता है-- 
कृपा तिहारी के बिना सो मिलि सबहि सकेन। 
विश्व-विमोहन एक रस श्रीपति सुखमा ऐन। 

'स्नेहमाला' के ५ वर्ष पहले हिवेदी जी ने श्री “महिम्नस्तोत्र' 
का अनुवाद किया। उनकी भक्ितिपूर्ण मनोवृत्ति का यह स्पष्ट प्रमाण 
है। परन्तु ठीक उसी के साथ--केवछू एक मास बाद “ऋतुतरगिणी' 
की रचना हुई है । गंगा-लहरी' और देवीस्तुतिशतक' भी रूगभग इसी 
काल की रचनायें है। इन रचनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि द्विवेदी जी 
के मन के भीतर भक्ति और शगार, वेराग्य और भोग में पारस्परिक 
संघर्ष हो रहा था। उनकी ऐंद्रियिक भावना प्राचीन काव्यों और जगत्‌ के 
सौन्दर्य से प्रेरणा पाक र उन्हें काव्य के चिरन्‍्तन भाव-श्वृंगार की ओर भआाकपित 


( ९३ ) 


करती थी, किन्तु धामिक संस्कार और स्वाध्याय उस भावना को दबाने का 
प्रयत्न करते थे। उनकी काव्य-प्रवृत्ति घोर वैरा'्य और गम्भी र भक्ति में क्‍यों 
नही परिणत हो सकी, इसका कारण हम ऊपर दे चुके हैं । साथ ही वह 
आंगार मे भी स्थिर न रह सकी और इसके कारण परिस्थितियों ने उपस्थित 
कर दिये। काव्यमजूषा' की कविताओं को देखकर हम इसे स्पंष्ट-रूप 
से समझ सकते है। काव्य की भाषा बदलने के पहले ही काव्य का विषय 
बदलने लगा। काव्य में श्वृंगार हेय समझा जाने लगा। और यह स्वाभाविक 
ही था, क्‍्यं।कि जिस समय-- 

लीचन चले गये भीतर कहेँ कंटक सम कच छाये | 

कर में खप्पर लिये अनेंकन जीरण पट लूटकाये । 

मांसविहीन हाड़ की ढेरी भीषण भेष॑ बनाये। 

मनहेँ प्रबल दुर्भिक्ष रूप बहु धरि विचरत सब पाये । 
यह हालत हो, उस समय कामिनी के कुन्तल-कुच-कटि का वर्णन करना घोर 
निलेज्जता है--कवि के उन्नत आदर्श से पराझू मुख होना है-- 

प्रिये ! प्रिये ! कहि कंठ लूगावहु जिनको अति सनमानी। 

उन समान छाखों अनाधिनी तिया नेन भरि पानी। 

तजि घर-द्वार अहार देत बहु बोलत गदगद बानी, 

तिनकी ओर तनिक तो चितवहु करुणा कहाँ भुलानी । 
जैसी कवितायें लिखना वह ऊँचा आदर्श हे जो कवि को व्यक्तिगत भावनाओं 
से ऊँचे उठाकर उसे जन-जन के--समूह के--मंनोविकारो को अपनाकर 
व्यक्त करने की प्रेरणा देता हैं। जिस समय हिवेदी जी लिखते हें--- 

भई भत्‌ हीना जे नारी तिनकी क्लेश-कहानी। 

सुन पत्थर हु फटे, और की गति को कहे बखानी॥ 
उस समय उनकी अभिव्यक्ति के प्रकार को भले ही इतिवृत्ति-मय कहा जा सके, 
काव्य की कोमल भावना से शून्य होने का आरोप उन पर नही लगाया जा सकता। 
जो धामिक-प्रवृत्ति यौवन के मदमाते कोंको को सहती हुई अपने पैर जमाये रही 
वही लोक-जीवन की त्राहि त्राहि सुनक र करुणा बनकर फूट पडी। वही छंदों 
में गुथकर कभी बाल-विधवाओं के, कभी कान्यकुब्ज-कन्याओ के, कभी नागरी 
के, कभी दु्भिक्ष-पीडितों के और कभी कुल मिलाकर दयनीय भारतीयों के 
असहाय करुणा-विलाप के रूप में प्रकट हुई हैं। उसी करुणा ने आज की समीक्षा 
में इतिवत्तात्मकता' का नाम पाया है । इसी जन-समाज की करुणा को अपनाकर 
मैथिलीशरण गुप्त आदि कवि हो गये, परच्तु द्विवेदी जी कवि न हो सके। उनके 
कृबि न होने का वही का रण हैं जो औरो के कवि हो सकने का है। यह कहानी सर्व- 
बिदित है, फिर भी हम यहाँ उसे दुहराना आवश्यक समभते हैं, क्येकि उसी 


( १४ ।) 


में द्विविदी जी का कवि, जो विभिन्न भावनाओं के साथ संघर्ष करता हुआ एक 
निर्चित दिशा की ओर अग्रसर हो रहा था, अपने व्यक्तित्व को लीन करता 
हुआ दिखाई देता है। 
द्विवेदी जी की कविता के लिए इतिवृत्तात्मकता का आरोप नया नहीं है। 
यह आरोप तो उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी उनकी यह नये प्रकार की कविता 
है। काव्य-जगत्‌ में यह एक नवीन युग का प्रवर्तेन था। द्विवेदी जी ने मध्यकालू 
से चली आती हुई काव्य की प्रायः समस्त प रम्प राओं को छिन्न-भिन्न कर दिया। 
काव्य का विषय और काव्य का स्व हूप-भाषा-शैली और छंद---दोनों बदल गये। 
ऋान्ति को सहन करने की क्षमता बहुत कम व्यक्तियों में होती है। जिनमें यह 
क्षमता न थी वे द्विवेदी जी से लोहा लेने को तैयार हो गये। इस समय भी 
द्विवेदी जी यदि भवभूति का आदर्श मानकर यह सतोष कर लेते कि इस अनंत 
काल में और विस्तृत धरा पर कभी न कभी कहीं न कहीं कोई समान-धर्मा उत्पन्न 
होकर मेरे काव्य की सराहना करेगा ही तो वे अपने कवि की रक्षा कर छेते। 
परन्तु उन्होंने कवि की अमरता को ठुकरा दिया। कवि-कर्म को छोड़कर उन्होने 
कविता के नवीन आदर्शों का विरोध करनेवालों से निपट लेने की ठान ली। 
यहीं उनके कवि का उपराम होता है और उनका दशेन हमें उग्र समीक्ष क, 
व्यंग्य-प्रहा रक और सफल सेनानी के रूप में होता है। अपनी काव्य-भावनाओं 
को उन्होने सदा के लिए सुलाकर औरों का मार्ग प्रशस्त कर दिया; और उन 
परिस्थितियों का निर्माण कर दिया जिनमें हमारी आधुनिक काव्य-भावना 
पूर्णरूप से व्यक्त हो सकी । 
परन्तु जिसके हृदय में वास्तविक काव्य का बीज अंकुरित हो चुका था 
उसके लिए कविता से एकदम संन्यास लेना संभव नहीं था। केवछक उसकी 
अभिव्यक्ति का ढंग बदल गया । जो स्निग्धता और कोमलरूता उनकी विनय और 
करुणापूर्ण कविताओं में पाई जाती हैँ वही अब कटु कटाक्षों और तीक्र व्यंग्यों 
में परिणत हो गई। खीककर उन्हें लिखना पड़ा-- 
शुद्धाशुद्ध शब्द तक का हैं जिनको नहीं विचार । 
लिखवाता है उनके कर से नये नये अख़बार ॥ 
" (विधि-विडम्बना ) 
सती हुई क्या कवि कालिदास के, शरीर के साथ तभी अनाथ हो ? 
विलुप्त कि वा भवभूति-संग ही हुई मही से अवलम्ब के बिना ? 
(कविते ! ) 
अथवा 
अन्य देश भाषा का ज्ञान; कालकूट के घूँट समान; 
स्वयं मातृ-भाषा भी जिनको देख देख घबड़ाती है ॥ 


( १५ ) 


भाड़े पर रख विज्ञ विशेष, 
लिखवाते हैं जो निज लेख, 
प्रन्थकार पदवी उनको ही दौड़ दौड लिपटाती है। 
(ग्रन्थकार ) 
ऐसी कविताओं में द्विवेदी जी का व्यंग्य देखने योग्य है--कभी सीधा, कभी 
तिरछा, कभी हलका, कभी गहरा। ग्रन्थकार' व्यंग्य से भरा पड़ा है। 
वबलीवदं' से एक उदाहरण लेते है-- 
धनी पुरुष गद्दी के ऊपर धोती भर कटि से लिपटाय, 
तृदिल तनु पर हाथ फेरता रहता है घमंड में आय । 
वृषभराज ! तुम भी निज थल पर भूल पीठ परते छटकाय; 
पूंछ फिराते हो शरीर पर बैठे ही बंठे सुख पाय। 
प्रस्तुत के साधारण वर्गन के बहाने अप्रस्तुत' की कैसी कठोर विगहँणा की 
गई है ! 
इतनी मुंहफट बात कहनेवाले. के मन में जो गहरी चोट है उसका अनुमान 
किया जा सकता है। किन्तु सदेव खरी-खोटी सुनाकर द्विवेदी जी अपने मन को 
क्षुब्ध ही करते रहे हों, यह बात नहीं है। क्षोभ के बीच बीच उनके उस 
विनोद के भी दर्शन हो जाते हैं जो विरोधी को मूखें बनाकर अट्टृहास कर 
उठता है और भीत र हेष रखकर भी ऊपर से प्रसन्नता प्रकट करता है। टेसू 
की टाँग' या 'ग्दंभ-काव्य' इसी के उदाहरण हैं; जैसे-- 
गंदा भर भई गंदा घर, चादर चिथडों की दुख्तर। 
चने पड़े उस पर चुरमुरे, ब।लो लड़को हिप हिप हुरे। 
द्विवेदी जी ने जिस परिस्थिति में लिखा था, उसमें निर्दोष व्यंग्य लिख सकना 
प्रायः संभव नहीं था। कहीं कहीं उनके व्यंग्य में तीव्रता की कमी अवश्य है, 
परन्तु उसमें भी प्रसंग मिलाने पर कटुता का आभास मिल ही जाता है। 'जम्बुकी 
न्याय" की टेक-- 
यह सुन बुड्ढा जम्बुक बोला, सब बातों को उसने तोला । 
वाह न अब कुछ बाक़ी रहा। खूब कहा जी खूब कहा।” 
तब कुनबे के जम्बुक सारे, खड़े होंगये न्यारे न्यारे । 
“हुआ हुआ जी खूब हुआ --कह बुड्ढे का क़दम छुआ ॥। 
में काफ़ी तरल विनोद हे । इनकी व्यक्तिगत आशक्षेपों से रहित समाज-सुधार- 
सम्बन्धी कविताओं में जो व्यंग्य हैं उन्हें हम सुन्दर मान सकते हैं; जैसे--- 
ज़रा देर के लिए समभिए आप षोडशी क्वारी हैं। 


५ न्‍९ न्‍ 


[ 233०») 


मान लीजिए नयन आपके कानो तक बढ आये हैं 
पीन पयोधर देख आपके कुंजर-कुभ लजाये हे। (ठहरौनी ) 
मार्गनिर्माणकर्त्ता सेनानी के कठोर कार्य-काल में भी द्विवेदी जी की कोमल 

काव्य-भावनायें यदा-कदा किसी न किसी बहाने से अभिव्यक्ति पाने की 
चेष्टा करती रही है। सन्‌ १९०२ में उन्होंने कुमारसभवसार' लिखा। महा- 
कवि कालिदास के कुमा रसंभव के प्रथम पाँच सर्गों का अत्यन्त प्रवाहयुक्त शैली 
में अनुवाद करते हुए द्विवेदी जी ने इसकी रचना की हैं। साथ ही समय समय 
पर वे प्रसिद्ध चित्रकार रविवर्मा के चित्रों पर श्वृंगा रमयी कवितायें लिखते रहे 
हैं। यद्यपि ये कवितायें अधिकतर वर्णान्नात्मक है, फिर भी लेखक की जान- 
बूभ कर दबाई हुई काव्य-प्रवृत्ति पर इनसे पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 


काव्यभाषा 


सन्‌ १८८९ में विनयविनोद' के प्रकाशन से लेकर सन्‌ १८९२--दिवी- 
स्तुतिशतक' के प्रकाशन--तक द्विवेदी जो ने केवल ब्रजभाषा में कविता लिखी । 
१९०२ में 'काव्यमंजूषा' छपी थी। इसमे १८९७ से छेकर १९०२ तक की 
कवितायें संगृहीत हैं। का-य-मंजूषा मे त्रज और खड़ी बे,ली दोनां की कवितायें 
हैं। सन्‌ १९०० द्विवेदी जी की काव्य-भाष। का परिवतंन केन्द्र है। अप्रैल १९०० 
में प्रकाशित कृतज्ञता-प्रकाश कविता खडी बोली में नही है, किन्तु १९ अक्ट्बर 
के श्री वेंकटेइवरसमाचा र में प्रकाशित वलीवदें' शीष॑क कविता खड़ी बं।ली की 
है। १९ नवम्बर सन्‌ १९०० के 'हिन्दी-वगवासी' में प्रकाशित मांसाहारी को 
हंटर' फिर ब्रज-भांषा में है, परन्तु इसी महीने की 'सरस्वती' में उन्ह।ने द्रौपदी- 
वचत्-वाणावली' खड़ी बं।ली में लिखकर छपाई। इसके बाद की जितनी भी 
कवितायें छपी हें, एकाध को छोड़कर जो व्यंग्य और कटाक्ष के छिए लिखी 
गई हैं, सबकी सब खड़ी बोली में हैं । 
व्यवस्थित रूप से खड़ी बोली में लिखने के पहले जितनी कवितायें छपी हैं 
उन्हें हमने स्थूछरूप से न्रज-भाषा' के अंतर्गत रक्‍्खा है। वास्तव में ब्रज-भाषा 
का काव्यमय निख रा हुआ रूप उनमें नहीं मि्त सकता । इसके कई कारण हैं। 
एक तो ब्रज-भाषा का कोई सर्वेसम्मत रूप सामने था ही नहीं, जिसे आदर्श बनाकर 
काव्य-निर्माण किया जाता, इसी लिए छंदों और विशेषकर तुकों में सटीक बैठाने 
के लिए शब्दों के मनमाने रूप कर लिये जाते थे। साथ ही हिवेदी जी 
बहुधा संस्कृत के वृत्तो में लिखते थे, जिसमे यह कठिनाई और भी बढ़ गई थी। 
दूसरे द्विवेदी जी ने प्राय: संस्कृत के काव्यो के अनुवाद किये है। अतः उनमें भाषा 
की वह सफ़ाई नहीं आ सकी जो उनकी मौलिक रचनाओ में है। 
यहाँ पर एक बात अवश्य ध्यान देने की है, और वह यह कि द्विवेदी जी 


| ६७9 9) 
ने खड़ी बोली का नेतृत्व करने के पहले भाषा के सुधार और मार्जन की ओर 
ध्यान ही नही दिया था। उनकी जो कवितायें खड़ी बोली में नहीं है उनके कुछ 
नमूने छेकर उक्त कथन को प्रमाणित किया जा सकता है--- 

परम विषय यह विषय हैँ जिन आलम्बन कीन। 
तिन सब भाँति बिगारेऊ सके न करि आधीन ॥। 
(विनयविनोद---१८८९ ) 
छाये मेघ चहूँ दिशानि लेखिके इ्यामा ललामा महा। 
घोरारण्य मरार श्याम हँसिके हो गेह जयोौ कहा। 
प्यारी आयसु पाय जाय हरि के संकेतित-स्थान में । 
कालिंदी वर कूछ केलि करिही आनन्द पागे रमे। 
(विहारवाटिका--१८९० ) 
विधाता है कैसो रचत त्रेलोके किमिसुई । 
धरे क॑सी देही सकल किय वस्त्‌ निरमई। 
(श्रीमहिम्नस्तोत्र ) 
“ऋतुतरख्िणी',, 'श्रीगगालहरी',, और 'देवीस्तुनिशतक' की भी भाषा 
इसी प्रकार की है। काव्यमजूपा में द्विवेदी जी की ब्रज-भाषा और खड़ीबोली 
दोनों की कवितायें हैं। ब्नज-भाषा की कविताओ के विषय में यहाँ भी कोई 
नवीन बात नहीं मिरूती। किन्‍्हीं किन्‍्हीं कविताओं से यह अवश्य सूचित 
होता हैं कि किस प्रका र धीरे धीरे द्विवेदी जी की काव्य-भाषा व्रज से खड़ी बोली 
की ओर खिसकती आ रही हैं। २९ अगस्त १८९८ के हिन्दी-वंगवासी में 
प्रकाशित गर्दभ-काव्य' से हम दो-एक उदाहरण लेते हे--- 
हरी घास खुरखुरी ऊूगे अति भूसा छगे करारा है। 
दाना भूलि पेट यदि पहुँचे, काटे अस जस आरा है। 
५ हर व 
शिशिर बसत हिमंत एक नहिं ग्रीषम हमको प्यारा है। 
तपती भूमि गाँव के बाहर बरफ़िस्तान हमारा है। 
जहाँ 'अस', जस' जैसे प्रयोग कब्षजभाषा की अस्थिरता प्रदर्शित करते हैं, वहाँ 
“हमको जैसे प्रयंग और तुकांत का आकारांत खड़ी बोली की ओर सकेत करता है। 
जैसा कि ऊपर कहा गया है १९०० के बाद की लिखी हुई प्रायः 
सभी कवितायें खड़ी बोली की हे। द्रौपदी-वचन-वाणावली' खड़ीबोली की 
कदाचित्‌ पहली कविताओं में से है, इसी लिए उसमें कहीं कहीं ब्नजभाषा का 
आभास मिल जाता है, जेसे--- 
धर्मराज से दुर्योधन की इस प्रकार सुनि सिद्धि विशालू। 
चितन कर अपकार शत्रु-कृत, कृष्णा कोप न सकी संभाल । 
फाण्ख 


( १८ ) 


'विधि-विडम्बना' (१९०१) की भाषा में भी खड़ी बोली भली भाँति नहीं 
निखर पाई है, जैसे-- 
कपिल कणाद, पतंजलि, गौतम, व्यास आदि वर विज्ञानी ।' 
जिनकी कीति-ध्वजा अभी तक सतत फिरे हैं फहरानी। 
उनको भी तूने क्षणभंगुर किया, विवेक विहाय; 
दिखलावे हम तेरी किन किन भूलों का समुदाय ? 
'हे कविते !* में भी यही बात पाई जाती है । वार्णिक वृत्त भी इसका एक 
कारण है, जेसे--- 
सदा समस्या सबको नई नई; सुनाय कोई कवि पाय पूतियाँ। 
तुझे उन्हीं मे अनुरक्त मान, वे, विरक्‍्त होते नहि; हा रसज्ञता | 
परन्तु शैथिल्य के होते हुए भी इसी समय से द्विवेदी जी की कविता की 
भाषा में परिमार्जन और प्रवाह आरम्भ हो जाता है। कुमारसंभवसार' यद्यपि 
अनुवाद है, फिर भी उनके पिछले अनुवादों से उसकी भाषा कही अधिक « 
प्रांजल और प्रवाहयुक्त है। तिससे' जैसे एकाध प्रयोग अवश्य कहीं कही 
मिल जाते है, पर संस्कृत-पदबहुल होते हुए भी उसमें भाषा के उत्तरोत्तर प्रौढ़ 
होने के लक्षण मिलते है, जेसे,-- 
दल लेकर जिसके हुई मुदित सुरबाला, 
नन्‍्दन-वन उसने वही काट सब डाला। 
दुग-अश्वुधार-संसिक्त-चमर कर धारी, 
करती है उस पर पवन अमरपुर-नारी। 
फुटकर रचनाओं में द्विवेदी जी की उस प्रौढ़ खड़ी बोली के दर्शन होते 
है जो उन्होंने काव्य-भाषा के आदर्श के रूप में उपस्थित किया था-- 
हिन्दू मुसलमान ईसाई यश गावें सब भाई भाई । 
सबके सब तेरे शैदाई फूलों फलो स्वदेश । 
इष्ट देव आधार हमारे, तुम्हीं गले के हार हमारे। 
भुक्ति मुक्ति के द्वार हमारे, जे जै ज॑ जै देश | 
(१९२०) 
५८ »९ »८ 
हिन्दी ही नहीं, सस्क्ृत में भी ट्विविदी जी ने अपनी वाणी का प्रसाद वितरण 
किया था। उनकी संस्क्ृत-रचनाये हिन्दी-पत्नों के अतिरिक्त सस्कृत-चनिद्रिका' 
जैसे काशी से प्रकाशित होने वाले सस्क्ृत के प्रमुख पत्र में ससम्मान स्थान पाती 
थी। उनकी संस्कृत शुद्ध और काव्योचित थी। एक उदाहरण देखिए-- 
कारिचित्तया सुनयना: सुरनिम्नगादि-- 
स्तानच्छलेन युवक: सह संगमाय, 


( १९ ) 


ईयुमंनोरथशतं हृदि धारयन्त्य: 
संकेतितस्थलमनगनिपीडितांग्य: । 


इतिदत्तात्मकता 
चारो ओर के वातावरण का प्रभाव कवि पर अवश्य पड़ता है। जब 


वातावरण मे गद्यात्मक भावनाये प्रबल होती हैं तब प्रयत्न करने पर भी 
काव्य मे उन्हें नही बचाया जा सकता। उदाहरणार्थे हमारे बीसवीं सदी में 
बने हुए काथ्यों या महाकाध्यों में से ऐसा एक भी नही है जिसमें गद्यात्मक 
भावनाओ की प्रचुर मात्रा न हो। यहाँ तक कि जिन कवियों को गद्यात्मक 
भावनाओं से चिढ़-सी है वे भी मौक़ा पाते ही पाषड-प्रतिषेव या--हँप्ते वे 
हमारे इस भुकते प्रणाम पर' जैसी गद्यमय पद्म लिखने से नहीं चूकते। इवर 
अनू भूतिवाद और यथार्थवाद के प्रभाव से तो अब प्रायः गीत गद्य” लिखने 
की प्रथा चल पड़ी है। और आज का विचारक ऐसे गीतों में ही कला के 
मूलतत्त्वो का अन्वेषण करता है, पर यदि विचार किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि बीसवी सदी के आरम्भ में बनी हुई कवितायें इसी इम्प्रेशनिज्म 
या रियलिज्म के अनगढ़ रूप है। उन दिनों समाज-सुवार, कुरीति- 
निवारण, स्वदेशी-प्रचार, हिन्दी-प्रेम आदि भावनायें हिन्दू-जीवन से ऐसी 
सम्बद्ध हो रही थी, और घरे-बाहरे सर्वत्र उनकी ऐसी चर्चा थी कि कवि अपने 
को इनसे अलग रखकर अनाम-अहूप कला की आराबना करने में स्वयं को 
असमर्थ पाता था। अतः उन दिनो की कविताओं में यदि हमें इति-व॒ त्तात्मकता का 
प्राचुयं मिले तो यह स्वाभाविक ही है। पर जिस व्यक्ति ने अपनी कोमल-्से 
कोमल भावनाओ को हमारी भाषा के लिए, हमारे हित के लिए, भीतर ही 
भीतर घुटकर मर जाने दिया और कवियों की अम रता को ठुकराकर एक सेनानी 
की मृत्यु से मरना स्वीकार किया, उसकी व्यक्त, अद्धव्यकत्त और अव्यक्त 
भावनाओं को “बातों के सम्रह” या “इतिवृत्तात्मक” जैसे स्थूल छाब्द से 
याद करना घोर इतिवृत्तात्मकता' का परिचय देना है। 

हमारे साहित्य के इतिहास अभी तक अबूरे हे; उनके निष्कर्ष भी एक- 
पक्षीय तथा विवादास्पद है। सन्‍्तोष यही हैँ कि कविताप्रेमी कविता पढ़ने के 
लिए उन तथाकथित इतिहासो की सहायता लेना आवश्यक नहीं समभते। 
जब पुराने कवियों की रचनाओ' को “दिमागी ऐयाशी' कहकर बदनाम क रने- 
वाले भी जनता में उसी प्रकार की--दिमागी ऐयाशी से भरी हुई--तुकबन्दियाँ 
सुनाकर वाहवाही लूट सकते हे तब आचार्य द्विवेदी की ये रचनाये, जिनमें 
हिन्दी और भारतीयता के प्रति अटल अनुराग और तप की भाँकी मिलती 
है, जनता का कण्ठहार बनेगी, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता। 

--उमेशचन्द्र मिश्र 


विषय-सूची 


प्रथम खण्ड 
. १--विनयविनोद 8 कि 
, २--विहारवाटिका ०2 ४३५ «०. १९-३४ 
३--स्नेह माला कि हा »--. २४-४० 
४---श्रीमहिम्नस्तोत्रम्‌ 2६ अप ०. ४१-७४ 
“१--ऋतुतरंगियी अल की ००० ७५-११० 
. ६---श्रीगंगा लहरी शे लि »- १११-१ रेप 
७--देवीस्तुतिशतक ्श् गीत ० १३९-१६० 
“ब्य--काव्य-मज्जूषा शक 3 ,.- १६१-३०२ 
(१) शिवाष्टकम्‌ नह न १६५ 
(२) प्रभातवर्णनम्‌ हक .. (६८ 
.. (३) अ्रयोध्याधिपस्य प्रशस्तिः 25 बे १७१ 
. (४) भारत-दुमिक्ष 4 डर (७४ 
'>(इ) तबाहि | नाथ ! त्राहि !!! शा ही १७७ 
(5) कान्यकुब्जलीलामतम्‌ 2४३ श श्ट 
(७) समाचारपत्र-सम्पादकस्तवः मर मा १९२ 
' (८) नागरी ! तेरी यह दशा !! 9 रा १९७ 
.-(९) सूयग्रहणम गा हा २०० 
(१०) बालबिधवाविलाप डे हे २१० 
(११) गदभकाव्य कक न २१६ 
(१२) आशा $ 28 वी स्श्प 
(१३) प्राथना सा 0. "पलक 
(१४) मेघमालां प्रति चन्द्रिकोक्ति. . ... मक २२७ 


>(१५) कथमहं नास्तिक: 9३% अं २३४ 


( २२ ) 


(१६) नागरी का विनयपत्र 
(१७) सुतपश्चाशिका 
(८) स्वप्त 
, (१९) मेघोपालम्भ: 
(२०) शरत्सायंकाल 
(२१) श्रीधरसप्तक 
(२३) ज्लेगस्तवराजः 
(२३) अयोध्या का विलाप 
(२४) इतज्ञताप्रकाश 
(२५) वलीवर्द 
. (२६) शेज़ सादी की उक्तियाँ 
“(२७) मांसाहारी को हंटर 
(२८) द्रौपदीवचनवाणावली 
(१९) काककूजितम्‌ 
(३०) विधिविडम्बना 
(३१) हे कविते ! 
(३२) ग्रंथकारलक्षण 
. (३३) सेवाइत्ति की विगह॑णा 


द्वितीय खण्ड 


 १--कुमारसम्भवसार 
२---.फुटकर रचनायें 
(१ ) कोकिल 
. (९) वसन्त 
(३) ईश्वर की महिमा 
(४? भारत की परमेश्वर से प्राथना 
(५) सरस्वती की विनय 
(६ ) जन्मभूमि 
( ७.) स्वदेशी' वस्र का स्वीकार 
(5) श्री हान॑लीपश्वक 


२४१ 
२४६ 
रण 
रष्द्‌ 
२५९ 
श्र 

रद६र 

२६७ 
२३७० 

र७३ 

२७६ 
रच 
श्पर 
रपभ, 
रस्प्प 
२११ 

२९५ 


२३०० 


३०३ 
२५७ 
२५७ 
शपथ 
2६० 
३६ १ 
३६ ३े 
३६५४ 


३७० 


(. जे ) 


(.९ ) विचार करने योग्य बातें न दा ३७९१ 
(१०) ग्रंथकारों से विनय 08 पे ३७३ 
(११) रम्भा 5 दे ३७५ 
(१२) कुमुदसुन्दरी ली ३७७ 
(१३) महाश्वेता के कि ३७९ 
(१४) महिलापरिषद्‌ के गीत शक शी रेप? 
(१५) वन्दे मातरम्‌ मद न रे८३ 
(६६) उषास्वप्न चमक की रेप्प४ 
(१७) सरगी नरक ठेकाना नाहिं..... बी ३८७ 
(१८) प्यारा वतन कर री ३९० 
(१९) जम्बुकी न्याय ४2५ ३० ३९३ 
(२०) गोरी ४2४ श ४०४ 
(२१) आयमभूमि की ०. ४०६ 
(२२) शहर और गाँव सा ली ४०९ 
(२३) शरीररक्षा 2३६ नल ४१४ 
(२४) गंगा-भीष्म न कक ४ १४ 
(२५) कतंव्यपश्चदशी न ,«. ४१७ 
(२६) कवि और स्वतंत्रता स हक ४२० 
- (२७) देशोपालम्भ हर री न 
(२८) कान्यकुब्जञ्रबलाविलाप दा कि ४२४ 
(२९) टेसू की टाँग सा हि ध्श्ट 
(२३०) ठहरौनी म कर ४३४ 
"(३ :) प्रियंवदा शा की ४४० 
(२२) इन्दिरा 22 कल ४४२ 
' (३३) सन्देश का के ४४४ 
(१४) विवाह-सम्बन्धी कवितायें 55 शक ४४१ 
(३१५) भारतवर्ष कि कि ४५३ 


' (१६) मेरे प्यारे हिन्दुस्तान हे ४५४ 


शाल॥॥एवएिवाहद॥ए॥ाहागगा0ताद्वावादआाएा॥॥आएआ।ध।ोा।॥आओ॥॥क।॥द।]इ॥।॥ व || ब || |! 8 ॥॥॥ ७७ ॥8॥॥ व रे 
शव ॥8॥हैं॥॥8॥॥6॥॥6॥॥हैं॥क्व॥॥ै॥॥ है ॥॥॥ ह्॥ है ॥॥है॥ हैं ॥॥॥ के ॥ 8 ॥॥ है ॥॥ 8 ॥॥॥ है ॥ है ॥ कै ॥॥॥8॥॥ के ॥॥ ह ॥ है ॥॥ क॥॥ है 


श्र 


॥ ((!9::!! :0( #?।[(थ!/ &।[777 छ /!77 


। |! | 


छाए 


(44 [[/# (|| 


॥॥॥ पा ॥ 
णशिाए्त।ा। 


बज|व॥ 


ः छ्ि।।7?| हों ॥।।' ह | !ह*!! हा 


॥ह॥/छवा। 


छा ब्रा 


॥4॥&!॥॥#7!॥ 


॥!! है।: 
477+4 | । !!8; !&। (:।8 !।/ का 73 


॥3॥॥/॥ ज ॥ ह॥|॥ 


ह।॥!| छ।!॥ 
8 


॥॥उाछा] ब्र!!7! छ 


ह।!! ह॥) छ।।) 


48 ॥।। 9! छ[॥॥ 


| 
५ ह | ।:' : & 


ह।।!!| ह3)| क्षा।॥!। 8!!!। & |!]| 


था।। मा 
+ 


ह।0।७|| है |)।8 |।।॥ह |॥॥! क्ञ॥ & | छ। | छ 


ध्जा भी 


स्वर्गीय आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी धो 





छ!(0च।।ह।५क ७७ ब।॥॥ र। ढै। | 


(बराएान पाना।एबहाए।। बच (५१ चछञ हा।!! 


स।। 
जा।। 
का। हज 
कान 


कान 


। ि 
नदी लिावनआएाएआहा॥आओओ॥आ॥ओ॥॥छ॥॥8॥॥8॥8॥8॥॥8॥॥8॥॥8॥॥ 8॥॥॥8॥॥8॥॥॥ ॥॥| ह॥ ॥॥॥ 8 |॥॥ ॥|॥॥ #॥|॥॥।॥॥ ॥॥ हा 


ब्ब्द ब्ब् च्म् च््क थक बज कक ज् प््न् पन्न् ०- न 7 न घट पड ञ् न््ल प् कब ञ्क जे जज नल स्न्ड ट्रट जे ब्त 
बबि॥॥8|॥9॥8॥॥8॥]4॥॥8॥ 97 ॥॥॥8॥॥॥8॥॥॥9|॥ क॥॥ हि ॥॥ कि॥]] क॥॥ ह॥॥ 4॥॥ ि॥॥ ने।।| मे मे । के ।॥ | ने।। ( थें।।। थे।॥ है॥॥॥॥ ल्‍ 


भय सख्र्पड 


हिवेदी-काव्यमाला 
ड्र्थम खरूड 


| कप | (0 अििििक 
विनयावनाद 
(सन्‌ १८८९ में पहले-पहल प्रकाशित) 


दोहा 


विश्वाधार विशुद्ध विभू विश्वम्भर वरगीत। 
विमल विमोह विनाशकर विगतिविकार विनीत ॥। 
निराकार नर-केदरी केशव करुणाकन्द। 
नमो निरंजन ब्रह्म शुचि सुखद सच्चिदानन्द ।। 
ब्‌धजन भत्सर-ग्रस्त सब श्रीनि ॥न मदवन्त । 
नवल सुभाषित अपर किमि सुनहि भयौ इमि अन्त ।। 
सुजन जगत उत्पत्ति ते लखि न परत कछ सार। 
भय विषाद अपवाद शत कुटिल कल्मषनि भार ॥। 
यद्रपि पुण्य प्रयोग ते बहुतनि ते अनुकूल । 
भोगत भोग अनेक विधि जो अनर्थे कर मूल ॥। 
दुर्गंभदु्ग विदेश भ्रमि फल पावत कछ नाहि। 
तजि स्वजाति-कुछ-कानट्टू निष्फल सेवा जाहि॥ 
काक सरिस पर- ह हठि जात अनादर पाय। 
तृष्णातुप्त न होत 6उ पाप विरति अधिकाय ॥। 

भूमि विदारत मूढ़ नर धनहित सहत कछेश। 
सरि सरितापति तरत अरु तो त विविध नरेश ।॥ 
मन्त्राराधन करि थकत निशा मशान गेंवाय । 
मिलत न एक बराटिकहु तृष्णा तरुण सुहाय ।। 
लोभबंध बंधि खलनकर कटुभाष ण सुनि हाय। 
दहत हीय ज्वाला विषम पे मुख वचन बनाय ॥। 
विहसत तिन मन की कहत कर जोरत परि पाय। 
आशा इमि आधीन कर तित नव नाच नचाय।। 
अति चचल जलबिन्दू जिसि कमलपात के माहि । 
क्षणभंग्र यह जीव तिमि निमिप भरोसों नाहि ॥॥। ४ 
ताह पे अविवेफक ते रे मन भ्रमित सदाहि। 
अल्प हेत हित याचना पातक करि न अधघाहि॥। 





द्विवेदी-का- य-सं ग्र ह 


भोग न भोगत भूगत ही वय इसि सकल सिराय ! 
तपह तपत न वय तपत करत नित्य दुख पाय ॥। 
काल गयो नहि वय गई शिथिल परत सब गात । 
तृष्णा नहि जीरण भई वय जीरण ह्वे जात ॥ 
मुख आकृति कछु और ही कच शित रद रद सोय । 
अंग आपने नाहि पें तपष्णा तरुणी होय।॥। 
इच्छा भोग नित्रत भइ गयो पुरुष कर मान | 
कीन त्याग सुत वधुजन सुह्द सुप्रान समान ।। 
अतिशय तनु जर्जर भयो श्रवण नयनह दीन। 
समुझि मरण भय तउ चकित अद्दो घरी र मलीन॑ ।। 
आशा नदी विचित्र इक सुजल मनोरथ जासु | 
तृष्णा उध्व तरझज्भ सभ कहिय अनेकन तासु ॥। 
प्रहवती जग प्रीति अरु तके विहंग अनूप । 
तरुवर-घैषं-विध्वंसिनी मोह समर के रूप ।। 
चिन्तातट दुस्तर परम बिन प्रयात्ष ता पार। 
योगीश्वर भन शुद्ध जिन जात न लाबत बार ॥ 
परम दि म यह विषय है जिन आलम्बन कीन । 
तिन सब भाँति बिगारेऊ सके न करि आधीन ॥। 
अवशि तजत सो बेगिही अमित व्याधि उपजाय । 
दुखप्रद भयप्रद नाजप्रद अध ओघनि करराय ।। 
ब्रह्मश्ञान विवेक ते निर्मेल बुद्धि मुनीश। 
सकल वासना विगत हित सा त बिश्वाबीस ।। 
आधित इच्छा करत बड़ सुख संपादन हेत । 
धन अप्राप्त चिन्तत अबू ध काल कौर करि लेत ॥ 
स्योति अन्त अखंड नित गिरवर गुहा अनूप । 
लाय समाधि सबेत चित ध्यावत विमल स्वरूप || 
आनन्दाश्रु सप्रेम जिन पीवत शुक पिक आदि। 
वन्य धन्य तिन धन्य है सेवत ईश अनादि॥ 
प्रातहिं उठि बहु करत अ मे मनोरथ रोज । 
धनस>चय क्रोड़ा सुखद नवकू धाम पट खोज ॥। 
बाद अनेकन करि करत आ _क्षीण हतभाग। 
सुखी पात्र सुइ अह॒ृहिं जिन हरिचरणन चित लाग।॥। 


विनयविनोद 


महादीन आधीन अति भिक्षाहित नित धाव। 
उदर भरे नहिं ताहु सन चित संतोष न पाव।॥। 
देह एक परिजन शयन रैनि भूमि आधार। 
वस्त्र जीर्ण शतखंड कृत कंथा दुख-आगार ॥ 
विधि विहीन या विधि जऊ अधम दमा आरूढ़ । 
ताहूँ पे मन विषय विष हाहा तजत न मूढ़॥ 
मोहित होत विलोकतहि जो स्वरूप साननन्‍्द । 
सो अतिशय अपवित्र अरु सब प्रकार ही मन्द ।॥। 
कुच कठोर कुंदन कलश ग्रंथी मास मलीन । 
मुख सुह्लेष्मागार तिहि हिम्रकर उपमा दीन ॥। 
करिवर सिर सम कहत पुनि मलमूत्रादिक भाग । 
घोर निद्य ता कहँ कविन गुरु करि करे विभाग ॥ 
अस्थि चर्म मज्जादिकन सुखद जानि इन माहिँ। >» 
तहाँ रमत जे नर तिनहिँ कृमि किमि कहिये नाहिँ ॥ : 
निज न जानि असमर्थ उड़ि तीत्र अग्नि महोँ धाय । 
गिरत पतंग विनाशहित अंत न कछ 'बसाय ॥ 
खाय सकंटक कौर जिमि मरत मीन अज्ञान। 
अनजायत सेवत विषय देत आपने प्रान ॥ 
देखि मनुज प्रत्यक्षह करत न कछ विचार । 
अहो मोह महिमा प्रबल प्रेरत विपति अपार ॥। 
अति उतंग मेरो भवन मेरे पूृत सुजान । 
प्रिया परम कमनीय मम सुंदरता की खान ।। 
यौवन धन नव तन निरखि मूढ़ अचल अनुमानि । 
हठि जग कारागार महा परत आपदा आनि॥। 
क्षणभंगुर सर्वस्व लखि जिन खेचो निज हाथ । 
तिनके युगपद कमछ में पुनि पुनि मेरो माथ ।४ 
निज तिय दीन मलीन मुख अति जजेर क्ृशगात । 
व्याकुल रोदति क्षुधित बहु व्यथा न कछ कहि जात ॥ 
तापर शिशुता जीणंता वसनन की न सँभारि । 
गहत चहत भोजन सकछहू इत उत भवन निहारि ॥ 
गदगद कंठ विलोकि इमि याचत चहँ दिशि धाय। 
उदर हेत को सृजन जन बोलहिँ हाहा खाय ॥। 


द्विवेदी-काव्य-संग्रह 


अभिमत मानसरोज कह अधम याचना नीच। 
चन्द्र चन्द्रका सम सदा करत क्षीण जग बीच ।॥ 
लज्जा बन बलल्‍ली बनी खर कुठारिका सेाय। 
काटत मूल समेत तें जामें फेरि न होय ॥ 
यह अति प्रबल विडम्बनना लोक शोक की सार | 
अब कत करति निरास मुहि विनवहु बारंबार ॥ 
महानिबिड़ आरण्य जहँ मंग मृगपति गजवास । 
अपर पशुगण खग रमत नितप्रति करत विलास ॥ 
तहाँ जाय. रहिबो भलो खेबो नव फल फूल । 
पेन दीनता दीन द्े करिबो मति अनुकूल ॥। 
भागीरथी तरंग कण शीतरू सीचत ज़ाहि । 
विद्याधर मुनिवर कुशल सेवत जाहि सराहि ॥ 
से। सुंदर गिरिवर गृहा ना पद पायौ काह ! 
लोभ ग्रसित विचरत सब नर नरेश अरु शाह।। 
कंदादिक शैलादिकन कीधौ भई विनाश । 
की गिरिवर निरभर भये कीन्हा अनल प्रकाश |। 
द्रमशाखा रसयुक्त मृुदु फल अरु बलकरू दानि । 
दृटि काह धरणी खसी समुभत लागत ग्लानि॥ 
जानि यथा स्थित इन सबे नर युग नयनविहीन ' 
उदर दिखावत मानहति कहत बन अति दीन ॥ 
यथा दिन लो याँचों सबहि करो न कछू विचार । 
वृत्ति मूल फल फूछ की अब तू जानू अधार ।। 
प्रातकारू रवि किरण सम कोमल छाले पात। 
करु शय्या अरु चल तहाँ जहाँ ब्रह्म दरसात ॥। 
अति व्याकुल अविवेक तें जे नर नित्य भ्रमात । 
तिनकर कबहूँ नामहूँ भूलि न उते सनात ॥ 
प्रतिवन अति घन पललबनि छाये तरुवर वृन्द । 
इच्छित फल सब काल में देत छेत आनन्द ॥। 
ठाम ठाम सरिता निकर मधुर सुशीतरू वारि। 
वेलि मुदुल केोमर नवरू कीजे सेज संँवारि॥ 
तऊ नीच जन धन हिते जाय धनीन दुवार । 
भोगत बहु सन्‍्ताप अरू सहत कलेश अपार |। 


विनयविनोद 


दैल दिला विस्तीण सित शगय्या' सुखद बनाय । 
धरत ध्यान जब शुद्धचित कानन काम नसाय ॥। 
अपनो अपनो करि गये जे दिन मॉगत खात। 
हसि आवत तब सुमिरि तिन सकल गात पुलकात ।। 
योगीश्वर निज योग बल समदरसी सब काल । 
चिदानन्द चिन्तन चतुरः परत न माया जार ॥। 
जिन तन मन अरपन कियो रहे ज्ञान महू पूरि । 
तिन चरणन की रेणका मेरी जीवन मूरि॥ 
भोग रोग भय होत है कुलच्युति भय सब देश । 
मन दरिद्र बल हात्रु भय धन भय नगर नरेश ॥। 
रूप सुरमणी भय बहुरि शास्त्र वादभय होय । 
गुण खलूमय तन कालभय कहत सदा सब कोय ॥ 
जो कछ या संसार महें सबहि नित्य भय लहाग । 
तीनि काल त्रिभुवन अभय केवल एक विराग ॥ 
जन्मतही पीछे जरा करत आक्रमण रोज । 
तब यौवन या योग तें घटत नसात मनोज ॥ 
वित्त छोभ सन्‍्तोष कहाँ शम सूख तरुणी भोग। 
वनभूखल विषधर निकरि नृप विपत्ति अरू रोग ॥ 
ग्रास कीन एकेक इमि अति दुस्तर दिन लागि। 
को जानहि को सतपुरुष बचि हे यातें भागि ॥ 
आधिव्याधि शतशः सकल मनदूख विविध प्रकार । 
खेंचि मूल आरोग्य की डारत एकहि बार॥। 
जहूँ लक्ष्मी कर वास हैं तहाँ विपत्ति अपार | 
अनचाहत आवत अवशि करिय उपाय हजार ॥ ४४४ 
होत करत या भाँति ते जात वेगिही प्रान । 
रचो काहि स्वस्थिर सुचित विधि स्वतन्त्र बलवान ॥ ' 
भोग सुतूंग तरंग सम चपल भंग हे जात । 
प्राण महाप्रिय जो सुऊ क्षण इक माँहि नसात॥ 
दिवस जात पल सम चले यौवन जो भलकात । 
देखतहीं देखत तुरत भट पट विनशि बिलात॥ 
यासों या संसार सब रे मन जानि असार। 
भली भाँति जो बनि सके कीजे पर उपकार।॥ « 


द्विवेदी-काव्य-सं ग्रह 


आयू वायू विघटित घटा अल्पकाल समुदाय । 
विज्जुलता सम भोग सब चंचल अति अधिकाय ॥ 
जीव यूवा संयोग तें कछ न भरोसा देत। 
नातें हे सज्जन सुमन करिये हरि सो हेत ।। 
आयु लोल कल्‍लोल जिमि वेगि पाइ है नाश | 
कितने दिन तारुण्य यह जाकी करिये आश ।। 
विषय सकल सड्भुल्प सम भोग तड़ित आभास । 
प्रेम तन्‍्तु तिय परमप्रिय थिर न सदैव विलास ।। 
करि सुईश आराधना त्यागि वासना भार । 
बिन प्रयास चित चेति तू तरु भवसागर पार ॥। 
जीवन महाअनर्थ महूँ प्रविशत प्रथम दरीर । 
गर्भवास करि कछक दिन बहुदुख सहत अधीर ॥ 
जन्मि जुबवा उपभोग तें काटत कठिन कछेश । 
जरा निनन्‍्दय सब भॉतिही जहँ न शान्ति कर छेश ।। 
रे मन जगजगतीविष तिलभरि सुख न दिखात । 
फिरि तू कत इतउत खम्रमत श्रीपतिशरण न जात ॥ 
जरा बाधिनी सम सदा गर्जहि सनन्‍्मुख घोर । 
रोग शत्रु इब देह पे करत प्रहार सजोर ॥ 
फूटे घट को नीर जिमि आयु स्रवत नित जाय । 
अनहित ताकत ताहु पे हाहा कछु ने बसाय॥ ४ 
भोग विनाशी वृत्ति है जा सन जग जंजाल। 
उपजत सकल प्रपंच अरु पावत कष्ट कराल |, 
विपय हेत जो पे अरे निशिदिन फिरत विहार । 
तो सुनु मम उपदेश यह होहि सुखी सब कार ॥ 
मूल काम उत्पत्ति कर घर है आशा पास | 
दे नसाय इन कहेँ प्रथम मान्‌ वचन विश्वास ॥ « 
ब्रह्मा इन्द्र कुंवेर सुर अपरहु अमित महान । 
आवतही जिहि ज्ञान के छागत चणक समान ।।| 
बहुरो सब सुख संपदा तीनि छोक को राज। 
विरस होत क्षण एक में सधत सुदु्लंभ काज ।। 
ब्रह्मगोध॒ चेतन्य अति परम प्रकाशित जोति । 
दिन दिन अब हे मूढ़ मन व्धिगतसी होति ।। 


विनयविनोद 


आलंबन तजि तासु कर वृथा होत किमि खेह ।_ 
बार बार संसार महँ मिलत न मानुष देह ॥ 
अति उतंग नगरी नई नृपति श्रेष्ठ बलवान । 
जगविजयी विख्यात चहूँ सम नहिं जाकी आन ॥। 
सचिव सभासद चतुर वर अगणित भत्त मतंग। 
परिचारक बहु विकट भट कोटिन तुंग तुरंग ।। 
ताश कीन खज्रू फेरतहि समरथ काल कराल्‍रू । 
वन्‍्दौ दो कर जोरि में धरि धरणी निज भाल ॥ 
दुख सुख रिपु अरु भीत पे रक धनेश सुजान । 
रत्न मत्तिका प॑सदा करि निज दृष्टि समान ॥ 
कब में तजि सब जाल जग अति पवित्र बनमाँफ । 
जपिहौ हरि परिहरि सब्रहि भोर दिवस निशिषॉझ ।। 
भूमि शयन दशदिशि वतन भोजन भिक्षाभाव । 
करनो. कहा धनीन ले जो अस बनहि बनाव॥। 
बलकल ते संतुष्ठ कोड कोऊ शाल विशाल । 
न्यूनाधिक सतोष में होत न कौनो काल ॥ 
अति लोभी सोई सदा निपट दरिद्री जान । 
जो पे मन संतोष तौ रक धनी सम मानु ॥ 
भोजन कहें बनमूछफल अरु पीवन कहेँ नीर। 
शयतन धरातरू कर उशी गेह गृहा गम्भीर | 
विभव लेश मधुपान जो करत बुद्धि हठि हीन। “7 
हे प्रभु मोहिं न दीजियो सुनि मम विनती दीन ॥ 
रविराकेश कलंक दिय शनि आदिन कछ नाहिं। 
शेषहि दलत सूभारतें अहि विचरत महि माहिँ॥ ..- 
करिवर कारागार महँ जंब॒क सुखी सदाहिँ। 
प्रबल सकल करतृतिये कहिये किमि कहि जाहिँ॥ 
सकल गुणतन की खानि अरु भू भूषत दिन रैन। 
पुष्ष रत्न सिरजत जगत पै तिन अमर करे न ॥ 
भंग होत भ्रुभंग तें क्षण महँ सोउड सुजान। 
अहह सर्व उलटी क्रिया विधिगति अति बलवान॥। 
अनहोनी होनी करहि होनी होव न देय । 
तृण सुमेर अरु मेरु को तृण करि यग यश लेय ॥। 


१० 


द्विवेदी-क। व्य-सं ग्रह 


रजकण की कण ते अधिक आपुहि लघु अनुमानि । 
रे मन गहु भगवंत पद काल कलेवा जाति ॥। 
अ्रमण करत काहे वथा हैं मन इंत उत जात । 
छ्वेंथिर कहूँ विश्राम करु नातर वयस सिरात ॥। 
होनहार सो होडइगो तामे कछु न विचार । 
कर विस्मरण व्यतीत को सोचु न आगिलि बार ।। 
जो कछ सन्‍्मृख आवई ताहि ताहि क्षण मीत । 
भोगु सुमिरि हरिपदकमल मन दुढ़ आनि प्रतीत ॥ 
रे मन चंचल तोहि मे विनवहँ हाहा खाय। 
श्री आशा जनि तू करे स्वंस यदपि नसाय ॥। 
भूपालन भुकुटीन की करू इच्छा लखि सोय । 
निरतत वर वेश्या बनी थिर कबहेँ नहिं होय ।। 
गणना हम सबकी भरा किमि करिये अज्ञान। 
अशन न मिलत दुबेरह दौरतु होत बिहान ॥| 
सरस गीत सुन्दर मधुर नवरू रागिनी राग। 
रसिक सुछंद प्रबन्ध बहु अरु साहित्य विभाग ॥ 
मगलोचनि हिमकरवदनि हंसगमनि सुकुमार | 
कर कंकण नूपुर पगति उर बिच सोहत हार ॥ 
बन्‌ रम्पठ मन तोद़ि जो इनकर सुख अनुकूल । 
नहि तो तजि सब जाल जग सेत्रे हरि पद मूल ॥ 
परम गहन इंद्रीन कर अर्थ विषय तिहि त्यागि । 
अजहूँं निर्चल शांतचित मोह निशा तें जागि || 
आत्मभावगति चपल अति ताकहँ तू बिलगाय। 
सकल वासना रहित हित साधत किंमि न सुहाय ॥। 
नाशवसन्त संसार महँ जनि करु रति स्वीकार । 
चेतु ब्रह्म चेतन्‍्य कहाँ अद्वितीय अविकार ॥ 
छाँड़ि मोहमायादि सब करू हरिचरण सनेह । 
तजि कुसंग सतसंग गहु फिरि न मिलूत नर देह ।। 
वीचि वारि कल्छोल घन तड़िता सम धन गेह । 
प्रिय दारा परिवार सब पल में हेहें खेह।॥ 
जगबंधन महँ बाँधि ये करत अकारज तोर । 
विरस जानि इन सकल तू भजु श्रीयुगूलकिशोर ॥ 


सन 


विनयविनोीद ११ 


वथा काम सेवन जगत्‌ अखिल अमंगल भोग। 
का फल तन इक कल्प लौ जीवित रहे निरोग ।। 
प्रबल शत्रु के शीश पे पग दीन्हे कह होय। 
कछ न सरत उत्तम विषय यदपि मिलावे कोय || 
कोटि कोटि चल संपदा काह भयौ घर आनि | 
जो नहिं श्रीपतिचरण रति सब सुख दुख की खानि ॥। 
परम विशद शुचि भक्ति हरि जन्म मरण भयभीति । 
लघु गुरु जीवन पे दया अरु मनन्‍्मथ की जीत | 
रहित दोष संसर्ग ते सकरू विकार विहीन। 
निरजन बन वेराग्य गत इंद्रीह आधीन।। 
इमि सत पुरुष प्रबीन जिन पायौ वर विश्वाम । 
पुनि पुनि तिनहिं सप्रेम मम विधिवत दण्डप्रणाम ॥ 
परम प्रकाशक ज्ञाननिधि अजर सुत्रह्म अनंत । 
चिंतन कर निशिदिन सदा अति समीप तव अंत ॥। 
विरसविषय तजि मुदित मन प्रभु अनादि कहूँ ध्याव । 
जाकी कृपा कटाक्ष ते आवागमन न पाव ॥। 
होत जासु अनु संग शुभ त्रिभुवत भोग विलास । 
मिलत सहज हिय बिच जबहिं विमल ज्योति परकास ॥ 
रे मन अपनी प्रति ते चपल स्वभाव प्रभाव । 
दिग्मण्डल आकाश लो पल पल में फिरि आव ॥| 
करि प्रवेश पाताल बिच पाव न तनिक प्रयास । 
शत शत योजन निमिष महँ धावत श्रम नहिं भास ।॥। 
सुखद ब्रह्म हिय जो बसत ताहि न सुमिरत नीच ' 
सदगति किमि पे है भला सिर पै नाचत मीच।। 
वेदस्मति सुपुराण अरु सकल शास्त्र विस्तार । 
कछ न होत इन पठन ते में करि दीख विचार ॥। 
सुरपुर फलदाता जगत केवर कर्म विलछास। 
आडम्बर बहु भाँति जे अंत करेहें हास॥ 
भव-दुख-नागक विमलवर ब्रह्मानन्द विहाय । 
अपर सकल उद्योग जग वणिक व॒ृत्ति समुदाय ॥ 
थरथर कंपत गात सब पग॒ भरि चलत बने न । 
भई भग्न दंतावडी बधिर अंध द्वौ नेन ॥ 


द्विवेदी-काव्य-संग्रह 


लाराल्य. आनन सुहद कहे सुने नहिं बैन । 
नारी निंदति नित्य उठि भूलिहु सेव करें न॥। 
कठिन कष्ट हाहा सहत जीणं वयस दिन रात । 
परिपालित निज परभ प्रिय पुत्र शत्र्‌ ह्ल॑ जात ॥ 
वात पित्त कफ तीनि ऐ तापे कासस्वास । 
प्राण लेत हठि वेगिही देत विविध विधि त्रास ॥। 
' तरुण तीय सिर केश सित देखत दूरि पराहिं। 
सुनत कप चण्डाल को जंसे सब तजि जाहि ।। 
जब लो स्वस्थ शरीर है जरा सु जब लौं दूर । 
जब लोॉ सब इंद्रीव की शक्ति भई नहिं चर | 
जब लो निज आयुष्य कर क्षय नहिं भयौ सुजान । 
तब लो करिय प्रयत्न जग अरु शुभ कर्म प्रधान ॥ 
अनल जरत गृह देखि जिमि खननो कप सुठाम । 
नतरु दशा सुई होयगो विनशे यह धन धाम ।। 
मांधाता मुचुकुंद मन्‌ दुयंधिन शिशुपारूत 
कर्ण युधिष्ठिर बेणु बलि महाबली महिपाल।॥। 
सुमुख सुलोचन श्रोणपति नृपति कंस लंकेश । 
गे बिलाय सब धूरि में लखि न परत कछ लछेश । | 
ताहु पे समुझत नहीं रे मन में सिर फोरि। 
पुनि पुनि विनवहुँ सुमिरु हरि सुनि गुहारि अब मोरि । ः 
चंचल चित्त तुरंगः कहाँ योग लगाम लगाय | 
अल्पकाल कछु दुःख सहि खेचि पंथ महेँ राय |। 
ले बनाय अपनी सकल जो तू चतुर प्रत्रीण। 
बारि बीचि सम देह यह होत पलक में क्षीण ।। 
रे मन मानत एक नहिं ठानी बानी सोय | 
नयन खोलि अब देख तौ काह काह जग होय ॥ 
करत विनाश शरीर कर जरा जरी जर काटि । 
मृत्यु हरत आयुष्य प्रिय सन्‍्मुख गरजत डाटि ॥ 
पल महँ या तन की प्रलूय होवहिगी तत्काल । 
त्र।हि त्राहि कहि शरण गहि धरु हरि चरणनि भाल ॥। 
रम्य भोग भोजन मध्र रम्य देह अरु गेह। 
रम्य बंध्‌ू धन सुत सकल रम्य सुप्रिया सनेह ॥। 


विनयविनोद 


रम्य सुधाकर किरण निशि रम्य गान अरु पान । 
रम्य वसन भूषण नवलू रम्य सखा सनमान ॥। 
सज्जन कब लो रम्य ये अति सुखदाई भास । 
जब लों अचल अनित्यता करति न हृदय प्रकास ॥। 
दीपक निकट पतंग की छाया सम सब जानि । 
संत सच्चिदानंदपद सेवहिं बन मन मान्रि॥ 
मायामय करिणी प्रबल ले जगबन्धन दण्ड । 
अभिभानी अन्त.करण गज मदमत्त प्रचण्ड ॥ 
त्रासहि पुनि पूनि निरदई ता कहेँ बारम्बार। 
असि न सुनो त्रिभुवन कहूं कीजे सुजन विचार ॥ 
बेघि मनोरथ हिय गये होत स्‌ यौवन नतास । 
गुणठहु सकल गुणज्ञ बिन रहे न एकहु पास ॥ 
जा सम अपर न कोउ जग सहसाकर बलवान । 
अवशि सुकाल कराल चलि निधन करहियो प्रान ॥। 
मोह तिमिर ताशक यूगुल परम प्रकाशक पाय । 
कबहूं नहि सेये सूचित हरि मन्दिर महूँ जाय ॥ 
बिगरी को अब काह हठि मूढ़ बिगारत आप । 
जानि पतित सिरमौर निज करू सूनाम की जाप ॥ 
अतिसुन्दर उपवन सघन मिलत पन्थ के मॉहि। 
मधुर फूलफल भूमि प॑ उपजत है सब ठाँहि ॥ 
मृग अरु केहरि वसनवर सुलभ जानि सब काल । 
मन्द होत मदअन्ध जग परि नित माया जाल | 


अहो मातु लक्ष्मी सुनिय विनवौ द्वौ कर जोरि। >» 


जाहु आन के पास तुम पुनि पुनि कहहेँ निहोरि !॥ 
भोग लेश की अब नहीं मो कहूँ इच्छा एक । 
ताते करि इतनी कृपा राखहु मेरी ठेक ॥ 
बलकलपट गिरि-खोह गृह बन पछास के पात । 
ए सब मम निरवाह हित सुलूभ सदेव दिखात ॥ 
जरजर तर हशतखण्ड की कनन्‍्था अरू कोपीन । 
भिक्षाशन निक्षिप्त नित प्रिय परिवारविहीन ॥ 
सदा निरंकुश शात मन बसिबो विपिन मशान । 
योग महोत्सव माहि थिर वर विवेक विज्ञान ॥ 


१३ 


१४ 


द्विवेदी-काव्य-सं ग्रह 


जो बनाव या विधि बने सब प्रकार तें आय । 
तो त्रिलोक के राज में कछ न अधिक लखाय ।। 
सुदिन सुखद वह होइहैे पद्मासन जब लाय। 
शिला बैठि सुरसरित-तट प्रभुपद ध्यान लगाय ॥ 
योगमगनमन जानि मुहिं जरठ हरिण मम अंग । 
पुनि पुनि आय खुजायहेँ मुदित लाय निज श्रग ॥। 
महिणय्या शथ्या अनुप भुजबल्ली उपधान । 
पवन व्यजन अनुकूल अति सुन्दर व्य म वितान ॥। 
चन्द्रदीप प्रज्वलित निशि वनिता विरति बनाय । 
है प्रभु कब में करहुंगो सुख सो शयन सुहाय ॥। 
रजसमान सर्वस्व तजि विरम जानि धनधाम । 
कब में पुृण्यारण्य में पुलकिततन निष्काम ॥ 
पातक अंगीकार करि मुख तें जगदाधार । 
पावन नाम उचारिहों बँठि सुकुटी मझकार ॥ 
कानन नदी समीप कब यूगकर अंजूलि जोरि। 
शरणागत रक्षक कहत विनती करत करोरि ॥ 
परिही महि में दण्ड इव सब प्रकार तन तोरि । 
अरु मन मृदित बिताइहों दिवस निमिष सम मोरि ॥। 
मज्जन करि सुरसरि सुमन ले पवित्र फू फूल । 
है जगव्यापक पूजिहों कब में तव पद मूल ॥ 
कब में मन धरि ध्यान शुचि जाय गूहा गंभीर । 
शिल्ा बैठि सब कहहेंगो तुम सन अपनी पीर ॥ 
पुनि पुनि आत्माराम में परमानन्दित नाथ । 
तव प्रसाद कब होइहों विषय विगोय सनाथ ॥ 
दीप्तिमान उज्ज्वल विमलरू कण यूत सरितातीर । 
भव-भुजंग तें भीति अरु भागि हीय धरि धीर ॥ 
परमप्रेम मय गृद्धचित सुखद समाधि लगाये । 
हाहा कब में सुमिरिहहँ प्रभुपदपद्म मनाय ॥ 
धन्य सुदिन धनि धनि घरी धन्य सुबुद्धि विकास । 
करहि कृतारथ मोहि जब पूरे मेरी आस ॥ 
बीतत दिन जेती घरी ते फिरि आव न एक। 
गये दिवस अबलो कितिक आनी मनहि न नेक ॥ 


विनयविनोद 


बाल्यावस्था आदि दे कछ न भलाई कीन। 
काह कहहँ करणी कुटिल जप तप कर्मविहीन ॥। 
रही वयस जेती अहृहि सोऊ याही भाँति। 
निशदि नजगजंजालरू महँ क्रम क्रम सकरू सिराति ॥ 
हे विधि अब मेरी दशा होवेंगी धौ कौन। 
नीच मीचु मुख मलिन खलू महापतित अघ-भौन ॥ 
जगदीश्वर तव शरण तजि काहि जहारहूँ जाय। 
संसति विषय विरक्‍त करि लीजे मोहि बचाय ॥ 
सन्‍्मुख् तेरे होन में यद्यपि बहुत लजाहूँ। 
पै तुम॒ बिन करुणानिधे आन कहाँ चलि जाहूँ।। 
सब प्रकार तव विमुख में अधओघनि सिरमौर । 
विश्वबीच विश्वाम-हित पावत कहेँ नहिं ठौर ॥ 
कहहेँ कहाँ लगि गाथ निज करत पाप उठि भोर । 
है दयालू सुधि लीजिए कीजे अपनी ओर॥। 
या दिन लों कीन्‍्हें कल॒ष नित प्रति अमित अधाय | 
सोचत कछ न सुहात अब हे प्रभु होहु सहाय ॥ 
भवभयभंजन नाम तव बोलत वेद पुकारि। 
पतित-उधारन लीजिए हाहा मोहि उबारि॥ 
दीनबंधु. करुणायतन जगपति दीनानाथ । 
बूड़त भवनिधि मध्य रूुखि गहिये मेरौ हाथ ॥ 
दरणागत मॉँगत प्रभो हे अनाथ के नाथ । 
युगुलचरण अरविन्द महँ राखन दीजे माथ |।२००॥। 


पालना) सडरीइद४ंदाका काम2परतबन+०७++०० 'िवामंामाक 


९५ 


विहार-वाटिका 


“पच्छछ0 7 
“पधाछा॥ 


कक, 
पर ५९ हक 


फार २ 


समपंण 


० यह “विहार-वाटिका” मेरे मित्रवर पं० महावीरप्रसाद जी की 
वागू-विलास है । पद्य-रचना की सुधराई, यमक की मनोहरताई और 
लाहित्य की अधिकाई आज इस मनभाई वाटिका के रसिकजनों की भेंट 
करने में मेरे परमहर्ष का कारण हुई है । आशा है कि न्यूनताओं की 
ओर ध्यान न देकर इसका विहार अंगीकार करेंगे । 


हरलालगंज, भाँसी सीताराम 
१५ फ़रवरी १८९० ई० 


१९ 


श्रीराधामाधवाभ्यां नमः 


बानी दानी भवानी विमरू बंधिमनी लछोकलोकेश रानी । 
माता अंभोज गाता सकल फल लता श्रीस्वरूपा सयानी ॥ 
शकतीनादा प्रसादा शरण तब सदा पादवंदे विनीता। 
राधाबाधाहरी जे विनय मम इती आदि माया पुनीता ॥१॥। 
उद्धारया बरवेद सिंधु मथिके आनी धरा धारिके। 
देत्ये मारि बलीकुे धरनि ले क्षत्रीनि संहारिक ॥। 
लंका के मघवाभिमान हनिके बौड्ावतारी भये। 
वन्दे से निकरहूंक बड्ड जनहा नानावतारे छये ॥२॥ 
मेरी बुद्धि मलीन दीन जड़ को हे शुद्धि के दीजिए । 
ध्यावों नाथ नवाय माथ धरणी एती कृपा कीजिए ॥। 
वर्णी छंद निबंध व॒ुन्द कविता सारी जु सिंगार की । 
या नाही तिन माहि पूर्ण परिहे दोषानि के भार की ॥३॥ 
सूुमिरि हास विलास कलानिहि ॥। 
सरसरास दुलासनि मानिही ॥ 
चरित कोमरू नृतन श्याम के। 
कहन हों चहहूँ शुभधाम के ॥४॥ 
बंशी बट तट यमन के राधा ननन्‍्दकिशोर । 
बिहरत आनन इन्दुछबि ब्रजजन नयन चकोर ॥५॥ 
छाये मेघ चहूुदिशानि लखिके श्यामा लकामा महा। 
घोरारण्य मार इ्याम हँसिक हो गेह जेयौ कहा ॥ 
प्यारी आयसु पाय जाय हरिके 'संकेतित-स्थान में । 
कालिन्दीवर कूल केलि करिहीं आनन्द पागे रमे ॥६॥ 
रासे।ल्लास भरे प्रसून विथरे शबय्या सवारी जहाँ । 
श्रीराधाघनइ्याम काम बिधि के प्रेमांध राज तहाँ || 
दोऊ अंक भरे “अनन्द बिहर हारे न कोऊ कहूँ। 
हूँ हैँ मे छलमे  कपोल दल में लावण्य लीला चहूँ ॥७॥। 
२१ 


२२ 


* वेदी-काव्य-संग्रह 


अनेकनारी रतिलाल लालसी । 
विल॒ब्ध वेसी अति ही प्रभालसी ॥ 
सखी दिखावे सुई रूप राधिके । 
समे समेता मति चित्त साधिके ।८॥ 
सुधा वाहा थाहा सूथल अवगाहा हरि तबे । 
प्रिया भाई लाई हियहि सुख पाई छकि जबे । 
कही बामा श्यामा मुदित अभिरामा रस भरे। 
गहौ वाही नाहीं करि कि कर जाहीं करकरे ॥९॥। 
सुशोभा महा द्याम जू की भई है । 
प्रिये. संघ ले रासलीलका ठई हैं । 
कला कोटि कोशल्य तू कामिनी हैं। 
कहो एकही राधिका नामिनी है ॥१०॥ 
सरिस सबे जानी राधिका रासरानी । 
मलिन अनख मानी मानिनी सानि ठानी । 
बिरह दव दवहेली कुंज पेठी अकेली। | 
रिसि बस अलबली दीन बेठी नवेली ॥११॥ 
राधे नागरि के बिना साथे सुख सब इ्याम | 
विरस जानि बिद्नुल बिकल तजी सकल ब्रजवाम ॥१२॥ 
हिये थके मोहन ताहि हैरिको । 
दशो दिश्या प्यारिह देरि टेरिके । 
विथा महा मैन तपे जबे दयी। 
कलिन्दजा राह दुखी तबे लयी ॥१३॥ 
साधे बान कमान नैन भृकुटी सधानिक तानिके। 
मारे मोहि सरोष तू शशिमुखी या मान ना ठानिकी ॥॥ 
लीज॑ प्राण प्रचारि जारि विरहा पँ दुःख ना पीीजिये। 
पापी मार कुठार धार खरते रक्षा हेहा कीजिये ॥१४॥ 
साले हाले कुलिश सम ये ठीक माला 5वये हैं । 
नीके जीके बसन वरजे तेउ फीके भये हैं ॥ 
क्‌ क्‌ कूके द्ुमनि चढि से! हीय छेद प्रचारी। 
ऐरी देरी करिन सुधि हछे प्राणप्यारी हमारी ॥१५॥ 
जहाँ कीन्हें दीन्हें सुल सुख सुरस भीने विपिन में । 
तहाँ भामा नामा जपत सब यामा सुमन में ॥। 


विहार-वाटिका.. २३ 


लखे घाटा बाटा पुलिन नव ठाठादुख वहे । 
कहाँ जावे पावे उरज उर लावे कर गहे ॥१६॥। 
तकत प्रिय मुरारी सेज साजे विहारी। 
कृशित तन दुखारी पाय ना हीय हारी ॥। 
तन मन धन वारी सुद्धि सारी बिसारी। 
तलफत विनुवारी मीन जैसे तृषारी ॥१७॥ 
भूजनि भरि निशंका मेटिबे हेत अंका। 
विधि हरि क्षलका हाय पायो कलंका || 
मधुर मध्‌ बिलासा राधिका में सुपासा। 
सुरति करत हासा स्व भूली हुलासा।।१८॥ 
दयामा व्यामा श्याम टेरत मुरली धरि अधर। 
देखि सुललितावाम ताहि पठाईं खोज हित ॥१९॥ 
महा बिकलू हों कल नहीं पछ यूग सरिस बितात । 
बिन दर्शन कीन्हें प्रिया मोहि न कछू सुहात ॥२०॥ 
मनभावनि जितके! गयी जाय तिते तिहे आन। 
गई सखी देखी दुखी सर्बेंस मनहु नसान ॥२१।॥ 
न सो डोले बोले नमत कछ खोले महि परी। 
विहारी जही के गुनतगुन॒ हारी सब घरी।॥। 
दुरे मारे जारै रतिपति बिचारे कछु नहीं। - 
लखे राधा बाधा दुख अति अगाधा सरि बही ॥।२२॥ 
कहति मालति माल तमाल ह | 
दुखद दाख सेंदा खस जालहू ।। 
अलि नलीन कलीनन लोन हैं । 
अभ्रमत भ्रामत हामत खीन हैँ ॥२३॥। 
लखत ही तिनही तन ही भयो। 
कुलिश ज्यौं तजते नहिं जी गयो । 
पवन पावन पावन पावऊ | 
रज सदा जसदा जस गावऊ ॥२४॥ 
पदलुवुल़ता बन ढ़िशद़ क्रिशुल्य शोक उड़ उपजावही । 
सुन्दर सुगन्धित मंद मारुत सुमन सुचित सतावहीं ।॥। 
गुज्जत भ्रमरवर मंजू कंजनि लखत तप तन तावहीं। 
ब्रजराज बिनु सब काज आज अकाज करि अकुलावहीं ॥२५॥। 


रे्‌ढ 


द्विबेदी-काव्य-संग्रह 


इमि सखी आतुर देखि चिन्तत तुरत मोहन ढिंग गई । 
तहें जाय तिय संदेश पिय सो कहेहु विरहानल नई ॥ 
सुधि नहीं तेन वसन की मंध्‌ अधर मधुकर पीवही। 
मनसिज दहत मन हारिनी हरि हाय कैसे जीवही ॥२६॥।॥ 
परी छरी सी महि माहि राधा । 
कही न जावे सु असाध्य बाधा । 
चलो हहा दीजहु जीवदाना। 
न तो तजगी वह बेगि प्राना ॥२७॥ 
आज्ञा लाये तिहारीं नयनयूगूल ते अश्रुधारा बही है। 
सारे खारे करारे जरूधि तिन भये टेकवाही गही है ॥। 
ताते ताको पतीजे दरशन चलिके बेगि ता ठामि जाई। 
दीजे लीजे निहारी न तरु जग सब बूड़ि हैँ अन्त पाई ॥२८।॥ 
सीरी पीरी धरी सी शिथिलू अति परी रोमठाढ़े अधीरा । 
चिन्ता दाहै कराहै कहत किमि बने पीर जती शरीरा। 
देखे तापाकलापा कंपनि सृतनु की होइहे सर्व दूरी। 
ऐतोी कीज धरीजे सिख चित दगने लावऊँ पाद ध्री ॥२९॥ 
जरे अनग ज्वाल जाल बारू सर्व कालहीं। 
महा विहाल हाल हैं लखे रसारू मालही ॥। 
अचेत स्वेत चाँदनी चितौत चन्द्र चौगुनी। 
क्ृपानिधान ध्यान प्राभन राधिका कथा सुनी ॥३०॥। 
कीजिए सनाथ नाथ नायिका अनाथ जानि। 
अंग मंजू क॑ज गंज मेन दीन हीन मानि ॥। 
हो कहौ करों कहा अहैी महा मलीन मन्‍्द | 
सुन्दरी उठाय जाय देहि तोष नन्दनन्द ॥॥३१॥ 
प्रेमाकुल व्याकुल थकित कुंजपुंज बिच बाम। 
लाय समाधि अखण्ड जनु जपति तुमहिं घनश्याम ॥३२॥ 
कबहुक स्वासाहु नहीं चलत कलेश अपार। 
ऐक नाम आधार रूखि तजे सकल आहार ॥३३॥ 
सुरति कबहु करि रास की उर' उमंग' उपजाय। 
हीय हार शूंगार वर धारे बहुरि छजाय ॥३४।॥ 
सर्ज साजे सेजा चकित खित लाज पुनि छकी। 
कला लीछा न्‍्यारी विशद शुभशीला थिर थकी ॥ 


विहार-वाटिका २५ 


करे देखे लेख हियहि अवरेखे दुति घटी । 
दशा फीकी जी की सृधि करत फीकी हरि कटी।॥।३५॥। 
जके सेचे मेचे नयन जल नोचे कलि नहीं । 
गली जोवे खोबे निशि मलिन रोवे कल नहीं |। 
व्यथा भारी मारी छलखत बनवारी दरखरी | 
तिया आजे भावे त कछु फिरि जावे तप भरी ॥३६॥। 
ऐ हो प्यारे कहहि कित हो मोहि काहे बुलाये । 
जी मे ही में सकरू तन में आपही हो समाये । 
ऐती मेरी विनय सुनिए कीजिए नाहि देरी, 
हाहा दीजे दरश अबतो आपनी जानि चेरी ॥३७॥ 
इत गोपाल विहाल अरु उत वृषभानु सूताहु। 
अशन व्यसन तजि चहत, इक केवल लोचन लाहु ॥।३८॥ 

भावे कछू न बिन प्रीतम सेज सूनी | ८ 

बाढ़े विछोक तन भूषण पीर दूनी। 

कीन्हें विलम्ब अवलम्ब न पाय प्यारी । 

संकेत हेत सब देह दशा बिसारी ॥३९॥ “ 

राधा हिये बिरह व्याकुलता बिलोकी । 

जान्यो मुकुन्द सखि आगम बात रोकी ॥ 

आली गई न मनमोहन पे जु आयो। 

लागी दवार हिय अंग अनग छायोौ ॥४०।॥। 

अवधि आवन भावन याम ही। 

युगुल गे युग से निशि बामही ॥ 

अनिल कुंजनि कंज दारीर है। 

लगत ही अग अग मनो दहे ॥४१॥ 

सजन साजन साज नसाय हैं। 

बिकल के कल के करू आय हैं। 

जगत. जीवन जीवन जाय हों। 

अतन तापन ताप तचाय हैं ॥४२॥ 

यह सूकधा धर चादर छाज की। 

अह॒ह खेचत मो सिर ताज की । 

बरत बारि रएछगे तपते घनी ॥ 

सुभगनी यम की यमुना ठनी' ॥४३॥ 


द्विवेदी-काव्य-संग्र ह 


आये भाये अजहु नहि हे धीर जीना धरो री। 
मारे मोको मदन शर ले हाय कैसी करो री ॥ 
पारऊँ लाऊं हियहि हरि के शूल सारे कलेश | 
मेटोी भेटों भूजनि करिये पूर्ण आशा ब्रजेश ॥४४॥ 
उतकंठित दुख कंठलो मोचति छोचन वारि । 
सजनी दति पीरी परी रजनी विगत निहारि ॥४५॥। 
रमे विहारी कित जाय आजू। 
मिलो कहूँ काह सखा समाजू ॥। 
भूले घनें कानन के सुश्याम । 
आये अबौ ना निशि एक याम ॥।४६॥ 
पिया हिया हाथ. कठोर कीन्‍न्हा । 
चिंता महादुख अपार दीन्हा। 
बूफे तऊ लाज भरी न बोले । 
सशंक प्यारी नहिं मर्म खोले ॥॥४७।॥। 
ना आये पिय निर्दयी यदि अली तेरो कहा दोष री। 
से। स्वच्छन्द निकन्द द्वन्द दुख के ताते हिये रोष री। 
जोपै बेगि न आय धाइ मिलिहे गोपाल मोको अरी। 
तो मेरो मन आपु त्यागि तन को हूहे जहाँ श्री हरी ॥४८॥ 
लीन्हों गोकुल के उबार गिरि ले गोपीश गोवधेने । 
हारे इन्द्र समेत मेघ पचिक गाथा न मोते बने॥ 
मारे देत्य अनेक एक कर से संहारि सारी अनी । 
कीजे सो अनुकूल मूल भूज का दाता दया को घनी ॥४९॥ 
निरखि प्रिय प्रभाता हर्ष ही ना समाता । 
हुलसत हरिबाता कौन देखा जुगाता ।। 
कतहु मन धरे हैं रूप और करे हैं। 
सरस रस भरे हैं माल मोती गिरे हैं ॥।५०।। 
रिस ,उर उपजाई बाल बोली रिसाई। 
सूरति रत सूहाई पाग नीकी बनाई।। 
युग दृग अलसेोहेँं कीजिये छाल सोहें। 
हिय बिच नख सेहे वा दिही खात सेह ।।५१॥ 
बिन गुउ गुन माला है कहे भेष भाला । 
द्रत कत दुश्ाला संग लाये बिशारहा ॥ 


विहार-वाटिका २७ 


मुकुर मुख निहारी फेरि टीके बिगारो । 
इमि बनि जनि जारौ गेल बाही सिधारौ ॥५२॥ 
मधुर अधर पीका त्यागिये नाम पीका । 
तन मन सब फीका सोहती नैन लीका। 
धनि धन ग्रह आये रैन कापे भूलाये । 
सवतिन मन भाये जाय हजै पराये ॥५३॥ 
पुरुष लखि पियारी मानिनी खेद भारी। 
सिसकत हिय हारी दीन बानी उचारी ॥ 
सनमुख सख्ि के के दीठ नीची चितैके । 
गदगद गति लैके पाणि जोर विनैके ॥॥५४॥ 
सब बिधि मनमानी अंग मेरे समानी। 
अतुलित सुखदानी सत्य तूही सयानी । 
अपर तिय तहाँ हीं ठौर कैसे सुपाही । 
सदन जब जहाँही नित्य ही मोहि माही ॥५५॥ 
भूकुटि तरल तेरी नागिनी लौं तिरेरी ॥ 
डसत कुटिल हेरी बंक होते दरेरी। 
विषम गरल हेता बिम्बरूपी सचेता । 
अमृत मधुर देता वेगिके पान लेता ॥॥५६॥। 
विनय करहु दीना हजियें ना मलीना । 
सुमुखि तव विहीना पीर जाती सहीना ॥ 
अब मत परख मोर हेरिये नैन कार। 
दुखसर मन भोरे आजू मेरो हिलोरे ॥५७॥ 
भरे तेरे ऐरी अधर मधुकेरे रस सने। 
की लाली शाली कमर कुच आली लखि घने ॥ 
बनी नासा हासा सुखद सृविलासा सूचि किये । 
तुही गावोंपावों पलयुग गवावों मम प्रिये ॥॥५८॥। 
रमा जोहे मोहै अपर अस केाहे यग महा । 
उमा मेना रम्भा सम सकल दभा यदि कहा ।॥। 
लजे नारी भारी तड़ित इव सारी तन लसे । 
तजी माया दाया करहु मन माया कत कसे ॥५९॥ 
भूकुटी कमान समान अलके सूघर बन भलके बनी । 
आनन अनूप बंक चितवनि सुभग शर शोभा घनी ॥ 


द्विवेदी-काव्य-संग्रढ 


अंगनि अनंग उमंग छाये छबि छकित अभिरामिनी | 
शोभित परम कमनीय गृुणमय जलजतनुद्ुतिदामिनी ॥॥६०।॥। 
केामल कपोल कटाक्ष तीक्षूण विशिषजनु हिय में लगे ॥। 
सिर बारबर तम भार पूरित लखत रद मनसिज जगे। 
सुखमा सदन सूचि रूप सुन्दर धन्य लूखि मनमानही । 
अनमोल गोल अडोल गोरे उरज युगल समानही ।६१॥ 
हरि हर॒यो मानिन मान या बिधि विनय कीन मनायऊ । 
मुरली मधुर सुसलीन करले हेरि फेरि सिधायऊ। 
पिय गये जानि गुमान निजगुनिविकल तिय दुख पायहू । 
अपमानि उर पछितानि रिसबस नयननीर बहायऊ ॥६२॥। 
व्ययथा कथा तब तासू तन प्रेम करूह विरहागि। 
सखी चतुरि आतुरि कहति मनमोहन रसपागि ॥६३॥ 
सेहे तेरे निहोरे मलहिन मनखरे प्रानप्यारे अधीरा। 
मानो ऐ कौन ठानी कुटिलगति अरी धाय बूभी न पीरा ॥ 
दीन्हे तूने घनेरे तमकि दुख पिये मानके सर्वेखोबा । 
ताते तोकेा दहुँहँ मलयजरजहू चाँदनी चारु चोवा ॥६४॥। 
सुने कहे सखी सखी समाज आज भास है। 
सुवास अंग में लगे मनो भूजंग ध्वास है ॥ 
करे अकाशचन्द से दूचन्द प्रान घात है। 
शरीर काम धामहू कछ नहीं सुहात है ॥६५॥ 
सदा सुभाय शीलता सनेह गेह गावऊ । 
सप्रेम नाम नेम ले सुप्रीति ना दुरावऊ ॥। 
कहा हिये विचारि के सरोष दोष में दयो। 
बियोग बीर आपही बिमूढ बादिहौ रूयो ॥६६॥ 
दीजे आश्रय दीनबन्धु सूनिये दासी निरासा भई। 
जिह्ना चामहराम हाय मख्र॒ में आपत्ति केती दयी ॥। 
कीन्हें वाद विवाद केटि कटुजे से। काढ़ आली अरी। 
हा हा नाथ पधारिये छमि सबे कीजे न देरी हरी ॥६७॥ 
कछुक काल गत विरह बस मनसिज प्रेरी नारि। 
निशि अभिसार बिहार हित आभूषण तनधारि ॥६८॥ 
चली कली सी सुसहेट पीय की । 
सराहती तीय ,उछाह हीय की ॥। 


विहार-वाटिका २९ 


नचावती नेन छकावती सखी । 
गई छबीली न कहू किहूँ लखी ॥॥६९॥। 
किये अनेकानि मनोर्थे पंथा । 
कबे लगे हौ उर माहि कंथा ।। 
तपे सबे अंग करों कहारी । 
ने जाय कामज्वर हा सहारी ॥७०॥। 
कारी कुहू रैनि महा अंध्यारी । 
सकेत सानन्द पिया निहारी॥ 
ले अंक प्रेमाकुल हपि प्यारी । 
भाई करी केलि कला पसारी ॥७१॥ 
प्यारी बदी ठीक गई सयानिहूँ । 
दोउन न जानी निशि नाहि बानिहूँ ॥| 
पायौ उभे ओर विषाद अन्त में । 
लज्जा बढ़ी भेद खुलों इकन्त में ॥७२॥ 
लजी आई भाई तजि हरि बनाई कछ तहाँ 
सखी मेरी माने कहति तिय अपने उनइहाँ ।। 
अरी हेरे नेरे अवहि प्रिय प्रेरे गन के। 
सुई आली चाली कुशरू बनमाली सदन के ॥|७ ३॥। 
गरे डारा हारा नवसत सिंगारा रचि किये । 
तिया भोरी गोरी बयसअति थोरी पिय हिये ।। 
बसी कीसी सीसी बस वर बतीसी इमि बनी । 
मनौ मोती भार जगमग प्रकाश दुति घनी।॥।७४॥ 
कथा भाषे छाखे करत अभिडाषे पुनि कहे। 
कबे जेंहें पहें सुख दुख नसेहें मन यहे । 
दही देही कॉपे अतन तन ताथे निश्ि दिना । 
मिलो प्यारी छावे उर सब सतावे तुम बिना ॥७५॥। 
हारावली तरल कड्भूण शुभ साहे। 
मंजीर दीप्ति मणि देखत कौन मोहे ॥ 
राधे निहारि हरि मंजूल कुंज द्वारा । 
संकेच से।च उपजाय न जाय पारा ॥७६॥ 
जानी रूजी नवल बाल सुदेखि मोही, 
आनन्द प्रेम परिपूरित तासु सेही । 


द्विवेदी-काव्य-संप्रह 


बैठे सखीन सिख दे सुसखी बुलाई । 
स्वाधीन आप इत ले मुरली बजाई ॥॥७७॥ 
प्यारों प्यासो चहेहँ मुदु रस अधरा पान येरी अयानी। 
गाव तोही सुनावे सुनि मम सजनी लीजिए मानि बानी ॥ 
नाहीं नाहीं नही है तव कुशल कला ताहि ते ब्रेगि आवौ । 
ज्वाला सारी बुभावो सकुचि तजि सबे भावते हीय छावो ।॥७८॥ 
बिना मोलही रूय लियो मोल जिनहि चितचाय। 
तिनसे बोलन में ब्रिहर्सि गौरी कहा लज़ाय ॥७९॥ 
बन अलीके सुनत इमि चली मिली गोपाकू। 
सादर मय आननन्‍्दयुत मन्द मन्द गति बाल ॥॥८०।॥। 
आछेकटाक्ष मृगाक्ष के तजि कानि कानन छौ गये । 
तासे भयो श्रम विधकि चंचल चपल तारे दूग छये ॥। 
पूरे प्रयास प्रस्वेद मृकता बिकूग करि कारन दये । 
स्यामहि निहारत उमंगि उरगिरि मनहु हर पूजत भये ॥८१॥। 
प्यारी सखी मिसके चतुर मुसुकाय जब न्‍्यारी भई । 
छूटी सकुच सब बदन पियलेखि अतन की तनतप गई । 
सेहै शुभग शचि स्वेत सुन्दरहार हरिछत्रि निधि महा । 
धारा यमुनजलबिमलूपे जनु फेन सितरुचि से। बहा ॥८२॥। 
मोहन मुदित मनभावती सन कहते सनमुख आहइहै । 
केामल कुसुमदल सेज पर पदकमल मृदु पधराइये । 
अंबुज अरून समता करत तिहि जीतप्रीति लुनाइये ।॥। 
सेवहु चरन तब हरन सब दुख मधुर बैन सुनाइये ।।८३॥ 
दंपति सुरति आरम्भ संपति पुलकि जन बहु पायऊ । 
भेटनि मनोहर हसनि चितवलि अधररस सरसायऊ ।। 
अंकनि भरत निरशंक हरषित हरि विपुलसुख छायऊ। 
नैनननिमिषितजि प्रियामुलछबि लखत अति मन भायऊ ॥॥८४॥ 
अधखुली पलकों अलके बनी, 
उर उतंग अनंग सनी अनी । 
ललित अंग सुरद्ध धुरज्ध है, 
गति बसी जनु सीव मतंग है ॥८५॥। 
भुजन जोरि उरोजनिहूँ मिले, 
सुरति दायक नायक अंग ले । 


विहा र-वबाटिका ३१ 


नखनि दंतनि कंत इकत के, 
छत किये सुपिये रस अंत के ॥८६॥। 
थकि थली सिथली रस रीत में, 
रति रची सुखची विपरीत में । 
लजित कंपति कंप सनेह की, 
नव कला विकला कलदेह की ||८७॥। 
वसन आसन-आसनि दास के, 
विलग पी रस की हँसि हॉस के । 
द्रगलसे विलसे अलसे गही, 
सुमन हार बिहार विहाय ही ॥८८।। 
छरा छूटे टूटे सुरति रस लटे हिय गहे। 
चिते गौहीसौही सजति अरसोही मुदलहे । 
थकी गीता प्रीता उफ्कि अगरीता सुखसनी । 
महाशोभा लोभा मन लखत शोभा छवि घनी ॥८९॥ 
प्यारे धारो सवारी वसन सुरुचिसों अंग मेरे बिहारी। 
देखो मारे बिथारे कचतिय कहही भालबेंदी बिगारी । 
रेखा केती बनाई हियहि तुम छली वेगि नीकी करीजे। 
माला तोरो सजीरी विनय नहि सुनी आनिये ताहि दीजे ॥॥९ ०॥। 
रचित कुच अडोला शुभू ज्यों मैनगोरा। 
तिल कलित कपोला लाइये श्याम छोला। 
विरति रति मशेनी गूथिये लारू वेनी। 
करनि वलय श्रेनी कीजिए मोद देनी ।॥॥९१॥ 
जिमि जिमि मुसकाई युकति राधा बताई। 
तिमि तिमि चितलाई कीन सोई सुहाई । 
तन मन बलिजाई प्राणप्यारी रिभाई। 
पुनि पुनि उर छाई धाम आये कन्हाई ॥९२॥ 
मधूर सुर सुनाई द्याम बंशी बजाई। 
विपिन निशि लभाई गोपनारी बुलाई । 
सजल जलद देही मोहती नाहि केही । 
तजि सूत पति गेही वाम छाई सुगेही ॥९३॥ 
विरह दव बुभाई ताप सारी सिराई। 
नव सुख अधिकाई दीन संतोष पाई। 


द्विवेदी-काव्य-संग्र ह 


दुखि नहि लवलेशा जाहि सेवे महेशा । 
तिहि धरि नर भेषा कोटि काटे कलेशा ॥९४।॥ 
छायारूप अनन्त सन्त हरि को शास्त्रादि जाने कहें । 
जोरे पाणि गणेश शेष विधिह जाको सदा ही रहे । 
सो राधा सुखदा त्रिलोकजननी आनन्‍्दसंमोहनी । 
लीलाहेत निकेत कीन बुज में श्रीकृष्णअर्धाजिनी ।॥९५॥॥ 
गोपाल गोविन्द मुकुन्द श्यामा। 
शोभानिधे शीरू समूह धामा ॥। 
दाता दया सिन्धु नमो मुरारी। 
भूभारउद्धारक तापहारी ।।९६!। 
इन्द्रादि शीश नित नावहि ईश ध्यावें। 
लावे समाधि सुर सिद्ध मुनीश गावें। 
पादारबिन्द वृजचन्द अनन्द कंदा । 
बन्दे प्रसाद मतिमन्द बनाय छंदा ॥९७॥। 
अक्षि अवधि अरू रन्ध्रविधु पौष पक्ष तमजान । 
नवमी शुभ बुध हस्त मह कियौ याहि निरमान ॥९८॥ 
ललितलता अनुराग की छाई में हुलसाय । 
रसिकशिरोमणि सुजनजन विहरिय आप सुहाय ।॥९९॥ 
सुमन बेलि अनमिलत जहूँ तहँ करि भिन्न विभाग । 
मोहि कृतारथ कीजिए देखि मोर अनुराग ॥१००॥ 


| इति || 


“थे 
-# 


७. &छ ८ ० ७ «७ 


बच. #चि0.. >>» 
पे 9 &८ 0 


>> 
७ +(७ 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
र्ढं 
/और५ 
९ 
र्छ 
२८ 
फ्ा० 


र्‌ 


विहर-वाठिका में प्रयुक्त उत्तों की नामावली 


नाम 
ख्रग्धरा 

शाईल विक्रीडित 
7? मु 72 
द्रतविलम्बित 
दोहा 

शादू ल विक्रीडित 
7 77 |) 
वंशस्थ 

शिखरिणी 
भूजंगप्रयात 
मालिनी 

दोहा 

वंशस्थ 

दादू ल विक्रीडित 
मंदाक्रांता 
शिखरिणी 
मालिनी 

मालिनी 

दोहा 

दोहा 

दोहा 

शिखरिणी 
द्रतविलंबित 


जय ५ २ 


हरिग्ीतिका 


2255-50 77 


वंशस्थ 
स्र्ग्धघरा 


३३ 


वृत्त 
श्र 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
४० 
४१ 
४२ 
४३ 
है. है. 4 
४५ 
४६ 
४७ 
४८ 
४९ 
५ 9 
जज 
पे 
५३ 
५४ 
प्‌ ण्‌ 
५६ 


नाम 
खग्धरा 
नराच 
चामर 

दोहा 

दोहा 

दोहा 
शिखरिणी 
रै) | 
मन्दात्रान्ता 
दोहा 
बसंततिलका 
) 
द्रतविलूम्बित 
ै ५8 


भै) ५ 


मन्दाक्रांता 
दोहा 
उपजाति 


रैर )ै7 


शादू्‌ लविक्रीडित 


77 9 


मालिनी 


ै 0 


३४ 


वृत्त 
५७ 
५८ 
५९ 
६० 
६१ 
5२ 
द्द्रे 
६४ 
९५ 
६६ 
६७ 
६८ 
६५ 


७१ 

७3२ 
७३ 
४ 
७५ 
9६९ 
(9७ 
७८ 


नाम 
मालिनी 
शिखरिणी 
हरिगी तिका 


२ 7 


दोहा 
स्रंग्धरा 
नाराच 
हे 3) 
शारदूलविक्रीडित 
दोहा 
वंशस्थ 
उपेन्द्र वच्चा 
इन्द्रवज्चा 
इन्द्रतअंशा 
शिख रिणी 


ह ५! 


7 47 


वसंततिलका 


ै) २ 


स्नग्घरा 


द्विवेदी-काव्य-संग्र ह 


वृत्त 
3९ 
८० 
८ ९ 
<२ 
<३ 
<८ढं 
<५ 
८६ 
<७ 
८८ 
८९ 
९० 
९१ 
९२ 
९२ 
९४ 
हु 
९६ 
९५७ 
९८ 
५९ 


२१०० 


नाम 
दोहा 
हे । 


ह। 


हरिगीतिका 


7 


दृतविलंबित 


कट । 


शिखरिणी 
स्रग्धरा 
मालिनी 


ै) 43 


शार्दूलविक्रीडित 
इन्द्रवजा 
वसंततिलका 
दोहा 


ै+ 


7 





सस्‍्नहमाला 


समपेण 


प्रेम के आधार यह आपके प्रेम की ही रचना है। अनुचित तो है ही 

कि कुछ भी आपसे इस अवसर पर इस विषय में कहा जाय क्योंकि प्रेमी 

“जनों की छालसा को, केवल उनकी उत्कृण्ठा की ओर ध्यान देकर, असंगत 

बातों को दुरा , पूर्ण करने का तो आपका प्रण ही है; तथापि ब्रिना कहे 

सनन्‍्तोष नहीं होता कि, इसे भी आपने पूर्वाय॑वंशजों के प्रशंसित संकल्पों से 

संगृहीत जान स्वीकार कीजिए। 
झाँसी | 


१ मार्च, १८९० “अनन्‍्थकार 


स्नेहमाला 


तन्‌ जनू्‌ घनश्यामा शोभाधामा रसिक सुनामा विश्वभरं। 
नटवर नँदलाला उर बनमाला रूप विशाला मुकुटधरं। 
लोचन अनियारे जीवनप्यारे नाथ हमारे देववरं। 
श्री राधानायक जनसुखदायक होहु सहायक विघनहरं। 
दोहा 
विधि हरिहर उत्पत्ति अरु पालनलयकरतार । 
सेवक इन सबहू किये विधवदनी आगार |! 
जाके चरित विचित्र अति परम मनोहर रूप। 
ता पद अम्बुज बन्दहूँ कर छरकुसुम अनूप ॥। 
घूँधघुटपट खोलनि हँसनि हिय आशय गभीर। 
लाजसकुचभाषण नधुर मरकतहेमशरीर ।। 
वाद बहुत अभिमानयुत भृकुटी कुटिल चढ़ाय । 
नारि सहजही विश्व के नरनि लेत अपनाय ॥। 
बंक भौह वि चारु मुख स्नेहयुक्त मृदुवानि। 
दुग चंचछ गज इंव गमन मन्द मन्द मुसकानि।। 
शोभा देहि अनेक ये मृगनयनी तन मॉहि। 
करन नरनि आधीन जग सोई आयुध मॉहि॥ 
भय लज्जास्पद भंग श्र सकुचि कबहुूँ रहि जात । 
लीलाहासविलास लेखि कौन ताहि पतियात ॥| 
नवरू वदन चख अति चपल नारि नवोढ़ा केरि। 
नील सरोज समान युग मुदित होत मन हैरि ॥। 
चंद्रनन सरसिजनयन  स्वर्णमयी सब देह । 
कचकुंचित लखि होत हे बलिबलि अलिगण खेह ॥ 
चक्रवाक कुच केहरी कटि नितम्ब विस्थूल । 
बचन सरस मृदु अपर सब तिय स्वभाव के मूल ॥। 
“अल्पहास॒ सह मुृखकमल चंचल चितवनि चारु। 
बोलनि बरसनि अमिय जन सुनत न रहत सिहारु॥ 
३९ 


४० 


द्विवेदी-काव्य-माला 


मंद मंद पग अवनि धरि कुटिक कटाक्षनि मारि। 
बिन प्रयास तरुणी करत वश्य सुकोर निहारि।। 
प्रेम प्रफुल्लित युवति वर, बदत ठेखिबे योग । 
ब्राग सुगन्धित मुखपवन सम नहि दूसर भोग।। 
वचन श्रवण तिनके सुखद अर अधरारस पान । 


नवयौवन सुमिरन करत छूटत मुनियन ध्यान॥ 


कोमल कर कंकण वलय पग नूपुर रवकारि । 
धारि लजावत हँसि तिया इक टक रहत निहारि॥ 
त्रसित शिशमृगीली नयनपुनि पुनि चपल चलाय। 
असि को जग नर धीरघर दे न जाहि बिचलाय ॥। 
तन कुकुम चिह्नित सुधर कोप्रलाग उर हार। 
करत वश्य नर पलक में कुटिल कटाक्ष प्रहार ॥ 
निरचय ते कविश्रेप्ठ है ज्ञान बोध विपरीत । 
कामिनीन अबला केहहि जे नित आनि प्रतीत ॥। 
दृूग विलोल अवलोकि जिन शक्रादिकहु गहान | 
मोहत तिन किमि भाषियें अबअछा अधन अमान ।। 
दरसतही जाके नयन तुरत काम प्रकहात। 
ताको अज्ञाकारिवर सेवक पदन . लखात ॥ 
केशबद्ध सबकारलू सिर लोचन श्रुति-पर्यन्त । 
हृदयशुद्धता ते दसन अरु मुख स्तच्छ लखन्त ॥। 
दो कुच कुंभनि पै सदा भाल सुशोभित सोइ। 
लीन शान्त बपु तदपि रूेखि महाक्षोभ जिय होइ॥ 
मुघे परम प्रवीन तू धनूष धारित्रे माहि। 
शर सम पैनी कोर उर बेघत सकुचत नाहि॥- 
दीप अनल रवि इन्दू अर तारागण समुदाय । 
मृगलोचनि बिनू जवनि सब अन्धमई दरसाय॥” 
तररू नेत्र भूकुदी कुटल पीन पयोधर भार। 
अधरामृतहु॒ ते व्यथा होति न करिय बिचार।॥ 
रोमावलि रूखि ताप पं अधिक अधिक अधिकाय । 
निज कर अक्षर पंक्ति जनु लिखी मैन चित लाय।॥। 


, गठता कुचनि कठोर की सहि नहि सकत सुतीय । 
कटि छचाय पग मग धरति पुनि पुनि तकि तकि हीय॥ “४ 


ख़ 


दा 


स्नेहमाला 


कठिन स्तन नव चारु मुख रे मन लख अकुलात । 
जो चाहत ऐसहि प्रिया करू तप काह सिहात॥” 
सुजनि छाँड़ि मत्सर सकल करिये हिये विचार। 
कार्य एक उत्तम परम अरू मर्याद करार॥। 
के नितम्ब भू भूधरनि सेइय अति जनुराग। 
मार भार घर तियन के के तजि सब जप जाग।॥। 
या संसार असार महाँ चतुरन कहाँ गति दोय। 
तत्व ज्ञान अमृत सुइक, पान करत नर कोय॥॥ 
नातर मदन विलासिनी जघन अंग सुकुमार । 
परसि लहत सुख द्े विहति जग न आन आधार ॥ 
चन्द्रकान्त आनन सुघर महानील सिर केश । 
पद्मराग कर तरुणि के बदन रतनमय गेष॥ 
नारि निपट सब विधि प्रबल करत मन॒ज आधीन । 
विहेसि मोह उपजाय पूनि प्रकटत कला नवीन॥ ४“ 
. निर्मध रमत निलज्ज अति कारण बहुरि विषाद । 
रमणी रमण स्देव करि राखत वशी प्रमाद॥ 
विरहानल सनन्‍्तप्त अति अज्चल बाल उठाय। 
व्याकुल सुधि बुधि सकल तजि विचरत इत उत धाय ॥ 
उर शीतल रजनींनग कर लागत शर इवं आय । 
वेतन थर थर कप तनू आतुर हाहा खाय ॥ 
प्रि. जब लग दरशति नहीं तब छंगि जिय अकुलात | 
आवत नयनन तर जबहि मन औरहि होइ जात ॥ 
आलिगन हित करत तन बहु प्रयत्त हरषाय । 
भरत अंक चह परस्पर तक न कबहेँ बिलगाय॥ 
कटि केहरि कमनीय विधु आनन रूप रसाल। 
प्राप्त जाहि सुन्दर नवल ताहि स्वर्ग सब काल॥- 
तिय स्वभाव ते नहि. कहत भोग समय मुखमूल । 
आश्रित तजि निज मान पे वनि आवत अनुकूछ॥ 
करत बहुरि निःशक सुद्द आदर स्तनिग्त्र सुहाय । 
पुलकित प्रेमाकुक. सरमत प्रीतम हीय लगाय॥ 
केश मुक्त उर बिच पतित किज्चित मुकुलित नेन । 
परम र्य मुसुकानि मृदू प्यारे कोमल बैन ॥ 


४६ 


डर 


दिवेदी-काव्य-माला 


सुरतजनित श्रमस्वेदकण छाये जासु कपोल। 
वध्‌ मधुर मधु पिवत हैं भाग्यवन्त नित लोल ॥ 
आमीलित चड्चल नयनि सुधा सुरतिरस एक। 
सुखकर मनसिज शान्ति कर निव्चय सत्य. विवेक ॥ 
जरासु मदन विकार किय अति अनुचित विधि एह । 
किय न स्तनपतनावधी जीवन  कामिन देह ॥ 
उभय चित्त अरु प्रीति जो सम हें रहे हमेश। 
तो सुख जानिय नतरु सग शावसम विविधि कलेश ॥ 
मृगनयनी चडचल चतुर बाणी मृदुर पुनीत । 
कविवर कहि कहि थकि रहे पाय सुहृदय प्रतीत ॥। 
रसमय सुखमय प्रेममय भाषण रुचिर विनीत । 
मेनोदयकर छवि छकित सकहि जगत सब जीत ॥। 
ज्ञानिन कहँ सुरसरी तट वास त्यागि मंद काम । 
तरुणी स्तन मन हरन ते के सुन्दर विश्राम |। 
युवति करहि पिय सन्मुखहि लघु मध्यम गृरु भान | 
मलय सुचन्दन सम्मिलित पवन सुखद सम जान ।। 
आवतही ऋतुराज के बहूहि वायु मुदुमन्द। 
नवलरू पल्‍लवनि यूत सकल सोहहि तरुवर व॒ृन्द ॥। 
करहि मधुर रब पिक प्रिय द्वमनि डार हुलसाय । 
पाय समय अस होहि सब भोग सरस अध्काय |। 
पवन सुगन्वित कोकिला करू वसनन्‍्त महोँ हाय। 
विरहिन दुखद विपत्ति जिमि सुधा गरलरू हूँ जाय ॥ “४ 
आवासिन रमणीय है सु रस मोद निधान। 
तरुणि अधर मकरन्द नित करहि. सदा जे पान ।। 
चन्द्र किरण शीतरू रजनि अति विचित्र तिहि मास । 
कर्राह साज सुख के सुई प्रवासीन उपहास॥। 
लखि रसाल नवमंजरी उत्कष्ठित पिक कूक । 
विरहानल हुति सरिस सो देत हीय बिच हुक ।। 
बात कुप्ुंभि सुवासमय हरनि सुश्रम समुदाय । 
विष सम प्रिया वियोग ते रूमि तन देति जराश।। 
गुज्जत अलिगण पृष्पमधु पीवत मधुर लुभाव। 
ऋतुपति ललित लता निरखि किह्ि न काम सरसाय ॥। 


स्‍्नें हमाला ४३ 


अति शीतल श्रीखण्ड सम कामिन कर सुकुमार । 
सीकर सीचत भवन सब जलधि सुता सुतहार ॥ 
भरुत मन्द शुचि चॉदनी कुमुदिन कुसुमाकाश । 
मदन विवर्धक ये सकल ग्रीषम जबहि प्रकाश॥ “ 
सुमन मनोहर मालरूवर व्यजन पवन परथ्थ्यक । 
विसल सुजल कोमल शयन अरू निश किरण मयंक ।॥॥। 
धवल धाम ऊँची गची सरवर चन्दन चूर । 
सुख सरोजलोचनि लहह जे सुकृतिसह पूर॥ 
सुघर भवन सुन्दर रचित अमल रश्मि शशि रेन । 
भलयज मृदुरज थुभ सुरभि खसखाने मुददेत॥ 
इवेत नवरू पट सुमन स््रक प्रिया वक्‌त्र अम्भोज । 
क्षोभहि तुरत रसज्ञ जन मन सरसाय मनोज ॥। 
कामोद्दीपक कमल तन कुच कठोर कटि छीन । 
पावस अति तरुणी कहिय काहि न हषित कीन ।। 
इयाम जलद भय नभ भई अवनि हरी चहुँ ओर ।7 
कुटज कदब सुगन्धवर बक पंगति चितचोर।। 
विपिन रम्यशिखि करू मधुर अरु फ्िल्‍लीकनकार । 
वरषा जग संभोग हित वश करि राखत मार॥_ 
घनोपटल आकाश घन नृत्य मयूरनि बाग। 
वसुधा कंदल धवरकू लखि धीर वियोगी त्याग ।। 
विलूसित वलल्‍ली अंकुरित जात केतकी फूल । 
गजेनि घोर पयोद चहुँ दादुर रव॒ सरकूल॥ 
केकी पिक कोलाहलनि, पूरि जगत जब जाय । 
गजगामिनि बिन रजनि तब विरह भरी न सिराय॥ 
अन्धकार दीसहि नहीं कछहू नभ घनघोर । 
बरसत पुनि पुनि गरजि अति गिरत नीर करि शोर ॥| 
ता बिच चंचल दामिनी चमकि चमकि रहि जात । 
धन्य तिनहि जे भुज भरत प्रिया मुदित यहि रात॥ 
पावस अगम बिचारि मगर जो कदापि पिय गेंह। 
शरद न बिछबन हेत तिय आलिगन अति नेह॥“ 
श्रमहारक शीतल पवन सीकर स्वेत विभास । 
सुखकारक दुख दिवस हू करत प्रिया जिहि पास ॥ 


४४ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


शरद अब्रे निशि जे पुरुष सब विधि देव बिहीन। 
भोग आस तजि शिथिल तनू्‌ जरत बिरह दवदीन ॥। 
रजनी बृश्र वितान इव निरखि मयंक प्रकाश । 
बिन तिय उपल प्रहारि हिय ग्रहगण गिनत अकाश॥। 
भाग्यवन्त घृत दुग्ब दधि प्राशन वर हेमनत। 
केशरि रस॒ तन खौर अरु नवपट अरुण अनन्त॥ 
पीनोरस्थडक कामिनत्ती अक लाय सूख पाय। 
आनन्दित सोवहि सुखी सब जगजाल बिहाय॥ 
उड़ि कपोल चुम्बन करत केश भकोरनि बात । 
सीसी सब मुख ते कढ़त उर न बस्त्र ठहरात॥ 
कपत थर थर थर उछू वायू बेंग रूगि गात। 
मरुत दशा विरहीन सी शिशिर काल ह्व जात ॥ 
पूनि अबलन सन पुरुबसम करत सोइ व्योहार|। 
आकर्षत कच बसनह अंग अंग ते टार॥  ... 
आकुंठित करि दीठ कर विस्तृत रोमसु देह । 
सीसकार ते अधर जन्‌ रोतत भरत सनेह।॥। 
विषय विरस अति दुःखमय त्याग्यो जानि असार । 
निन्‍दत जे यहि मन्द कहि निज विचार अनुसार ।। 
आत्म तत्व थिर करि जबहि तिनहूँ बुद्धि सुजान । 
खाजत तब नहिं कह सकत तिय महिमा बलवान।॥। 
श्रुति पुराण गुरु हित चहत यद्यपि चतुर प्रव्रीण । 
वेद वारि वर महँ करत कवि कोविद प्रन न | 
तदपि कहते भू हैं न कछू परहित पृण्य समान। 
अरु सुन्दर भासिन सरिस रम्य ने जग कछू आन ॥। 
यूक्ति अनेक अनर्थे मय करिबो वृथा प्रलाप। 
सेवतीय जग में अर्हाह अपर सकल परिताप।॥। 
तिय यौवन मद यूक्‍त अर नमित प्रयोधर' पीन। 
वा बन, जियब निर्थ फिर जो वर यूगूल विहीन।। 
साँची कहहँ न और ले लीक यथारथ टेक । 
विषदनि की संतोष जर नवनितम्बिनी एक॥ 
नित परमारथ साधकहु मुनि समरथ क्ृषगात | 
गहहि. पन्‍न्थ बैराग्य जब मन इनते फदि जात ।॥। 


स्नेहमाला डप्‌ 


दीप पुर प्रज्वलित है निर्मेलता अधिकाय । 
जब लगि तिय लोचन चपल अंचल दे न बृुभाय ।। 
कवि कोविंद सब सन करत बहु विधि वादविवाद । 
विषय त्याग मुख ही रहे मन ते तनिक न बाद॥।। 
रत्नवचित वर मेखला लोभित जिंहि तन माहि । 
ताहि बिलग करि देन में जग सभर्थ कोउ नाहि।। 
तरुणी निनन्‍्दत जे प्रवर ते बंचन हठि लोग । 
तप फल स्वर्ग सुतासु फल अप्सरानि संभोग ।| ४“ 
अति उनभत गजराज बल मथत प्रबल जे शूर ॥ 
अरु मृगपति सुप्रचण्डहु' मद करि डारत चूर ।। 
दक्ष बलीन पुकारि प॑ कहहँ होठ सो होठ । 
दलन दर्प कन्दर्ष में समरथ. . बिरका कोठ ॥। 
साधु समागम दमन तन इन्द्रिय अरू अज्ञान । 
हिय लज्जा धरिबो सकल आश्रय तब छरूगि जान ।॥। 
आकर्षण कर अ्रू धनुष राख्यो जब छरगि तानि । 
लालावति तकि नयन शहर नहिं छॉडे सन्धानि |। 
तिय सनेंह यूत बेगही आरम्भत जो काज । 
तामहँ विध्तन न कर सकहि विवह जो सुरताज ।। 
ज्ञानी सुघर कुलीन नर तब लछूगिही आचारि । 
जब लग अत प्रविप्ट नहि मैन शराहन धारि।। 
वक्ता वेद पुरान वर, ज्ञाता शास्त्र सुजान ॥ -- 
लहत परम पद गति क्वचित कोऊ पुरुष महान ।॥। 
परम अनूप कुब्चिका तिय भृकुटीन विहाय। 
चहत खोलिबो अमरपुर द्वारा खुलि न सकाय ॥०- 
मीन-ध्वज मुद्रा तिया बहु सम्पति दातार । 
मन्द त्याग तिथ कराहि जे पावहि दण्ड अपार ॥ 
क्रोधित मदन महीप कृत मुण्डित नग्न विदेह । 
कर कपाल के भ्रपत नित दुखित नेह ते गेह।॥ 
विश्वामित्र मुतीश जिन अशन पवन अरू पात । 
सो मोहे लखि कमल मुख प्रगट सबहि यह बात ॥। 
मनृज दूध दधि घृत करत शाही अन्न जहार । 
ते न फँसहि यदि विध्य तो तरहि पयोनिधि पार॥ 


४६ 


द्विवेदी-काव्य-मालछा 


बदन तेज रजनीश सम कटि कृश अति कमनीय। 
मध्य भाग तरुणी कुशल मैन कुम्भ र हीय॥। 
इनही हित नर बुद्धिवर दुप्टहु राज द्ुवार । 
सेवत चित धरि घेयंगत मानि विविध उपकार॥। 
सुघर गृहा रमणीय जहाँ गिरजा हाम्भू स्‍्थान। 
गगधार शोभित शिला तहाँ धरिबे कहाँ ध्यान ॥ 
जात कौन मनमलिन तजि गृह सुत निज परिवार। 
जो क्रंग शावकनयनि ब्यापति जग न विकार ।। 
कोमलांगि मोहन प्रबरू मंत्रन यदि प्रकटात । 
अति दुस्तर संसार तरि तो सब पारहि जात ॥ 
करि न उलंघन सकत नर सागर आशा रूप। 
परम मनोहर तरुणता यह सब भाँति अनूप॥ 
फिरि प्रवास किमि खोइये भ्रमत अमित दुख पाय । 
अन इच्छित आये जरा कर मीजबु रहि जाय ॥ 
कहेहँ प्रवक्ता मैन की में नहिं चाहहँ ताहि। 
ताते करि ताको बिरस बरणहुँ अब अवगाहि॥ 
यौवन दाहक निज वदन अरू बहु अनरथ हेत। 
ज्ञानहप विधु विमल कहे घनसमपटल सचेत ॥। 
बीज मोह उतपत्ति कर पंचवान प्रिय मीत । 
दुखप्रद नरकागार यह सबही विधि विपरोत॥ 
आभूंगारदुम तीरदा क्रीडा मेघ समान । 
सीचि मधुर रस ते करत हाव छतादि वितान ॥। 
मुकता फल अनमोल तिहे रागत फल चतुराय । 
धन्य यूवा जें नहि चलूहि निज मर्याद भुलाय॥ 
पुरुष स्त्रिय जानत अजुचि तौहों ताहि निहारि । 
निहूज बहुरि मद यूक्‍त हूँ रमत न अंतविचारि ॥। 
अंबुजनयने.. प्रियवरे प्ष्टोच्चस्तत. भाषि । 
चन्द्राननं प्रवीन कहि हर्षत हिय हँसि राखि॥ 
सुनत ताप उन्‍्माद रूखि छुवत मोह अधिकाय। 
तासु नाम किमि लीजिए प्रिया सुशील सुभाय।। 
जब लगि नयनन ओट नहिं तिय तब रकूग' सुख जान । 
बिलग होत ही सो सकल विष इव चढ़त निदान।॥ ' 


स्नेहमाला 


सुधागरल दोऊ रहत कामिन अंग समूल । 
अमृतलता अनुकूल विषबल्लरीसू "प्रतिकूल ॥ 
अति दुस्तर जड़ यन्त्र है घोर मोह की पाश । 
विष्चकरी अमरावती अरु जग जीवन त्रास ॥ 
संशय डिसा कपट की भवन कुबृद्धि निधान। 
सृष्टि माँहि अस नीच कछु दुखद न नारि समान ॥! 
कविवर उपमा देत हैं मुख शशि सरसिज नैन। 
कनक वदन भूकुटी कुटिल धनुष सुधा सम बैन | 
सुनत जाहि भूलत मनुज सब सुखमय अनुमानि । 
सेवहि हाड़िन मांसही मृगजल सरिस न जानि ।। 
अतिप्रिय मानत मन्द मति छीलावती विरास। 
गुझजत आनन्दित भ्रमर जिमि कुमोदनी पास ॥ 
अति कोमल वारिज सदुश शोभित आनन वाम। 
पूरण विधु छबि हर सुधर सुंदर सुखना धाम ।॥। 
बिम्बाफल इवं अधर जहाँ सुधा कहत सब कोय । 
योवत बीतत ही सुई तुरत हलाहल होय ॥ 
कान्‍्ता सरिता जानिए जल अथाह गम्भीर । 
चक्रवाक कुच पश मुख नाभि भँवर वर तीर॥ 
संसाराणंव माहि जो चहहु न मज्जन पान।॥ 
तो दूरिहि ते याहि को त्यागहु सुमति सुजान॥ 
बोलत इकसन एकतन देखत  हिय अभिलाखि। 
चित ते चितत और ही प्रिय को सकिय न भाखि॥ 
मुखहि रहत मधु हृदय विष ताही ते यह रीति । 
अधरारस पीवत समय हिय मर्देत यूत प्रीति॥। 
बनिता अजगर रहत नर चतुर दूरि सब कारू । 
चितवत जाके क्षणक में आवत लहर कराल्‍रू॥ 
सप॑ सकल मुख ते डसत विषविमुकत हू होय । 
कबहँ न उतरत जन्म भरि जो यह देवे जोय ॥। 
नारी जार जहान मे धीमर काम प्रवीन । 
फंलायो है युकति तें अधरामिष जा छीन ॥ 
मनुज मीन के फसत ही आकर्षत अति हेत । 
प्रीति अनल महें डारि _नि पचवत ताहि सचेत ॥ 


४७ 


४८ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


कामिन काया वन सघन शिखर स्तन दुहुँ ओर । 
रे मन पथिकन जाइयो बसत मार तहाँ चोर॥ 
चतुर सुचछचलू चपल अति गजगामिनि मदवन्त । 
पंकज बदन विलछोकि के जासु मयंक दुरच्त ।। 
ताके नयन भूवंग कहूँ ७», भूलि ड्से न | 
भेषज मिलहि न तिन कबहेँ जिन घायल किय सेन ॥ 
मधुरादिक रह नृत्य अरु गायन सुखद सुगंव । 
परस पयोधर पॉच ये पंचेन्द्रिय के बध॥ 
मूढ भ्रमत इन मह फिरत देह मनुज की पाय। 
अविवेकी जंड देति हैं परमारथहि नसाय।। 
मदन सुव्याधि असाध्य है जासू निवारण नाहि। 
ओऔषध लगत न मंत्रह वाके निकटहि जाहि ॥ 
शान्ति करत नहिं पावई कैसेहु सो नाथ । 
मोहज्वर नर अंग मह आवत करत प्रकाश ॥ 
सुन्दर वेश्या मेन की ज्वाला अति विकराल । 
कामी यौवन धन जहाँ होमत नित्य बिह।ल ॥। 
जन्म अंध दुर्मूख अशुत्ि जराजीर्ण सब गात । 
अविचारी अकुलीन खल कपटठी कोल किरात॥। 
अल्प द्रव्य हित जें रमत तिय इनहूं संग माँहि। 
ज्ञानी श्रेष्ठ गुणज् जन तिन पे मोहित नाहि।॥ 
वारवध्‌ के अधर नहिं सज्जन चुम्बन जोग। 
दूत चोर चेटक नट॒हु मुख लावत सब लोग ॥“ 
पीन परयोधर चल तरल लोचन तन कमनीय। 
कर कोमल क्ुद्य उदर वर हार मनोहर हीय। 
त्रिवलीकृता अनूप लखि कछु लावबत नहिं जीय । 
घन्‍्य धन्य ते धन्य हैं सब प्रकार कथनीय || 
बाले ठीला करि कहा तू नैतनि के बानि । 
छोड़ि व्यर्थ श्रम करति है चूकत देख निशान ॥ 
गुनिबो मन महँ प्रथम सम उचित नाहि अब तोहि । 
विषय मोह माया सकरू तृण इंब दीसत मोहि॥ 
नील कमल छवि हरण ये युगुल नयन तरवारि। 
तकि तकि नित प्रति कत करत प्रबल प्रहार सँभारि | 


स्ते हमा ला ४९ 


ठानी कह समुभत नहीं जाडई्नी कछ ने जाय। 
ज्वाला चहहँ अनंग की में तन देह बुझाय॥ “ 
निरमू गृह अति गृश्र अरु तरुणी भोग विलास। 
अंग अनूपम बहुरि जो जग सुखदायक भास॥ 
इन सबही को जानियो प्रेमत॑तु कर जाल । 
कामी कमि फँसि जासुतें तछफत दुखित बिहाल।। 
योगाभ्यास अखण्ड ते आत्मा मन अपनाय । 
सुखी निरन्तर जे अहहि. मायाबंध नसाय ॥ 
तिनकह क्षोभि न सकत हैं तिय मुख स्वास सुवास । 
अधरामृत भाषण मधुर प्रेम पल्‍लवित हास॥। 
निज कोदंड चढ़ाय किमि ठनकारत तू मैन । 
सिर धुनि धुनि बोलत वृथा कोयल हू मृदु बैन ॥ 
री कटाक्ष चंचल कहाँ मृग्धे पुनि पूनि मार । 
चित्त शरण भगवन्त की गद्यो विनाश विकार॥ 
मोह अन्ध मदग्रस्त जब मदन हाथ बिकि जात। 
सकल विश्व तब नारिमय दगहूँ दिशा दिखात || 
वर विवेक अंजन जबहि छोचन लेत रूगाय । 
सकल भुवन भरि तिनहि तब ब्रह्म एक दर्शाय॥। 
क्रपा तिहारी के बिना सो भिलि सबहि सकी न । 
विश्वविमोहन एक रस श्रीपति सुखभाएन ॥॥ 


॥इ ति।। 


फा० ४ 


अथ श्रीमहिम्नस्तोत्रम 


भूमिका 


योगप्रियाय भवसागरतारणाय, 
कालान्तकाय केमलासनपूजिताय । 

नेत्रतयाय शशिशेख रघारणाय, 
त्रेजोक्यतापशमनाय नमः शिवाय ॥ 


इस स्तोत्र की अनुपम काव्य और सरस वाणी को सुन किसका चित्त 
गद॒गदित न हो जाता होगा और किसके मन में यह आकाक्षा न उत्पन्न होती 
होगी कि इसके मनोहर छन्‍्दों में श्री पृष्पदन्ताचाय गन्धवेराज ने जो कुछ 
अकट भाव से दर्शाया है उसे समभकर क्तकृत्य होवें। परन्तु संस्क्ृत- 
विद्या में पूर्ण रूप से प्रवीणता व होने के कारण अनेक प्रेमीजत इस रस से 
वंचित ही रहते है । में स्वयं इस भाषा से परिचित नहीं। इसी से यह 
विचार बहुत दिनों से मेरे मन में था कि यदि अवकाश मिले और किसी 
गृणज्ञ का दैवयोग से मेरा संयोग हो जाय तो अपनी बुद्धि के अनुसार इसके 
आशय को जान यदि हो सके तो उसे प्रकाश भी करूँ। सो वह आज पूर्ण 
हुआ । सका अनुवाद मेने सन्‌ १८८५ ई० में, जिस समय में हुशंगाबाद 
में स्थित था, किया था। 

इस अनूठे स्तोत्र की रचना का कारण ऐसा सुना जाता है कि किसी 
राजा ने एक बहुत ही रमणीय पुष्प-वाटिका बनाई थी उसमें नाना प्रकार 
के सुवासित पृष्प सदेव विकसित रहते थे । किसी समय पुष्पदन्ताचार्य इस 
वाटिका की अत्यृत्तम शोभा देख उसमें पधारे और जितने नूतन नूतन और 
सुगन्धित प्रयून पाये धब ले गये । उस दिन से उन्होंने नित्यप्रति वहाँ से फूल 
ले जाना आरम्भ किया। यह बात राजा को विदित हुई परन्तु कौन पुष्प 
ले जाता है यह कोई न बता सका क्योंकि गन्धवेराज इस चौरकम को गुप्त 
रीति से करते थे। राजा ने गृणी जनों द्वारा यह प्रमाणित कराया कि यदि 
पृष्पचौर शिवनिर्माल्थ का उल्ऊंघन करे तो निश्चय पकड़ा जाय । इस 
प्रकार का मन्त्र ठहराय एक रात्रि को वाटिका के चारों ओर शिवनिर्माल्य 
सिचन कराया । पुष्पदन्त आये परन्तु जब लौटने छंगे तब अपनी अन्‍्तरिक्ष 
गन की दाक्ति नष्ट हुई जान चकित हुए और आशंकित होकर इस कष्ट 
से मक्‍त होने के लिए शंकर की स्तुति करनी आरम्भ की जिसको श्रवण कर 

५३ 


पड द्विवेदी-काव्य-माला 


श्री शिव जी ने प्रसन्नता प्रकट करके गन्धर्वाचार्य को पूवंवत्‌ शक्ति प्रदान 
कर उनका मनोरथ सुफल किया। 

एक भाषा के छन्द को दूसरी भाषा के छन्‍्द में उल्था करना कुछ तो 
आप ही कठिन होता है तिस पर इस पंथ में प्रवेश करने का यह मेरा प्रथम 
ही साहस है; इस कारण मूल संस्क्ृत-छन्दो के यथार्थ भाव को मुझ शंका 
है कि में भाषा में तादुश न दर्शा सका हूँगा अर्थात्‌ कही कही छन्‍्द-रचना 
में आवश्यक वाक्यों की योजना करने में कुछ न्यूनाघिक हो गया होगा इसी 
से प्रत्येक इलोक का भावार्थ भी लिखा है कि जिसमें मूल का अर्थ जानने 
में कुछ विरोध न हो। इस स्तोत्र के भाषान्तर करने में मूल कबि के 
अभिप्राय को भर्ती भाँति प्रकट करने के हेतु से कहीं कहीं भावार्थ के 
प्रकरण में फेर-फार भी हुआ है सो अवलोकन से विदित हो जायगा। 


इसका छन्‍्द-प्रबन्ध इस प्रकार से है :-- 
मूल भाषा 

श्से २९तक शिखरिणी श्से १ श्तक शिखरिणी 

50 हरिणी १४ से २८ तक भुजंगप्रयात 

३१ से ३४ तक मालिनी २९ से ३५ तक रर्गीतिका 

३५ से ३७ तक अनुष्टुप्‌ २६ से ४३ तक नाराच 

३८ और ३५९ मालिनी ४४ से ४९ तक मालिनी 

४० वसन्ततिरूका ५० मे ५२ तक तोमर 

४१ अनुष्ट॒प्‌ ५२१ से ५५ तक प्रज्मटिका 

0 है: ८६६४ अली 


इस एऐार्य में हुशंगाबादस्थ श्रीमद्बाबू हरिश्चन्द्र कुलश्रेष्ठ का मो 
साम्प्रत भध्यप्रदेश राजधानी नागपुर में विराजमान हैं में परत ढृतज्ञ 
हैँ । उक्त महोदय ने बडी क्ृपापूर्वक पुस्तक के आशय और भावार्थ के जानने 
में सहायता देकर भाषानुवाद को शुद्ध किया। तदनन्तर श्रीमद्बाबू सीता- 
राम जी स्वामी इंडियन मिडलेंड यन्त्राकूय, फॉसी को में अनेकानेक धन्य- 
वाद देता हूँ जिन्होंने अपनी परम वेशहितैषिता, स्वभाषानुराग और 
अनूपभ मित्रस्नेह से इस पुस्तक को प्रकाश किया। 

आशा हूँ कि सद्गुण ग्राहक एक बार सका अद्योपात्त पाठ कर मेरे 
परिश्रत को सफल करें । 

फॉाँसी | 
१५ जनवरी, सन्‌ १८९१ ३६० । 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 


श्रीः 


अथ श्रीमहिम्नस्तोात्रम 


भहिम्त: पारं ते परमविदुषो यद्यसदशी 
स्तुतिब्रह्दादीनामपि. तदवसरुन्नास्त्वयि गिरः। 
अथावाच्य: स्व: स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्र हर निरपषवादः परिकरः॥१॥ 


अहो हम्भू तेरी अतिव अपरम्पार महिमा। 
महाज्ञानी ध्यानी सकहि नहिं भाषी तिहि समा । 
वदी ब्रह्मा आदी गृणनि गणना औरह करी। 
थकी वाणी गायी गिरिश तब गाथा गुणभरी ॥१॥ 


बखाने है तोही सकल निज बुद्धी सब निते। 
स्तुती मेरी हू या ग्रहण करिहें श्री शिव चिते। 
सदा हेरें हीरे हियहि निज दासे अहहि जो। 
कुसेबे हु रीके लखहि मन की भावनहिं जो॥२॥। 


है शम्भु आपकी महिमा को भरी भांति जानना परम दुस्तर है, तथापि 

ब्रह्मादिकों अर अपर महर्षिपों ने निज निज शकक्‍्त्यनुसार आपके गुणानुवाद 
गाये हैं, और आपने उनके गुणकथन और स्तुति को ग्रहण किया है, इससे 
मुझे भी आशा है कि इस स्तोत्र को भी उसके दोषों पर ध्यान न देकर 
आप अंगीकार करेंगे। मु्भे विदित है कि मे, जिसको आपकी महिमा का 
लेशमात्र भी ज्ञान नही है, सब प्रकार से आपका स्तवन करने में अयोग्य हूँ, 
तथापि परम्परा से अपनी अपनी बंद्धि के अनुसार सबने आपकी स्तुति की 
है, इसी से में भी दृढ़ विश्वास करके यथामति आपके गुण-गान करने में प्रवत्त 
हुआ ॥ १।। 

अतीतः पंथानं तव च महिमा वाडमनसयो- 

रतद्व्यावृत्या यं॑. चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। 

स कस्य स्तोतव्यः कतिविध्रगुण: कस्य विषय: 

पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न बच: !।२॥ 

५ 


५६ द्विवेदी-का व्य-मा ला 


मनौ बानी आहै अलूग महिमा पनन्‍थ हरते। 
पुराणौ औ वेदों चकित चित हो के सुडरते।। 
कहें जैसे तैसे विलंगि गुण ग्राम प्रगठते। 
शशी गंगाधारी अरूख अविनाशी पशुपते ॥३॥ 
सुताही के कैसे कहत बनि आवे गुण किते। 
विषै का केते हैँ मिलहि नहिं ढूँढ़े युग बिते॥ 

न है आदौ अन्तो अगम अति जाकी करणि का। 
करे लीला कोऊ कवन विधि ताकी वरणि का ॥।४॥। 


आपकी महिमा वाणी और भन से परे है, अर्थातू, वाणी और मन में 

यह सामर्थ्य नहीं है कि पूर्णरीति से उसके पार जा सकें प्रत्यक्ष वेदवाणी 
भी आपके स्वरूप का प्रतिपादन भयभीत होकर करती है, आपके अनन्त 
गुण वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है परन्तु आपके लीलार्थ धारण 
किपे हुए रूप के वर्णन में किसकी वाणी स्फुरित नहीं होती और किसका 
मन आकर्षित नहीं होता ॥२॥। 

मधुस्फीता वाच: परमममृतं निर्मितवत- 

स्तव ब्रह्मनन्‌ कि वागपि सुरगुरोविस्मयपदम्‌ । 

मम त्वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः: 

पुनामीत्यर्थें3स्मिन्पुरमथन बुद्धिव्यंवसिता ॥३॥। 


गुरू देवों केह परम मुदु गंभीर स्वर ते। 
अमीरूपी जाके वचन सुखदाई ह्ंदय ते। 
भया भीता गीता झकुचि जिय सोऊ कहत है। 
कृपा सिन्ध्‌ बन्धू यदपि शिव प्रेमे गहत हे ॥५॥। 
कथा गेबो चाहो पुरमथन पुण्यें हिय धरो। 
मिसी याही के में वचन रसना पावन करों। 
द्रवेंगे मो पै श्री तिपुरअरि आशा यह मना। 

सबे देते आये शरण न गूगौ ओऔगुण गना ॥६॥। 


है पुरमथन ! सब गुणसम्पन्न अमृततुल्य वेदवाणी के कर्त्ता आपके 
महिमा के वर्णन करने में सुरगुरु (बृहस्पति) की भी वाणी विस्मय को प्राप्त 
होती है। भला मेरी वाणी की कौन गणना है, परन्तु हे ईश ! मेरी वाणी 
आपके स्तुति करने में इस हेतु से नही प्रवृत्त हुई कि बह किसी प्रकार से 


अथ श्री+ हिम्मस्ते,त्रम्‌ ५७ 


आपको सन्‍्तोष-दायक होवे किन्तु उसका अभिप्राय यह है कि आपके गण- 
गौरव को वर्णन करके वह परम पावन हो जाय ।।३।) 


तवेश्वय॑ यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलूयक्ृत्‌ 

त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसूषु गुणभिन्नासु तनुषु। 
अभव्यानामस्मिन्चरद रमणीयाभरमणी 
विहंतूं व्याक्रोशी विदधत इहैके जडधियः ॥॥४॥ 


प्रभुत्व स्वामी ते जगत उपजे औ पलि +र। 
प्रले ड़ सारी धरणि पुनि सोई जल भरौ॥ 
श्ुती तीनौं नित्ये करत प्रतिपादन तब हरे। 
त्रयी मूर्ति विष्णुविधिहु शिव शम्भू्‌ शशि धरे ॥७॥। 
यहै न्‍्यारे न्यारे गुणनियुत राजै प्रभु जिते । 

से में ज्योतों है विमक शुति तेरी जगपते॥। 
करे निन्‍दा ताप कछुक इहलोके जड़ सदा। 
न सो शोभा पाव छगति रमणीग्रा तिन यदा ॥८।। 


हे वरद ! जगत्‌ के उत्पत्ति, पालन और संहारकारक; ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश इन तीन देवताओ की भिन्न भिन्न तीन गुणों से प्रकाशित तीन बेदों- 
द्वारा वर्णन की हुई आपकी महिमा को; इस लोक में कोई कोई जड-बुद्धि 
मूर्ख, लोप करने का प्रयत्न करते हैं उनको अपने यह झृत्य, अपने दुराचरण से 
यद्यपि सुहावने रूगते हें, तदषि, वास्तव में वह सब भाँति विपरीत ही है ॥।४॥ 


किमीह: किकाय: स खल क्रिम्‌ पायस्त्रिभुवनम्‌ 
किमाधारों धाता सृजति किमुपादान इति च। 
अतक्यरवर्ये त्वव्यनवसरदु:स्थो हतधथियः 

कृतकॉशथ्यं कांशिचन्मुखरयति मोहाय जगतः ॥५॥। 


विधाता हैँ कैसो रचत त्रयजोक किमि सुई। 
धरे कंसी देही सकरूू किन बस्तू निरमई।॥। 
कृतक है मूर्खा कहि सुइमि माया भ्रम परे। 
न जाने ऐश्वपों सकत नहिं जो खंडन धरे ॥॥९॥ 


आपके अतकये ऐश्वर्य में जगत्‌ में बहुतेरे दुष्टबुद्धि, अज्ञ।नी मनुष्य इस 
प्रकार की कृतरकना करते है कि विश्वोत्पत्ति ब्रह्मा ने की है। कल्पना किया कि 


(८ इवेदी-काव्य-माला 


उनका कहना सत्य है, परन्तु उस देवता ने किस इच्छा से, किस शरीर से, किस 
उपाय से, किस आधार से और किस उपादान से जगदुत्पत्ति की ? इन 
प्रश्नों के उत्तर का आधार उन्हें कही भी न निलने से उनके सर्वे दुष्ट कुतक 
जो केवल भ्रममात्र हैं नष्ट हो जाते हैँं।।५॥। 


अजन्मानों लोकाः किमवयववं तोडपि जगता- 
मधिष्ठातारं कि भवविधिरनादुत्य भवति । 
अनीशो वा कुर्यादुभुवनजनने कः परिकरो 
यतो मंदास्त्वा प्रत्यमरवर संशेरत इसमे ॥॥६॥ 


सुजन्मे हैं प्राणी अवयवनियन्ता कहूँ नहीं । 
विनाधिष्ठाता के जगत उतपत्ती किम कही || 
अनीशोह कहूँ भवन रचि जीवे कारि सके। 
ब॒थ। चाहै कोऊ अपर विधि कलपे अमितकी ॥१०॥। 


सबको निर्मायों अमरवर लछोकौं अरू नरा। 
असी शकती काकी अदहि बिनु तेरे शशिधरा ॥। 
भहा ढ़ा  जें करत कछु शंका निज जिये। 
तिन्‍्हे सभी नाही नयनपुगहीना अधघ पि ॥११॥ 


क्या यह छोक जो अवयवयुक्‍त हें उत्पन्न नही हुए ? अर्थात्‌ हुए हैं । 
क्या इनकी रचना: बिना ईश्वर के सम्भव है ? अर्थात्‌ नहीं हैँ। क्‍या अनीश 
(जिसमें ईश्वरत्व न हो) भी भुवत और जन (जीव) की' उत्पत्ति कर सका 
है ? अर्थात नही कर सकता। है अमरबर ! इससे स्पष्ट है कि ऐसी ऐसी 
क्रुतकता केवल मन्दमति ही किया करते है ॥६॥ 


त्रयी सांख्यं योग: पशुपतिम्त वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थानें परमिदमदः पशथ्यमिति च। 
रुचीना वैचित्यादू जुकुटिलनानापथजुषा म्‌ 
नृणामेकी गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इवं ॥७॥। 


त्रश्मी वेदेमार्गी पशुपति उपासी पुनि जिते। 
सदायोगाभ्यासी तदूुपरिच सांख्यी सब तिते। 
मती जेते सारे निज निज प्रश॑ंस कहि यहै। 
मतो येही साँचो कतहूँ जग दूजो नहि अहै ॥१२॥ 


अथ श्रोमहिम्नस्तोत्र प्‌ ५९ 


रुची वेचित्रेते सरल कुटिलो पन्‍थ सबही। 
गहेहें भाव जो समुक्ति तिहि श्रेष्ठे धरत ही। 
तिही भाँती जैसे सरित जल जावे जरूधि में। 
मिलेंगे ते तोहीं सकल अवसाने पलक में ॥१३।॥। 
तीनों वेद, साख्य और योगश्ञास्त्र, शिव और विष्णु-माहात्म्य-सम्बन्धी ग्रन्थ 
द्वारा निर्मित किये हुए भिन्न-भिन्न मतावलरूम्बियों के अपना-अपना मार्ग 
उत्तम भासता है, कारण, रुचि की विचित्रता से सरल और कुटिल पंथ में 
उन्हें अन्तर नही समभ पड़ता, परन्तु अन्त समय जैसे सर्व संसारी जल टदेढ़े 
और सीधे दोनों मार्गों से सागर गे जाकर सम्प्रिलन करते है इसी प्रकार 
यह विविध मतानुयायी आपही को आकर मिलते है ॥७॥ 
महोक्ष: खट्वागं परशुरजिनं भस्म फणिन: 
कपाल चेतीयत्तव वरद तत्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां तामृद्धिं विद्वति भवद्श्नृप्रणिहिताम्‌ 
नहि स्वात्मारामं॑ विश्वयमृगतृष्णा अ्रमयति ॥८॥ 
महा उक्ष खट॒वाग व्याला कपाला । 
कुठार घरे पाणिराजे दयाला॥ 
रमाये विभूती उमानाथ अंगा। 
मृभच्चर्म आसीन प्रेतादि सगा॥१४।॥ 
अमांगल्य सामग्नि कामारि तेरी। 
ऋतची सिद्धि दातार से भौह फेरी। | 
सुरेणादि ब्रह्मादि सम्पत्ति सारी। 
महाराज गौरीश दीन्ही तिहारी ॥१५॥ 


निजात्मा सुखी शम्भ्‌ आनन्दकारी । 

विभौ ना चहेहें कबौं श्रीपुरारी ॥ 
सुसारंग तृष्णा समा जानि ईशा। 

हियो सो कियो त्याग ताको गिरीशा ॥१६॥ 


हे वरद! ननन्‍्दी बैल, खट्वाग, परशु (कुठार), मृगछाला, भस्म 
(चिताभस्म), फणि (सर्प) और कपाल तौ आपकी स्वयं साभग्री है; 
परन्तु देवताओं की जो ऋद्धि-सद्धि है सो आपकी केवल कटाक्षमात्र की 
कृपा से है। सत्य है आपको, जो कि परमानन्द में सदैव निमग्न रहते हैं) 
यह विषय-वासनारूपी मृगतृष्णा कदापि मोहित नहीं कर सकती है ॥॥८॥ 


६० द्विवेदी-काव्य-माला 


श्रुव॑ कब्चित्सर्व. सकलमपरस्त्वश्रुवमिदं 

परो श्रौव्याप्रौव्ये जगति गदति व्यस्तवि ये। 
समस्ते5्प्येतस्मिन्‌॒ पुरनथन तैविस्मित इव 

स्तुवन्‌ जिल्लेमित्ता न खलु ननू धृष्टा मुखरता ॥९॥। 


ज* श्रू कहैहे निते नित्य कोऊ-- 

अश्रू कोय संसार थापे सुदोऊ। 
यही भाँति विस्मय जताबै सबी को । 

अचम्भो बडो सो सुने होत मोको ॥। १७॥ 


करों में विनय नाथ कैसे तिहारी। 

लजौहो हिये माहि हा हा पुकारी॥ 
लहे अन्त नाही कबों वेद जाको। 

सु में भन्दबुद्धी कहौं काह ताको ॥१८।। 


हे पुरमथन ! कोई तो कहता है कि यह ससार श्रुव अर्थात्‌ (स्थिर) 
सत्य. जन्ममरण रहित है, कोई कहता हैं कि यह अश्लुव (अस्थिर असत्य) 
है, और कोई यह भी कहता हैं कि श्रुत और अश्नव दोनों है । ऐसी ऐसी 
वार्ताओं को सुनकर में विस्मित की भांति आपकी स्तुति करने मे सलज्ज 
नही होता हूँ, कारण की वाचारू सदा धृप्ट हुआ करते हेँ। तात्पर्य यह 
कि अनेक प्रकार से स्तुति करने में, मेरे मोहित होने से, लोग मेरी निन्‍्दा 
करेंगे यह सकुच मेंने तनिक भी मन में न छा करके आपकी विनय करने मे, 
अपनी वाणी की योजना की ॥।९॥ 


तवेश्व्य॑ यत्नाबदुपरि विरिचो हरिरधः 
परिच्छेततू. यातावनलमनलस्कंधवपुष: । 

ततो भक्तिश्रद्धाभ रगृरुगणद्भ्यां गिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिन फलति ॥१०॥। 


परीक्षा त इवर्य की लेन हेता। 

प्ताले हरी उर्द्ध धाता सचेता। 
गये हारि थे रहो नाहि पारा, 

तबे ते भये भक्ति श्रद्धा अगारा ॥ १९॥। 
कहो दाम्भू सेवा कह ना फलेहै। 

तिशूले गहे पाणि काकी चलेहे। 


अथ श्रीमहिम्नस्तोत्र म्‌ ६१ 


दुराधर्ष कैछासवासी नमामी। 
हरो मोह-माया व्यथा सर्वे स्वामी ॥॥२०॥॥ 


हे ग्रीश ! आपके अग्नि-समान तेजपुञ्ज स्वरूप-सम्बन्धी ऐश्वर्य 
की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा तो ऊपर आफाश और विष्णु नीचे पाताल 
को गये, परन्तु निराश होकर जन्‍्त में भक्ति श्रद्धा समेत उनको आपकी 
विनय करनी पड़ी, तब आपने उनका मनोरथ पूर्ण किया। जिसके ऊपर आपकी 
कृपा हुई उसको कौन-सी वस्तू दुलभ हैं? अर्थात्‌ कोई भी नहीं।॥१०॥ 


अयत्नादासाद्य त्रिभुवनमवे रव्यतिकरम्‌ 

दशास्यो यदबाहूनभूत रणकंडूपरवशान्‌ । 

शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणांभोरुहबले: 
स्थिरायास्त्वड्गक्तेस्त्रिपुरहुर विस्फूजितमिदम ॥११॥ 


दशग्रीव ले मुण्डमाला तुम्हें जो। 

चढ़ावे अनेकानि बारे हुमे जो॥ 
फलाह्रलू प्रसन्न प्रत्यक्ष दिखायो । 

निजाशीप सो सार ताको बढ़ायो ॥२१।। 


महा ह्ल॑ँ बली तीनहू लोक त्रासे। 

भयो एक राजा बिना ही प्रयासे। 
तऊ ना गई खाज बाहूनि वाके। 

बड़ी युद्ध इच्छा बढ़ी हीय ताके ॥२२॥। 


हे त्रिपुरहर ! दशानन (रावण) ने अनायास बिना किसी से वैर-भाव 

किये त्रैलोक्य का राज्य सम्पादन करके ऐसी ऐसी बली भुजाओ को धारण 
किया कि जो युद्ध की सवेंदा इच्छा करती रहीं । उसने अपने ही हाथ से अपने 
सिर काट कमरू-मारल तद्वत्‌ आपके चरणारबिन्दों में अपेंण किया। यह सब 
आपही की स्थिर भक्ति के प्रताप का प्रभाव हैं ॥११॥। 

अमुष्य. त्वत्सेवासमधिगतसारं भूजवनम्‌ 

बलात्कलासेडपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः । 

अलभ्या पातालेः्प्यलसचलितांगुष्ठशिरसि 

प्रतिष्ठा त्वव्यासीद्‌ श्रुवमुपचितो मुह्यति खलः ॥१२॥। 


सुरारीश ता मोह माया चलायो। 
तब स्थान कैलास जाते उठायो। 


६२ विवेदी-काठ्प-माला 


पताले भयो आदरो ता अनूठा। 
दबो ईश ज्योंही दबा ) अँगूठा ॥२३॥ 


अहे सो सब भक्ति औ नाथ सेवा। 

वशीभूत जो कीन हूुंकेश देवा। 
खले जो मिले नेक कहूँ बड़ाई। 

बने ऑपरो दुष्ट करमे अड़ाई ॥२४॥।। 


आप ही की सेवा के प्रभाव से जिस रावण की भूजा इतनी बलवान हुई 
उसी रावण ने बलात्कार से आपका वासस्थान कैछाश पर्वत बरजोरी उठाना 
चाहा परन्तु आपने अपने अँगूठे की नोक ही से दबा कर रावण को ऐसी दा को 
प्राप्त किया कि उसको पाताल में भी आश्रय मिलना कठिन हो गया । सत्य है, 
मूर्ख उपकार को भू करके अपने बल का उपयोग करने लगते हैं ॥ १२॥ 


यदुद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरप्रि सती- 
मधश्चक्रे वाण: परिजनविधेयत्रिभुवनः। 

न तच्वित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 

ने कस्याप्युत्नत्ये भवति शिरसस्त्वस्यवनतिः।।१३॥ 


बली वाण चरण्णाम्बुजानि प्रभावा। 

नवो खंड जे को जु डंका बजावा। 
लयो जीत पादोच्चधारी सुरेशा। 

न सोऊ अचंभो कछू है महेशा ॥ २५॥। 


जपा नाम जे नाथ साँचे स्वभावा । 
धरा ध्यान औ प्रीति से भाथ नावा। 
तिहँ लोक लोकेशह ताहि स्वामी । 
कहे कंपिके हीय तुभ्य नमामी ॥२६।। 


हे वरद ! वाणासुर ने समस्त त्रेलोक्य को सेवक के समान अपने वश 
करके सुरेश (इन्द्र) के मह॒देश्वय को भी लज्जित किया सो सब इस वाणा- 
सुर को जो आपके चरणो में इतना प्रेम रखता था, कुछ भी आइचर्यजनक 
नहीं है। आपके भक्तों को कौन-सी वस्तु अलभ्य है ? कोई नहीं ॥।१३॥ 


अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासु रक्षपा 
विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विष॑ संहृतवतः । 


अथ श्रीमहिम्नस्तोत्रम्‌ ६३ 


स कल्माषः: कंठे तव न कुरुते न श्रियमहों 
विकारोडपि इलाघ्यो भुवनभयभंगव्यसनिनः ॥१४॥ 


प्रलें होन ब्रह्माण्ठ आई जबे है। 

भयो देव देत्यानि विस्मय तबै है। 
विषे पान कीन्हा दुखी देख सारे, 

भई श्यामता कंठ में जो तिहारे॥ २७॥ 


जगत्रास के नाश में चिक्त जाको। 

विकारों सदा भूषण नाथ ताको। 
लहे काह ना सोउ शोभा पनेरी । 

नमामीश मेरी हरौ ताप हेरी॥२८॥ 


० हें तितयन ! समुद्रमंधन के समय मे हलाहलरू -के निकलने से अकस्मात्‌ 
ब्रह्माण्ड के नाश होने के भय से सुरासुरो को चकित हुआ देख, उनपै क्ृपा 
करके, विषपान करने से आपके कण्ठ में जो कालिमा हो गई है सो क्‍या 
शोभा नही देती है ? देती है। जिनका शासन संसार के भय को भंग करना 
ही है उनको तो दूषण भी भूषण है ॥ १४॥ 


असिद्धार्था नव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 

निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा: । 
स॒पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणभभूत 

स्मरः स्मतंव्यात्मा न हि वशिषु पथ्य: परिभवः ॥१५॥। 


विजयी जगत सुप्रचण्ड दर नहि होत निष्फल जाहि के। 
व्यापित असुर सुर मनूज के मह विशिष तीक्षण ताहि के। 
हे ईश सन्मुख जात तव जरि मारि छार सु है गयो | 
करि के अनादर महापुरुषहि भलो जग काको भयो।२९। 


हे ईश ! जिस मनसिज के जगत्‌ विजयी वाण सुर, असुर मनुष्य किसी को 
लगकर असफल नहीं होते उसने आपको भी साधारण देव जान, आपके 
ऊपर भी वाणप्रहार किया, परन्तु आपने उसकी एक क्षण-मात्र में भस्म की ढेरी 
बना दी। सत्य है जितेन्द्रिय पुरुषो का अनादर करना भला नही होता ॥१५।॥। 


मही पादाघाताद ब्रजति सहसा संशयपदम्‌ 
पद॑ विष्णोर््राम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम्‌ । 


६४ वि वेदी-काव्य-माला 


मुह॒द्यौदास्थ्य॑ यात्यनिभृतजटाताडित तटा 
जगद्रक्षाय त्वं तटसि ननु वारमेव विभुता ॥१६।॥ 


निरतत जबहि पदधात सो हर भूमि भुजन उछारते । 
ग्रहगण सहित नभ बहुरि अनिभुत जटनि की फटकारते । 
बेकुंठ तट सब लहत संशय दुस्थ होवन चाहते । 
यदि करत जगहित हेत प्रभ यह बाम होत प्रभात ते ॥ ३ ०॥। 


आप जिस समय ताण्डबनृत्य करते है उस समय आपके पादाघात से 
«थवी डगमगाती है, भूजो के फेरने से आकाश में ग्रहगण भयभीत होते हैं 
और जटठों की फटकार से स्वरगंलोक को भी ताड़ना होती है, आप तो जगद्रक्षा 
के हेतु से नृत्य करते हें परन्तु आपके वेभव से यह क्रियायें किब्चित्‌ 
विपरीत हो जाती हैं। (जैसे किसी राजा की सवारी निकलने से यदि किसी 
के बोये हुए खेतों का कुछ भाग विध्वंस हो जाय तो क्या आइचर्य मानना 
चाहिए, यह तो पराक्रमी और महानूभावों के चिह्न ही हैं) ॥१६॥। 


वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गम ह चि: 

प्रवाहो वाराँ यः पृषतलघुद्प्ट: शिरसि ते । 
जगद्‌ द्वीपाकारं जरूधिवलूयं तेन कृतमि- 
त्यनेनैवोचेयं धृतमहिम दिंव्यं तब वपु:॥१७॥। 


जा फेन सम तारा निकर निकसी सुनभ ते सुरसरी। 
धारा अपार अखण्ड सब जग द्वीप आकृति जिहि करी । 
शिव शीश धारी विन्दु इव तिहि लहत सो शोभा महा। 
इमि दिव्य रूप अनूप भासत पार नहिं काहू रूहा ॥३१॥ 


जिस जलसमूह के प्रवाह (सुरसरिता) ने आकाश में व्याप्त होकर, 

तारागणों से निज फेन को अधिक शोभायमान करते हुए भूतल में आय सम्पूर्ण 
जगत्‌ की द्वीपाकृति बनाई वही (सुरसरि) आपके शीश (जटामंइडल) में 
एक बिन्दु के समान दृष्टिगोचर है; इसी से आपके दिव्य और स्थूल गरीर 
का अनुमान करना चाहिए। ॥१७॥। 

रथः क्षोणी यंता शतधृतिरमणेन्द्री धन रथो 

सथांगे चन्द्राका रथचरणपाणि: शर ति। 

दिधक्षोस्ते कोग्य॑ त्रिपुरतुणमाडम्बरविध्ि- 

वित्रेये: क्रीडत्यो न खलु परतंत्रा: प्रभूधिष: ॥१८॥ 


अथ श्रामहिम्नस्त॑,त्रम्‌ ६५ 


हर त्रिपुर त्रण के हरत हित रथ अवनि सारथि विधि कियो । 
रथ अंग सविता चन्द्र हिम धनु विष्णु शर सम कर लियो । 

जिहि हेरि करि सक भस्म ता हित इतिक आडम्बर कहा । 
क्रीड़ा स्वतंत्र समर्थ प॑ किय जगत यश जाकर रहा ॥।३२।॥। 


त्रिपुर देत्य जिसको आप अधनी क्रोधाग्नि से तृणवत्‌ भस्म कर सकते थे 
उसके संहारणार्थ आपने इतना आडम्बर किया कि पृथ्वी को रथ, विरंच को 
सारथी, सुमेर को धनुष, चन्द्र और सूर्य को रथ के दोनों चक्र और विष्णु 
को बाण बनाया; सत्य है महापुरुषों की बूद्धि परतंत्र नही होती है । यह आपकी 
स्वतंत्र क्रीडा और महान प्रभुता की प्रभावदर्णशकता है ॥ १८॥ 


हरिस्ते साहख॑ कमलबलिमाधाय पदयो- 

येंदेकीने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्र कमलम्‌ । 

गतो भक्त्युद्रेक: परिणतिमसौ चक्रवपुष्रा 

त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरह्रर जागति जगताम्‌ ॥१९॥। 


कमलेश सरसिज पृष्प दश शत पद चढ़ाहि सराहही। 
इकबार पावत ऊन एक सुनेन काढन चाहहीं। 
दृढ़भक्ति लखि इम चक्रदिय रक्षक त्रिलोक विचारि के । 

हरि पाणि सो अजह विराजत अमित शीश उतारि के ॥३३॥। 


हे त्रिप्रहर ! आपके चरणपंकज में विष्ण भगवान्‌ को एक सहस्न कमर 
पृष्प चढ़ाते समय ऐसी घटना हुई कि एक पुष्प कम पड़ा, तब उन्होंने 
अपना कमलरूपी नेत्र चढ़ाया। स अनुपम भक्ति का प्रसाद चक्रह॒प रण 
करके वि'ण को प्राप्त हुआ, सो वह त्रिलोकरक्षक चक्र अभी तक जाग्रत है ॥ १९॥ 


क्रतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे ऋतुमताम्‌ 
क्व कर्म प्रध्वस्त॑ फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्त्वां संप्रेक्षय ऋतु _ फलदानप्रतिभुवम्‌ । 
श्षुती श्रद्धां बद्ध्वादृढ़परिकरः कर्मसु जनः।। २० ।॥। 


कृत यज्ञ पूरन होत ही कर्तानि तुम ता फल दिये । 

अति ही असम्भव विश्व जो बिनू ईश आराधन किये । 

अस समुफि फलदातार श्रुति श्रद्धा सुनत उर आनही । 

हूँ बद्धपरिकर सृुभगवर हित सकल जागहि ठानही ॥३४।॥ 
फा०५ 


६६ द्विवेदी-का व्य-मा ला 


जब यज्ञ पूरा होता है तब आप ही फल देते हैं आपकी आराधना बिना 
यज्ञकर्त्ता के सब कर्म नष्ट हो जाते हे; जब कर्म ही नष्ट हो गये तो फल 
कहाँ से मिलेगा इसी कारण आपको यज्ञकृत कर्म का फलदातार जानकर, 
सुजन जन वेद से प्रतोत करके श्रद्धायुक्त बद्धपरिकर हो सर्वे कार्य 
करते हैं ।। २०॥। 


क्रियादक्षो दक्षः ऋ्रतुपतिरधीशस्तनुभृता- 
मृषीणाभात्विज्यं शरणद सदस्या: सुरगणाः। 
ऋतुभ्रंश:स्त्वत्त:ः कतुषफलदानव्यसनिनो 

ध्रृवं कर्तृ: श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः ॥२१॥ 


सब देह धारिन ईश मुनित सहाय निपुण सुकर्म में। 
जाके सभासद अमर शरणद दक्ष तत्पर धर्म में | 
विध्वंस वाहू को भयो मख गिरिश शुत्ति श्रद्धा बिना। 

किमि सकत प्रण होन तव पद व्यसन नहि एकहु दिना ॥३५॥। 


हे शरणद ! क्रियादक्ष (कार्य्य में निपुण) दक्ष प्रजापति स्वयं यज्ञ कर, 
संपूर्ण ऋषीश्वर यज्ञ करानेवाले और देवता सभासद्‌ होने पै भी बिना आपकी 
श्रद्धा के यज्ञ विध्वंस हो गया इससे स्पष्ट हैँ कि आपकी भक्ति विहीन 
कोई भी शुभकर्म करने में कर्ता का विनाश होता है।॥२१॥ 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिक स्वां दुहितरं 
गत॑ रोहिदभूतां रिरसमयिषुमृष्यस्य वपुषा। 
धनुष्पाणयात॑ दिवमपि सपन्राकृतभमुं 
त्रसंतं तेड्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥|२२॥। 


जबे बिरंचि पुत्रि संग में रमे विचारियों। 

सभीत त्रस्त तें मृगी स्वरूप वेगि धारियो। 
भयो मृगा सोऊ विलोकि हा हहा पुकारियो। 

सहा अधीन दीन हे दुखी नभ निहारियो ॥३६॥ 


कह्यो समर्थ कोउ जो अहे सु हो उबारियो। 
प्री अधर्म फॉस बीच धाय दुःख टारियो। 
सुने सु जासु के दयालु शंभु बान भारियों। 
विधो चतुर्मुख्मो शरीर दे फले प्रचारियों॥३७॥। 


अथ श्रीमहिम्नस्तोत्रम्‌ ६७ 


हे नाथ ! विरंचि ने जब कुदृष्टि से अपनी दुहिता (लड़की) को देख उसके 
साथ भोग की इच्छा प्रकट की, तब उसने धर्म-रक्षा के हेतु हरिणी का रूप 
धारण किया। ब्रह्मा भी हरिण होकर उसके पीछे धाया। इस अन्याय 
को देखकर आपने वधिक के समान बड़े आवेश में आकर उस मृगरूपी 
ब्रह्म को ऐसा वाण मारा कि स्वर्ग में जाने से भी वह पीछा अभी तक 
नही छोड़ता और मृगशीष्ष नक्षत्र होकर तारागणों में प्रसिद्ध है ॥।२२।॥ 


स्वलावण्याशंसा धृतधनृषमहनाय तृणवत्‌ 

पुरः प्लृष्टं दुष्दवा पुरमथन पुष्पायुधभपि। 
यदि स्वत्रैणं देवी यमनिरत देहारधघटना- 

दवेति त्वामद्धा वत वरद मुग्धा युवतय॥ ॥॥२३॥। 


जऊ अनंग को महेश भस्म के दियो चिते। 
लयो हतो गिरीशनन्दनी सुभेष जो हिते | 
तऊ अदशवत ही कही प्रिया ज्‌ अधे अंगिनी । 
तिया न दोष योग सो सदा कुबुद्धि संगिनी ॥३८॥। 


हे पुरमथन ! हे वरद ! हे यमनिरत ! (योगादि नियमों में कुशल) 
पावती जी की, जो आपकी अर्धागिनी हैं, विशेष सुन्दरता दिखाकर आपको 
मोहित करने के हेतु से जिस कामदेव ने आपके ऊपर प्ष्पबाणप्रहार किया 
उस काम को आपने तृणसमान भस्म कर दिया यह वृत्तान्त विदित होने पर 
भी यदि वह पाव॑ती जी आपके अर्धाग में अपने को विराजमान जान 
आपको सकाम कहें तो यही समझना चाहिए कि स्त्रियों की यह 
मू्खेता है ।॥२३॥। 


इ्मशानेष्वाक्नीडाीा सस्‍्मरहर पिशाचाः: सहचरा- 
दिचताभस्मालेप: खगपि नृकरोटी परिकरः। 
अमंगल्यं शील॑ तव भवतु नामवमखिलम्‌ 

तथापि सम तू णां वरद परम मंगलमसि ॥।२४।। 


मद्यान वास औ पिशाच आदि की अनी घनी। 
चिता विभूति अंग लेप मुृण्डमाल है बनी। 
सदा पुरारि साज शील  स्वेहु भयंकरा। 
अभे परन्तु होत नाथ नाभ के जपे नरा॥३९॥ 


६८ द्विवेदी-काव्य-माला 


हे स्मरहर ! हे वरद ! इमशान तो आपका क्रीड़ास्थान है, पिशाच 
आपके सहचर है, चिताभस्म आपके अंग का लेप है और मनुृष्यों (भक्तों) 
के मुंड आपकी माला है। यद्यपि आपके अखिल साज और समाज अमंगलरकारी 
है तथापि आपके भक्‍तो को, जो आपका स्मरण करते है यही सब मंगल- 
भय हैं ।।२४।। 


मनः प्रत्यकू चित्ते सविध्मवधायात्तमरुत' 
प्रह्प्यद्रीमाण: प्रभदसलिलोत्संगितदुशः । 

यदालोक्या ह्वादं हृद इव निमज्याम्‌ृतमय्ये 
दधत्यंतस्तत्त॑ किमपि यमिनस्तत्किक भवान्‌ ॥॥२५॥। 


मुनीश आत्मसाध का ज बात जीतहू लियो। 
सहर्ष जासु प्रेम वीर नेन ते बह्यों कियो। 
समाधि लाय नित्य तत्तंव जौन ढूँढ़ते रहे। 
अहो उई तुम्हे कृपानिधान वेद यों कहे ।।४०॥॥ 


योगीजन जिन्होंने, मन से इन्द्रियों के आचरण को निहित करके, विधिवत्‌ 
पवन को भी चित्त में वश कर लिया है और प्रवृत्ति तथ निवृत्ति का त्याग 
करके योग साधन कर मन में जिस तत्त्व को देख गद्गद होते हुए और 
नेत्रों से आनन्दाशु की धारा बहाते हुए अमृतरूपी कुण्ड में तल्‍लीन होने 
के समान परभानन्दित होते हैं वह तत्व आप ही हैं॥२५॥ 


त्वमकस्त्व॑ सोमस्त्वमसि पवनस्त्व॑ हुतवहरू 
त्वमापस्त्व॑ं व्योभ त्वमू धरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नामेवं॑ त्वयि परिणता बिश्रतु गिरं 

न विद्मस्तत्तत्त्वं वयांसह तु यत्त्व ने भवसि ॥२६।॥ 


सु आप अर्क अग्नि सोम आप वायू रूप हैं 

घरा पताल ब्योम छोक आपहोी अनूप हैं। 
गिनौ कितेक मूर्ति ईश सत्य हो कहो खरे। 

बिना तुम्हें न वस्तु एकहू कहूँ छखी परे ॥।४१॥। 


आप ही धूर्य है, आप ही चन्द्र हें, आप ही पवन हैं, आप ही भगम्नि है, 
आप ही जल हें, आप ही व्योम हैं, आप ही पृथ्वी हे और आप ही आत्मा है । 
महात्माजन इस प्रकार आपके परिमित स्वरूप का वर्णन करते हैं, परन्तु 


अथ श्रीमहिस्नस्पोत्रम्‌ ६९ 


मेरी बूद्धि तो यह कहती है कि ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें आप 
व्यापक नहीं ॥|२६।। 


त्रयी तिख्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथों त्रीनपि सुरा 
नकाराद्यवेर्णस्त्रभिरभिदधत्तीण विक्ृति । 

तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभ्रि' 

समस्त व्यस्तं त्वा शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥२७॥। 


सदा महेश ध्यान ऊ समस्त व्यस्त गावई। 
अ ऊ मकार युक्त यों विभकक्‍त के बतावई। 
त्रिवेद वृत्तिदेव स्वर्ग मृत्यु औ रसातला। 
विकार सर्व हीन शंभु व्याप्त आपकी कछा ॥४२॥।। 


है शरणद | ओरेम जो अ उ भ संयक्ताक्षर है मो अकेला और भिन्न 
भिन्न त्रिधा विभक्‍त भी भनन्‍्द मन्द ध्वनि से तीनो वेद, तीनों वृत्ति (जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति) तीनो लोक और तीनों देवताओं के प्रति आप ही के 
निराकार स्वरूप का प्रतिपादन करता है।॥।२७॥। 


भवः शर्वों रुद्रः पशुपतिस्थोग्र: सहमहाँ- 

स्तथा भीमेशानाविति यदभिव्रानाप्टकमिदम्‌ । 
अमुष्मित्त्रत्येक॑ प्रविचरति देव श्रुतिरपि 

प्रियायास्म धाम्ने प्रणिहितनमस्योस्मि भवते।। २८॥ 


भहान भीम औ इशान रुद्रजू पशूपती। 
भव सुसववें उग्र आठ नाम एक है गती। 
न्हैहि नित्य नित्य वेद शोधि के सुनावई । 
नवाय माथ दास पै अखंड धाम ध्यावई ॥४३॥। 


हे देव! भव, जर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, सहमहान, भीम और ईशान इस 
नामाष्टक में से आप के प्रत्पेक नाम को वेद भी गाते हैं; में तो ऐसे 


परम पुनीत नाम धारण करनेवाले आपको मन वच कर्म से नमस्कार करता 
हैं ॥२८॥। 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः । 


७० द्विवेदी-काव्य-माला 


नमो वर्षिष्ठाय त्रितयन यविष्ठाय च नमो 
नमः सर्वस्मे ते तदिदमिति शर्वाय च नभः ॥२९॥॥। 


सकल गण निधाना एक त्रैलोक ब्यापा। 
चर अचर सबे में सिद्ध तेरो प्रतापा । 
जगत जनक रूपा दूर हू नेर स्वामी। 
त्रिपुर अरि दयाला अंग ब्याला नभामी ॥।४४॥ 


हे प्रियदव ! (बनविहारी) आप समीप तथा दूररूपी को नमस्कार 
है। हे स्‍्मरहर ! आप सूक्ष्म तथा स्थूलस्वरूपी को नमस्कार है। है 
त्रितयन, आप यूवा तथा जरठ वेशधारी को नमस्कार है। इसी भाँति आप 
सर्वे स्वरूपी तथा सर्वव्यापी को मेरा बारम्बार नमस्कार है ॥।२९॥। 


बहलरजसे विश्वोत्पत्ती. भवाय नमोनभः 
प्रबलतमसे . तत्सहारे हराय नमोनभः । 
जनसुखकृते सत्तत्रोद्ििक्ौ मृडाय नमोनम' 
प्रभहसि पदे निस्वत्रेगृण्पे शिवाय नमोनमः॥|३०॥। 


भव रज बहुधारी जीव उत्पत्तिकारी। 
हर तन तन धारी क्रुद्ध संसार हारी। 
प्रबल सत धरनेशा ईश गौरीश गामी। 
त्रिगूण पद विहीना चन्द्रचुड॑ नमामी ॥।४५।॥। 
विपुल रज (बहुरजोगण) धारी, विश्वोत्पत्तिकारक, ब्रह्मस्वरूपी आप 
(भव) को नभस्कार है। प्रबल तम (प्रबल तमोगुण ) संयुक्त सुष्टि संहार- 
कारक, ईशरूपी, आप (हर) को नमस्कार है । जनसुखदायक, सत (सतोगुण ) 
की मूर्ति, विष्णुस्वरू ), आप (मूड) को नमस्कार है। त्रिगुणविहीन माया 
रहित, परम पदस्थायी आप (शिव) को नमस्कार है ॥३०॥। 
कृशपरिणतिचेत' क्लेशवहयं क्‍्व चेद 
कवच तब गृणसीमोतह्लंघिनी शबवदुद्धि: । 
इति चकितभमंदोकृत्य मां भक्तिराधा- 
द्वरद चरणग्रोस्ते ,वाक्यपुप्पोपहारम्‌ ॥ ३१॥ 


कहँ मम बुद्धि दीना मोहसंतप्तमन्दा । 
अकथ गुण तिहारे सो कहा विश्वकन्दा । 


अथ श्रीमहिम्नस्तोत्रम्‌ ७१ 


तव पद रतही ने वाक्यपुष्पानिमाला । 
सचकित चढ़वाई प्रेरि मोको क्ृपाला ॥| ४६ ।। 


है वरद ! आपका, गुण की सीमा को उल्लंघन करने वाला, ऐवश्य कहाँ ! 
और मेरी क्लेशवश्य अत्यन्त अल्प बुद्धि कहाँ ! मृभको तो परम चकित जान 
आपकी भक्तित ही ने उत्कण्ठित करके यह वाक्यरूपी पुष्पमाल आपके चरणार- 
विन्दों में चढ़वाई ॥| ३१ ॥ 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं॑ सिन्धृपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा स्वेकालं 
तदपि तब गृणानामीश पार न याति ॥ ३२ ॥॥। 


असित गिरि बनावे जो मसी सिन्ध दोती । 

सुरतरु लिखनी औ निरचला पत्र होती । 
लिखहि यदपि ले के शारदा जू सदा ही । 

तदपि गूण कथा को नाथ पार न पाही | ४७ | 


हैं ईश! यदि श्यामवर्ण पर्वत के बराबर कज्जल (मसि, स्याही ) करके 
सिन्धु का पात्र (दावात, मसिदानी ) बनाया जा4 और सुरतरु (कल्पवृक्ष ) 
के शाखा को लेखनी कर पृथ्वीरूपी पत्र के ऊपर साक्षात्‌ शारदा सर्वेकाल 
लिखती रहे तो भी आपके अनन्त गुणो की गणना का अन्त न छूगे ॥३२॥। 


असुरसू रमुनीनद्रे रचितस्ये न्दुमो ले- 

ग्रेंथितग णमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य । 
सकलगुणवरिष्ठ: पुष्पदंताभिधानो 
रुचिरमलघ॒यत्त: स्तोच्रमेतच्चकार ।॥।ह३।। 


असुर सुर मुनीशा सिद्ध ओ साधु वृन्दा । 
नमत नित सप्रेमा हाम्भू पादारबिन्दा॥ 
सब विधि गुणवाना प्ुष्पदन्त प्रवीना। 
रचि सुरुचिर छन्दे स्तोत्र कीन्हो नवीना।।४८॥ 


आप सुर-असुर और मुनीश सम्पूजित ओर उन्हीं के द्वारा निज गुण की 
महिमा वर्णित, निर्गुणेशवर के इस स्तोत्र की रचता सर्वंगुणसम्पन्न पुष्प- 
दन्ताचाय्यं ने रुचिर और अलघु अर्थात्‌ बड़े बड़े वृत्तों (छन्दों) में की ।।३ ३॥ 


७२ द्विवेदी-काव्य-माला 


अहरहरनवच्ं धूजेंटे:. स्तोत्रमेत- 
त्पठंति परमभकत्या शुद्धचित्त: पुमान्य:। 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यः स्तथा5त्र 
प्रचुरत रधनायु:... पृत्रवान्क्रीतिमांइच ॥३४।॥ 


प्रतिदित नर याही शुद्धि है जो सचेता। 

पढ़हहि अति हेता भक्ति श्रद्धा समेता। 
अघ सकल नसेहें रुद्रलोकीे सिघेहें । 

धनवय अवगैहें कीति संतान पहें।।४५९॥। 


जो कोई इस उत्तम स्तोत्र का नित्य नित्य शुद्ध चित्त होकर भक्ति- 
समेत प्रेम से पाठ करते हे वे इस छोक में नवान्‌, पुत्रवान्‌ू, कीतिभान्‌ 
और दीर्षायु होते हैं और अन्त को शिवलोक में जाकर रुद्रतुल्य आत्मा 
को प्राप्त होते हैं ॥३४॥ 


दीक्षा दान तपस्तीर्थ ज्ञान यागादिकाः क्रियाः 
महिम्नस्तवपवाठस्थ कहां नाहनति षोडशीम्‌ ॥।३५॥। 
तप होम तीरथ दान। दीक्षाति यज्ञ विधान। 
इन ना महिम्न की जान। षोड्स कलाहँ समान ॥५०।। 


दीक्षा, दान, तय, तीथ, हवन और यज्ञादि क्रियाओं का फल महिम्न 
के पाठ के फल के सोलहो भाग की भी बराबरी नहीं है ॥३५॥। 


समाप्तोयं समस्‍्तोत्र सर्वमीश्वरवर्णनम्‌ । 
अनूपर्म मनोहारि पुण्य गंत्र्वभाषितम्‌ ॥३६॥ 
तत देत में अब भाषि। पदपऋय हर उर राखि । 
मन हरन चरित अनूप। कहि बन्दि प्रभु गिर भूप ॥|५१॥ 


यह गंधव राजक्ृत स्तोत्र, जो परम मनोहर और अनुपम है और जिसमें 
श्री गंकर ही का सर्वत्र वर्णन है, क्षमाप्त हुआ ॥॥३६।। 


महेशान्रापरोी देवों महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अधघोराह्नापरो त्रो नास्ति तत्त्वं गूरोः परम्‌ ॥३७॥। 


सुर शिव परे कहु हें! विनती महिम्न परे न। 
न अघोर छाँड़ि सुमंत्र | गुरु परे तत्त्व न तंत्र ॥५२।। 


अथ श्रीमहिम्नस्तोत्रम्‌ ७३ 


शंकर से विशेष कोई देव नहीं ह, भहिभ्न से विशेष कोई स्तुति नहीं है, 
अधोर मंत्र से विशेष कोई मंत्र नहीं ह और गृरु से विशेष कोई तत्त्व 
नही है ॥३७)। 
कुसुमदशननामा स्वगधव राज: 
गशिध रवरमौलेद वदेवस्यथ दास३ । 
स खल निजमहिम्नो अ्रष्ठ एवास्य रोषा- 
त्स्तवनमिदपकार्षी द्विव्यदिव्यं महिम्नः ॥३८।। 


श्री पुष्पदनन्‍्त भव भकक्‍त लीन। 

गृह घोर क्रोध पै भ्रष्ठ कीन । 
सुनि वर महिम्न शंकर सुजान। 

उद्घधारि कीन गृगगण निधान ॥५३॥ 


कुसु+दशन (पुष्पदन्त) नाम गंबर्वो के राजा श्री महादेव जी के सेवन 
ने, जिसका आच रण गुरु क रोष से भ्रष्ट हो गया इस महिम्न की रचना करके 
स्तवन करने से, दिव्य रूप पाया ॥॥३८॥। 


सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्ग॑मोक्षैकहेतुम्‌ 

पठति यदि मनुष्य: प्रांजलिनन्यचेताः। 
ब्रजति शिवसमीप किन्नर: स्तृयभानः 
स्तवन मिदममोघ॑ पृष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥३९॥ 


कर युगल जोरि जो शिव समीप । 
पढ़िहे हो है कुल माहि दीप । 
कलछाश जाइहे मोक्ष पाय । 
यहि सम न आन जग कछु उपाय ॥प५४॥ 


इस पुप्पदन्तप्रणीत अमोघ स्तोत्र, स्वर्ग मोन्न के दाता और सुर-मू नियों 
ढ्वारा पूजित, का जो कोई एकाग्रचित्त होकर, हाथ जोड़ प्रेम से पाठ करते 
हैं वे अन्तकाल शिवपुर को जाते है और गवर्वादि उसकी स्तुति करते हैं॥३९॥। 


श्रीपुष्पदन्तमुखपं कज निग॑ ते न 

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रिप्रेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिमहेश' ॥।४०॥ 


७४  वेदी-काव्य-माला 


गंधवराज कृत विनय नित्य । 
श्री शंकर मन्दिर शुद्ध चित्त । 
अघ जूह नसहि मुख पढ़त गाथ ! 
अतिशय प्रिय है यह विश्वनाथ ॥ ५५ ॥। 


श्री पुष्पदन्ताचाथ्यें के मुखारविन्द से निकले हुए, पाप के नाश करनेवाले 
और शंकर जी के परभ प्रिय, इस स्तोत्र का जो कोई जिह्नाग्न॒ पाठ करते 
है उनके ऊपर भूतनाथ श्री महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं ।। ४० ॥ 


इत्येषा वाहुमयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयो: । 
अपिता तेन मे देव: प्रीयतां च सदाशिव: ॥| ४१॥। 
अपित शिव पद कप्मल में वाणी पूजा एह । 
करहि निरन्तर हर कृपा मोप सहित सनेह ॥| ५६ ॥. 


यह वाणीमयी पूजा श्री शंकर के चरणकमल में अपित की हैं इससे सदा 
शिव मुझ पे प्रसन्न होय ।॥४१॥। 


सुरसरि शेखर गिरिश हर चन्द्रमोछि कर जोर । 
भाषा करो महिम्न की यथा बुद्धि रूघ मोरि। 


हि 


इति 


श्रीकान्यकुब्जवंशोत्पन्न महावी रप्रसाद द्वि वेदी प्र णीत॑ प्रक्ृतभाषानु वाद- 
सहितं श्रीपुष्पदन्तगंधवंराजविरचितं श्रीशिवमहिस्नाख्यं स्तोत्र सम्पूर्णम्‌॥। 


ऋतुतरज्लिणी 


भूमिका 


देवनागरी भाषा के काव्यों की पुस्तकमालिका में जहाँ तक मेरे 
अवलोकन में आया है विशेष करके दोहा, चौपाई, सोरठा, गीतिका, कवित्त 
(घनाक्षरी ), सवैया इत्यादि साधारण मात्रावृत्तों के अतिरिक्त गणात्मक 
वृत्तों का बहुत ही कम उपयोग किया गया हैँ। कहीं कहीं भूजंगप्रयात 
तोटकादि छन्‍्द दीख पड़ते हैं परन्तु ऐसी तो कदाचित्‌ ही कोई पुस्तक 
होगी जिसमें आद्योपान्त संस्क्ृतयोग्य (गणवृत्त ) छन्‍्दों में ही काव्यकथन 
हुआ हो। हॉ, कविवर केशवदास जी ने अपनी “रामचन्द्रिका” काव्य में 
अनेक गणात्मक छन्दों का प्रयोग किया है और यह महाशय इस प्रकार की 
छनन्‍्दरचना में एक ही हो गये हें। 

(२) महाराष्ट्र भाषा देवनागरी से अच्छी दशा में है। इस भाषा के 
प्रसिद्ध काव्यों के निरीक्षण से यह विदित होता है कि उनमें गणवृत्त बड़े विस्तार 
से प्रयुक्त है। इस समय सें इस भाषा के कवियों में बिरले ही ऐसे हें जो 
मात्राठन्दों का प्रयोग करते हें। 

(३) संस्क्ृतषदट्काव्य की मनमोहनी और सर्वंगुण-सम्पन्न पद्म-रचना 
ने मेरे मन को परम उत्साहित करके निज भाषा में गणात्मक छन्‍्दों की 
योजना करने में असीम उत्तेजन दिया । प्रथम ही मेंने विहारवाटिका नामक 
१०० गणात्मक छन्दों की पुस्तक श्रीमत्कविवर जयदेवप्रणीत “गीतगोविन्द 
के आशय पर लिखकर श्री बाबू सीताराम जी स्वामी इंडियन भिडलेंड 
यस्त्रालय भाँसी के प्रबन्ध से प्रकाशित किया और अब इस “ऋतुतरज्िणी” 
को लिखकर रसज्ञजनों की सेवा में अपेण करने का द्वितीय प्रसंग आया देख 
चित्त में समाधान पाय पुस्तक को यन्त्रस्थ करने में जहाँ तक हो सकी है 
शीघ्रता की है । 

(४) इसमें बहुत-सा संस्क्ृतवाक्य प्रयोग होने से रोचकता में विरोध 
हुआ है परन्तु आसाधारण छन्द होने के कारण नियत स्थान में शुद्ध हिन्दी- 
दब्द की योजना नहीं हो सकी । इस न्यूनता का मुभे बड़ा खेद है । 

(५) यह मेरी सामथ्यें के बाहर था कि में इसकी रचना किसी नवीन 
ढंग से करता और इसी कारण अपने भूतपूर्व महाकंबियों का आश्रय छेना 
पड़ा इसमें जगद्विख्यात ऋतुसंहार आदि काव्यों के भाव बहुत स्थानों में 

ही कट 


७८ द्विवेदी-काव्य-माला 


पाठकों के दृष्टिगोचर होंगे । ऐसा होना किसी प्रकार अनुचित समभे 
जाने के भय से में भाषाकविशिरोमणि तुलसीदास जी के रामायण 
बालकाण्ड के और संस्क्ृतमहाकवि कालिदास जी के रघुवंश प्रथम सर्ग के 
वाक्यों का जिनमें इन महानुभावों ने स्पष्ट रीति से उन कविवरों के 
निर्मित मार्गों पर चलना स्वीकार किया हैं जो उनसे पहले हो गये हे स्मरण 
करना सामयिक समभता हूँ । 

(६) क्रमप्राप्त ऋतुवर्णन में वसन्‍त आदि में आना चाहिए परन्तु 
ग्रीष्मऋतु प्राणीमात्र को दुखदाई होने के कारण उसका वर्णन प्रथम ही 
करके वसन्त में पुस्तकपूर्ति की है । 

(७) भूमिका के पूर्ण करने के पहले में उन महाशयों से जिनके समीप 
यह पुस्तक पहुँचे नम्नतापू्वक अपना हृदयभाव प्रकट करता हूँ कि यद्यपि 
ये छूद्र छन्‍द उनको रुचिकर होने में सवंथा असमर्थ हें तथापि मेरे परिश्रम 
की ओर ध्यान देकर मुभे अनुगृहीत करने के हेतु से एक बार इतका 
अवलोकन करना उनके प्रशंसित कार्यो के अतिरिक्त न होगा । 


४ हि मद्दावोर प्रसाद द्विवेदी 


ऋगतुतरदिणी 
सोन्दर्य्यातिशयागारं 
नीलाम्भोधरवत्तनुम । 
सप्रियाकुञ्जपुव्जस्थ॑ 
वन्दे5हं श्यामसुन्द्रम ।। 


अ्रथ ग्रीष्मव्णनम 
( १) 


समक्ष वेश्वानर* ज्वाल ज्वाला, 
फैली महा तीक्षण मरीचि* माला । 
सारे भये वारिविहीन ताला, 

आयो क्रतांतेवर निदाघ* काला ।। 


(२) 
न देखि तोयाशय * क्लान्त चेता, 
पसारि जिह्ठा गुरुर इवास लेता । 
मरीचिसाली० प्रखरांशु< जारी, 
भई वराही महिषी दुखारी ॥ 


8२) 
दिनेश दावानल त्रस्त भारी, 
आरक्तवर्णा रसना निहारी । 
निदाघ बाधाकुल हवान सारे, 
तुषात विश्वाम करे बिचारे | 
० 
महा पिपासाकुल क्षीण अगा, 
गरिष्ठ ग्रीष्माग्नि दहै कुरंगा । 
शीतोदकार्थी पग वेगहीना, 
परिश्रम दीन दुखी मलीना ।। 


१--अग्नि, २--किरण, ३--कारूसमान, ४--प्रीष्म । ५--जलूस्थान, 
६--दीघे, ७--सूर्य, ८--तीक्ष्ण किरणें । 
3९ 


८० द्विवेदी-का ब्य-पाला 


६ 33) 
वसुन्धरा चण्डकरांशु * व्यापी, 
प्रचंड ज्वालालय * तुल्य तापी। 
वितप्तभंभानिल* रेण संगा, 
करे बटोही हठि अंग भगा ॥ 


( ६) 
मातंण्ड भूमण्डल खंड ताकी, 
तीब्राग्नि वर्षा करिके न थाकी । 
बात प्रसगोपल * युक्त छारा, 
धारा गिरावे अति ही अपारा ॥। 


( ७ ) 
विशुष्क! पन्न द्वम में अनेका, 
घसे ध॥से कीचकर्न एक एका | 
अनन्त जीवान्तक दु.खदाई, 
दरशाों दिशा पावक देत लाई | 


( ८ ) 
सप्ताश्ब? तीन्रकरतप्तदुखी विहंगा, 
मध्या क्तकालू बलवीय विहीनअंगा । 
उद्विग्न बेठि बट पीपर नीम डारा, 
इवासा परित्यजत व्याकुल बार बारा ।। 


( ९) 
मनुष्य आराम< आराम रामा ९, 
विहाय आशास्थित धाम कामा । 
फलार्थ सेवे सहकार* * बागा, 
सुपर्णशाल। सजि सानुरागा ॥ 


१--सूर्य की किरण, २--अग्नि का घर, ३--भंका, अनिल (वायु) । 
४--उपल (पत्थर), ५--सूखे हुए, ६--बाॉस। ७--सूर्य, ८--उपवन, 
१--सुख, १०--सत्री, १६--आम | 


ऋतुतरज्िणी ८१ 
( १० ) 


निदाघ संतप्त समस्त देहा, 

दिनेश संदग्ध विहाय गेहा । 

दिनान्त सेवे सुगची? न जाई, 
शर्शांक ज्योत्स्नार जब हर्ष पाई ॥। 


( ११ ) 
स्वेदाम्बु  यकत जन रैनि निदाघ जारे, 
रुद्धानिकाकुलित * देह दशा बिसारे । 
देव तुरन्त तन ते पट फेंकि कैसे, 
नारी नई कुचनि ते पिय हस्त जैसे ।। 

( १२ ) 
अत्यन्त सुक्ष्म विशदुज्ज्वल* वस्त्रधारी, 
तत्काल के बकुल माल हिये सँभारी । 
दावारिन त्रास? खसखास सुवास लाय, 
राजे निशामुख< जनोपवनानि* आय ॥ 


( १३ ) 
अत्युग्र ग्रीष्म खर-आतप में समाने, 
ले ले युवा सुमन संग सखा सयाने । 
कललोल १० लोल अवलोकन चित्रताई; 
लेवे दिनानत* * सरि तीर समीर जाई ॥ 
( ९४) 
कृतिहिमोपल * * बारि बनाय के, 
व्यजन ** सज्जित ग्रेह कराय के । 
खसन ते पवनायन*४ छाय के, 
जन रहै दिन में सुख पाय के ॥ 





१--उत्तम कोठे पर, २--चन्द्रमा, ३--चन्द्रिका, ४--पसीने 
का पानी, ५--रुकी हुई वायू से व्याकुल किये गये हैं जो, ६--विशद + 
उज्ज्वल, ७--दावाग्नि के तास से, ८--संध्यासमय, ९---जन + उपवनानि, 
१०--तरंग, ११--संध्यासमय, १२--यहाँ कहुत्रिम हिम अर्थात्‌ बरफ़ का 
अर्थ है । १३--पंखा, १४--खिड़की । 

फा० ६ 


८२ दिवेदी-काव्य-माला 


( १५ ) 
कुमुद पुष्प सुवास सुवासिता, 
वकुल चम्पक गन्ध विमिश्रिता । 
मृदुल वात प्रभात भये बहे, 
मदनवद्धंक अद्ध कला कहे ॥ 


( १६ ) 
दुखद दुष्रहरागम * देखि के, 
तलधरोदर *ैं शीतल लेखि के । 
मनृज सुन्दर सेज सजाय के, 
सुख सने खस के खस लाय के ॥ 
( १७ ) 
अतर सुन्दर मंदिर मालिका, 
चहल चन्दन अंगन नालिका । 
गुल गुलाबनि आब भरी बही, 
गरम ग्रीषम में सुख देवहीं ।। 
( १८) 
कुकुभ की चिक चित्रित सोहहीं, 
सुजलयंत्र महा मन मेाहहीं | 
घधनमि गेहनि मंजूछ मालरती, 
दहनि ग्रीषम अग्नि बुभावती ॥। 
(१३%) 
भूजंग श्वासेव ४ समीर ज्वालसी, 
लसी स्वधामोदर * अंगना धसी ॥ 
बजाय जारे सिगरी घरी घरी, 
घरी टरीसी स्थिर ताप ते भरी ॥। 
( २० ) 
पूर्णन्दु आनन सरोज समान रंग, 
अर देखि होहि यमुनाम्ब, तरंग भंग ॥। 


१-पड़ी, २--दृपहरी की अवाई, ३--तलरूघर के अन्दर 
४--श्वासा + एव ५--स्वधाम + उदर (अपने घर में) 


ऋतुतरज़िगी ८३ 


उत्फुल्लकंजदललोचनि * ग्रीष्म काले, 

पाटोर* पंक करि च्चत अंग बाले ॥। 
( २१ ) 

कपूर चूर्ण करि शीतल बासि बारी, 

मातंगमोक्तिक* मनोहर हार धारी। 

दय्या समूल सरसीरुह ते सजाई, 

पाटम्बरोत्तमनि “ सूक्ष्म " घरीरधारी ।। 


( २२ ) 
चामीकराभरण * शुश्र सुबास थोरे, 
अल्पाल्प सर्वे करि भूषित० अंग गोरे | 
धारे नये बकूछ चंपक चारु माला, 
शीतांशु< रश्मि) निशि सेइ निदाघ काला ॥ 
( रे ) 
सप्रेम चन्दन रसाम्बु बनाय न्हाई, 
गुच्छ प्रसून कर कंजनि ले सुहाई । 
नारी प्रसादतल* ? रेनि सुखार्थ पाई, 
ग्रीष्मत्‌ ज्वाल विकराल दईं नसाई ॥ 
अं, 
(विशेषक ) 
पुष्ट स्तन प्रचुर चन्दन चर्च नीके, 
वेणी विशाल बिच गृथि प्रसून जी के । 
शीतोपचार शतशः करि सौख्यकारी, 
ग्रीष्मानलोग्र * * (इसि) नाशत* * नित्य नारी ॥। 
( २५ ) 
सारी दवारि जलूपत्रनि ते निकारी, 
भारी सुवारि अधिवासित वस्त्रधारी । 





१--फुले हुए कमर के समान हैं नेत्र जिनके। २--चन्दन, 
३--गजमोती, ४--पाटम्बर + उत्तमनि, ५--पतरे, ६--सुवर्ण के आभरण, 
७--आभूषित, ८--चर्धमा, ९--किरण । १०--कोठा, अठारी, 
११--प्रीष्म + अनल +उग्र, १२--नाश करती है 


८ 


द्विवेदी-काव्य माला 


सौन्दर्य मूरति सह वल्लभ सेज साजी, 
बीरांगना ' निशिमुखागन * में विराजी ॥। 


( २६ ) 
तारा निशान्त कमलीन समस्त होही, 
क्षीण प्रभेन्दु नभमण्डल देखि सोही । 
उत्तिष्ठ सृष्टि इमि भावत सुप्रभाता, 
होवे चिरायु यह कालरर सदा विधाता ॥ 


( २७ ) 
आकाशगामी घन में कहूँ कहूँ, 
आकुड्चितार्काधुएं परे लगी चहूँ। 
इतस्ततः४ शीतरू वायू्‌ निर्मई, 
ग्रीष्मान्त मेघागम सूचना भई | 


( २८ ) 
करि हरित जवासा न्यून (शीताशु ) भासा*, 
सहित शुचि सुवासा शीतलागार» वासा । 
जल जलज सनाला रैनि शीतांशु जाला, 
मनूज मन निहाला कीजियो पग्रीष्मकाला ॥। 


इति प्रथमः तरंग: । 


२--निशि मुख (सन्ध्या), अ्ंगन (आँगन) । 


बु 


३--अभ्रात:काल (अर्थात्‌ इस ऋतु में सदा ही प्रातःकाल ही बना रहे) 
४--सिमटी हुई सूर्य की किरणें, ५--इहाँ वहाँ ६--सूर्य ७--शीतल घर | 


ऋतुतरजड्िगी <५९ 


अ्रथ व्षावणेनम 
(०९) 


सवारि जीमूत * मतंग मान, 
सुरेन्द्र-चापायुध * बुन्द बान । . 
सशस्त्र देशेश्वर सो सुहायो, 
विलोकियो पावसकाल आयो ॥। 


(२) 
नीलोत्पलाभा* जलरूदा 5 अपार, 
संवर्षि पृथ्वीतल घोर धार । 
राखा न ज्वाला तप लेश लागा, 
शोभामयी राजत दिग्विभागा ॥ 


( ३ ) 
हरिततृणाच्छादित * भूमि सोहै, 
करे कलापी९ सुखमा नई नई | ४ 
अनेक | छ्वे इन्द्रवधूटिका< गई, 
महा दुखारी पिथिकागना* भई।॥ 


( ४ ) 
सुपक्व जबूफल*” गच्छकारी, 
इते उठी ब्याम घटा करारी । 
महावियोगानलरूदग्ध बाला, 
उते परी मूछित है बिहाला ।। 


१--मेघ, २--इचख्ब-धनुष आयुध हैं जिसका, २--राजा, ४--नीर 
कमल के समान आभा है जिसकी, ५--मेघष, ६--हरी हरी घास से छाई 
हुई है जी, ७--मोर, ८--छाऊर रंग का एक कीड़ा, ९--परदेशियों 
की स्त्रियाँ, १०--जामुन । 


<६ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


(५) 
मेघानि मारुद्बहि* आन लेवे, 
न व्योम कैसे ठहरान देवे । 
जैसे नितम्बाम्बर* वाम केरे, 
टारे युवा मैन महीप प्रेरे ॥ 

( ४) 
खद्योतरासि प्रमदा प्रमादा, 
केकी पपीहा बक भेक नादा । 
सत्कोवचमाला नद नीर नारे, 
पानी भरे वद्धित होत सारे ॥ 

( ७) 
कारे करालाक्ृति सर्प भीमा, 
भेकाकुलानेक तडाग सीमा । 
उन्मत्त नृत्याँगन मध्य मोरा, 
देखे परे दृष्टि भये सजोरा ॥ 

(८) 
धरा धरे धावत वारिवाहर, 
बहे चले जात जल प्रवाह । 
सुअंक छावे निशि नारि नाह, 
अनंग अंगांग भरे उछाह ॥। 

( ९ ) 

हरी हरी बाल रूता हिलाई, 
सुकेतकी पुष्प सुगन्ध छाई । 
पयोद वर्षा जल संग पाई, 
दशों दिशा वायू बह सुहाई ॥। 

| 2) 
निशा अँधेरी न दिसे कछू कह, 
बहू सबर्षा जल नालिका चहू । 
सुयोवनी पंकजलोचनी भरी, रा 
सवेग मानो अभिसारिका चली ॥। 


१--पवन चल कर, २--नितम्ब के ऊपर के वस्त्र । ३--मेघष । 


ऋतुतरज्िणी ८७ 


( ११ ) 
छाई घटानि अवलोक अकाशकारी, 
नाच मयूर मदमत्त महा सूखारी। 
भिल्‍ली पुकार बरण कविश्रेष्ठ लोगा, 
उच्चाटनाथ परदेशिन सुप्रयोगा ॥। 
(९९ ) 
गावे न कोकिल न शोर शिखी सुनावे, 
नावे प्रभा न चपला चमक न पावे। 
कांता कहें जनि' घटा घन घेरि छावबे, ५ 
प्यारे प्रवास तजि जो न निकेत आवबे ॥ 
( १३), 
सीमन्तिनी वदत वारिदब्र॒न्द बाना, 
सौदामिनी नवल धार धरी कृपाना । 
केकी कठोर रव घोर पुकारि शूला, 
हे प्रागनाथ कब हुहहु सानुकूला ॥ 
( १४ ) 
मेघ प्रधोर रव होत हितेज्नुरागी, 
शोकाम्बुपात दुग ते लखि धीर त्यागी । 
पत्नी सरोजनयनी सहबास आसी, 
आवबे स्वगेह अब वेगि विदेशवासी ।। 
( १५ ) 
राजे मिशंक पिय अंकनि लै जु बामा, 
देवे सुभाग्य तिनकाहि प्रवर्धि कामा । 
दाह वियोगिनिन सेइ सुसत्रकाला, 
दावानलानूपम मिश्रित मेघमाला ॥। 
( १६ ) 
मेघोदरस्थ तडिता प्रगटि स्वरूपा, 
तैज प्रपुअ्ज दरसाय प्रभा अनूपा । 
सेज प्रसुप्त निशि प्रोषितवर्गनारी, 
शब्द प्रधोर सह सर्वे करे सुखारी ॥ 





१०-एक अनूठी अग्नि से मिली हुई है जो । 


८८ द्विवेदी-काव्य-माला 


( १७ ) 
आधात दब्द करि वारिद वारिधारा, 
आवे धराधरनि* ते धरणी मभारा। 
दीपैव * देखि सवरी सुत्रिरी करारे, 
केकी * कदम्ब चढ़ि स्वस्ति सुखी पुकार ॥ 

( १८ ) 
धारा हरिद्गिरनढे बिच जश्न सोहै, 
शोभा बिलोकि न हेंसे अस विश्व को हूँ । 
मध्यस्तनह् यसकचु कक द्व रे री 3, 
मानो लसे सुलूर मौक्तिकमाल केरी ।॥ 

( १९ ) 
बलली शिल्ा शिखर शेखर * शस्यशाला, 
आरण्य दिग्‌ द्रमलता सहिताल बाला । 

2 सपूर्ण युक्त हरिताखिल वस्तु बाना, 
सोहे हरी अवनि सब्जपरी समाना || 

( २० ) 
अम्भोधर स्खलित७ सीकर वारि भारा, 
आनम्र अम्ब कचनार कदम्ब डारा । 
वातावधृत< तर ऊपर हूवे सुहाई, 
देवेन्द्रवुक्ष* जन मौक्तिक ब्रृष्टि लाई ॥॥ 

( २१ ) 
जाती कदम्ब कुमुमान्वित १० चारु शाखा, 
शाली ** समूह कृषि खेतन मध्य राखा । 
नाना नवीन तृण संवृत* * भूमि भागा, 
आलोक काहि नहि होहि महानुरागा ॥ 


१-“पव्वतों से, २-०-दीपक की आकृति का, ३--मयू र, 
४---हरिद्गिरनद्वेबिच--दोहरे रंग के पवेतों के बीच, ४--हरित रंग 
की कंचुकी संयुक्त दोनों स्तनों के बीच में, ६--पर्वत, ७--(अम्भोधर 
स्खलित) मेघों से गिरी हुई बदों के पानी के बोफ से नम्न (नीचे) हो 
गईं है जो, ८--ह॒वा ने हिलाया है जिनको, ९--कल्पवृक्ष, १०--फूली 
हुई है जो, ११--धान, १२--छायें हुए हैं जो | 


ऋतुतरज़्िणी ८९ 
६ ९३.) 


इ्यामा मयंक-वदनी क्ृषलंक* वामा, 
बिबाधरी सहचरी ' सेंग ले ललामा । 
हिंडोर राग अति प्रेम समेत गावे, 
कोटीन किन्नरवध्‌ सहसा लजावे |! 
( रहे ) 
पीनोन्नतस्तनि मनोहर रूप नारी, 
जीमूत * दूत इव मन्‍्मथ के निहारी । ..» 
लीलातरंगित कटाक्ष कला दिखाई, 
मोह महान मुनि मेघ सहाय पाई ॥। 
 , 
मेघान्धकार परिपूरित रैनि कारी, 
वर्षाम्बू धार खरपात विलोकि नारी | 
श्रृंगार सर्वे सजि बललभप्राणप्यारी, 
संभोगहेत रतिमंदिर मे सिधारी ।। 
(६. ९३.) 
अत्यन्त तीक्षण मकरध्वज ४ बाण मारी, 
व्योमाम्बवाह सह घोर निशा निहारी । 
नारी विलास हित प्रीतम पास जायी, 
विद्युत्‌ प्रकाश महँ अंग प्रभा दिखायी ॥ 
(8) 
तोयाशयोपलसितोत्तम के बनाये *, 
फेना समेत धन वारि भरे सुहाये । 
देखे अनूप जिनको छबि हप॑ छावे, 
बाला सहास्यमुख की सुधि बेगि आवे॥ 
( २७ ) 
पानी प्रभाव परिपूर्ण सुवेगवाही, 
विस्तीर्ण तीर सरि सिंधु मिलाप चाही । 





१--कष हैं कटि जिनके, २--सहेली, ३--मेष, . ४--काम, 
५-- (तोय[शयोपलझ्लितोत्तम के बनाये) सफेद उत्तम पत्थर के बनाये हुए 
जलाशय (जल के कुण्ड इत्यादि) हैं जो । 


९० 


द्विवेदी-काठ्य-माला 


आलोक संभ्रमित ह्लै इमि कैकहीना, 
कैधो नदी कि पिय पास चली प्रवीना ॥ 


( २८ ) 
संवेत गोपजन गोगण संग जावे, 
आछे कछार नियराय सुखी चरावे । 
कोपे पयोद जरू जोर जबे गिरावे, 
भीज भजे सकन पादप छाह आवबे ।। 


क ) 
वापी तड़ाग सरि सागर बारि बोरे, 
नाना विधानि तुण धानि मुखानि जोरे । 
सानन्द भेक बक मोर चकोर कीस्हे, 
वर्षा न काहि मुद मोदक दान दीन्‍न्हे।। 


( ३० ) 
सतडित नभचारी छाय आकाशकारी, 
प्रिय पिय सहनारी कौन सारी सुखारी । 
रवितपननिवारी वर्षि सव्वेत्र बारी, 
पुनि पुनि रवकारी मेघमाला सिधारी ॥। 


, (६ ३१ ) 
अगणित गुणघारी निश्चला * तापहारी, 
दिशि' विदिश बिहारी सुप्रशंसाधिकारी । 
जगजनमनभाई छाल लीला दिखाई, 


जलद ऋतु सुहाई हजियो मोददाई ।। 


इति द्वितीय: तरंगः 


ऋतुतरज्लिणी ९३ 


अ्रथ शरदवणेनम्‌ 


( १) 
के के निरभ्र नभ मारग शुश्न पाई। 
नीके निशापतिमयूखछटानि छाई ॥ 
आकाशदेवसरितेव गली. बनाई । 
देखो मनोहर शरद-ऋतु आज आई ॥। 

( २) 
शुभ्राभ्रगात परिरंभत गोपनारी । 
विद्युल्लतैव अति शोभित जासु सारी॥ , 
राधा समेत मनमोहन मोदकारी | 
श्रृंगा ररास रसनायक श्री बिहारी ।। 

( हे) 
अच्छाचछ अब्‌ज उरमाल अनूप धारी | 
बिम्बा रानि वर वेणु धरे सुवारी ॥। 
लावण्य लोल ललनागण संग लाईं। 
सस्नेह याहि ऋतु रास रच्यो कन्हाई ।॥| 

( युग्मक ) 

| 5 ै 
अम्भोधर प्रबल वायू प्रसंग पाई। 
गौरांग वर्ण जलभार भरी गिराई॥ » 
स्वस्थान त्याग अति सूक्ष्म भयें प्रकाशा । 
गैलाधिराज* शिखरैवर चले अकाशा ॥ 

(५) 
फेनावदातवृतर* तीर तड़ाग आई। 
शुक्लारविन्द दल दृवन्दनि में लुकाई॥ » 
उन्‍्मत्त हंस विरुतोत्तम* जो करे ना ! 
अत्यन्त सन्निकट ते परखे * परे ना ।। 


१--कमल २--हिमालय २--शिखर + एवं ४--सफ़ेद रंग के फेना से 


छपा हुआ हैं 
६--पहिचानना । 


जो (अवदात >सफेद) ०--ग्र्ति + (शब्द) + उत्तम 


९२ ठिवेदी-काव्य माला 


( ६) 
जाती जया सुमन सुन्दर वास * यात । 
नाना लता रूलित मध्य रू सुहाते ॥ 
अन्यान्य पुष्प शुचि शष्प* समेत जो है । 
आरामभूमिर सहसा मनसाईं विमो ॥ 


( ७) 
गीतांशु* रश्मिर रुचिरा तनतापहारी । 
बाला वियोगबिरहानल ज्वालजारी ।। 
संतापि सवे॑ सहसा क्रशदेह दाहै । 
प्राणोप१हार अविचारि प्रचारि चाहे ॥ 


( < ) 
पीनस्तनोर रुचिरानन दिश्य' नारी । 
शोभा समूह शूचि अम्बर अंग्रवारी ॥। 
सम्भोगग्लानिनित्रनार्थ 9 श्रभान्‍्तकारी< । 
ज्योत्स्ना* सअंग्रुकण " सेवन को सिधारी ॥। 
( ६९) 
शुक्लाम्बुवाह ** कमनीय अकाश छापे । 
सांभोज शुक्र सर सुन्दरता समाये ॥। 
सम्पन्न शालिकुल देश दिशा विभागा । 
को है करे न जग जासू मनोज * ' जागा।। 
( १० ) 
बेणी विदारि मृदु मालन मोरि खोई । 
पाटीर* २ खौर दृग |कज्जलरेख धोई ॥। 
बाला विलोकि जल क्रीड़त कुद्ध भारी। ४ 
मानो भयाकुछित' कंपत उमि*४ सारी ॥॥ 


न्‍ी 





१--सुगन्ध, २--तवीन घास, ३--उपवन, ४--मत, ५--चन्द्र मा, 
६--किरण, ७--नाश करने के हेतु से, ८--ज्योत्स्ता| का विशेषण, 
९--चन्द्रिका, १०-- ने के कण (ओस ) सहित, |११--शुक्क (सफ़ेद) 
अम्ब॒वाह (मेघ), १२--मैन, १३--चन्दन, १४--तरंग । 


ऋतुतरज़़िणी ९३ 
(६300. 


राजीव जाल जह कंपत मीन मारे। 
पानी पराग यूत वर्ण सुवर्ण धारे।। 
कादम्ब* कोक रव राग भरी सुनाई । 
नारी मनुष्य सरि वश्य करे बजार्द ।॥ 

( १२ ) 
शभाम्बु धार जह शैल शिलानि छागी । 
विंध्याद्रि * आदि शिखरोन्नत भाग त्यागी ।। 
वर्षा पयोद रव एवं करे सजोरा । 
साइचये मोर तह देखहि व्योम ओरा ॥। 

( १३ ) 
गगन तारनर्ईड तारन”* संयूत । 
जलज * जीवन जीवन“ तेच्यूत#ँ॥ 
लखि सुधाकर * धाक रही बहि । 
प्रमुदर / मानस* है मा न सभावहि ॥। 

( १४ ) 
सुबिच कैरव** के रव*र राजही | 
रुत*४ सना रसना “१ रस लाजही ॥ ,» 
सुनत सारस सारस* 5 गानही। 
बधिक बान नवान*७ न तानही ॥ 

( १५ ) 
विशद दामिन सुन्दरता रता। 
असित*< वारिद वारि गता गता ॥ 
अति मनोज्ञ ** तऊ कहि ना हिना+०। 
लखि कही नभ कान्ति बिना बिना ॥। 


न्‍स्यध मल >२ पर्स नक पक परमप-५न्‍कम ८ ऊपक जाक टरनमन- 


१--कमर, २--हँस, रे--विन्ध्या + अद्वि ++ (पर्वत), ४--तारागण, 
५--समूह, ६--कमछ, ७--पानी, ८--मेघ,* रहित, ९--चन्द्रमा, 
१०--असन्नता, ११--चित्त, १२--कमलढर, १३--शब्द करके, १४--शब्द, 
१५--कटिकिंकणी, १६--स (सहित) आरस (आलस्य), १७--नव (नया), 
आन [(छाकर) १८--श्याम, १९--सुन्दर, २०--यहाँ, 


९४ दिवेदी काव्य-माला 


(६ % 
स्फूट सरोज सरोज" निशा गते । 
शक्ति पराग परा गलि पेखते॥। 
चलित मारुत मार॑ मनौ करे । 
स्वगुन साधुनि* साध/ निरादरे ॥ 


( १७) 
जुचि दिवाकरताएँ कर तालकी | 
प्रसरि जात प्रभात प्रमालही ॥। 
जनु शरच्छवि श्री सुखमा सनी ।. ४ 
अरुण बादर* सी दरसी तनी ॥। 

( १८ ) 

स सौम्य कंकेलि प्रसूनशालिनी । 
मनन्‍्दापगा० शालि समूह मालिनी ।। 
मगाक< भा भूमि लता नई नई। 
घनागमश्नी विजयी शरद भई ॥ 


( १९ ) 
न क्रौच सान॑न्‍द कहूँ उड़ाहीं । 
सशक्रधन्वा" ? घन घोर नाहीं ।। 
तथापि शोभामय भा अकाशा । 
बिना निजाथै जिमि अजेनाशा* ६ ।। 
( २० ) 
ससस्थ * २ शालीकुल पीत रंगा। 
शुकावली आकुलिताजु अंगा ॥ 
विनम्र संतुष्ट तऊ सुखारी। 
असाध्‌ साधून' न क्लेशकारी ।। 


3 


| हवका2:6+॥99४206प्रशाशना आज न्कपशाउपामारुबकी, 


(सर + ओज, २--अच्छे, ३--सज्जन, ४--सूर्य, ५--किरण, 
६-“वस्त्र, ७--मन्द +आपगा (नदी), ८-वद्मा, ९--चन्द्रिका, 
१०--इ नद्रधनुषस हित, ११--अर्जन (सथ्चय) + भाशा, 
१२--धान्यसहित । 


ऋतुतरजड्धिणी ९५ 
( २१ ) 


द्रम प्रकाण्डानि * बनानि बारी *। 
लता विराजे परिरंभिर सारी ॥ 
बिलोलनेना स्मर्दें की सताई। 
रही भनोौ प्रीतम अंक लाई ॥ 
(४३) 
नीलारविन्दामित+ युक्त ताला । 
नई नई मध्य मराल माला ॥ 
प्रसून॒ संयोजित काश डारे। 
नारीन की धीर ध्वजा उखारे ।। 
( २३ ) 
मन्द वाही* सरिता कृशोदरी% । 
अत्यन्त शुद्धोदक स्वच्छ ते भरी ॥ 
प्राप्तार्थ तोयार्णव< प्रान्त प्रस्थली । 
साननद कानन्‍्ता समदा मनौ चली ॥। 
( २४ ) 

सुपुष्प संश्लिष्य+ सुगन्ध सानी । 
नदी तुषारोमिन १० में समानी ॥ 
'पराग फुल्लोत्पल ते गिराई । 

बहे श्वक्षनु** मानस मोददाई ।। 

( २५ ) 

दुकूछ अम्भोज नव प्रवाला। 
मरालमाला रसना*+ विशाला ॥। 
नितम्बवत्‌ कूछ घने बनाई। ४ 
तरंगिणी ** रंजन प्राण आई॥। 


मई 


१--व॒क्ष का घर, २--नई, ३--आलिगन करके, ४---काम, ५--नतील +- 
अरविन्द + अमित, ६--भनन्‍्द मनन्‍्द बहती है जो, ७--कश है उदर (पेंट) 
जिसका, ८--समुद्र, ९---अच्छे अच्छे फूलों ने आहिंगन दिया है जिनको, 
१०--तुषार (जीतलक)+उमिन (तरंगन), ११--शवसन (पवन ), 
१२--मेखलछा, १३--नदी । 


९६ द्रिवेदी-का व्य-म ला 


५ का 
अपंक * उर्वी* मनमोहनी महा। 
जल प्रवाहोज्ज्वल जो जहाँ बहा ॥। 
सुवस्त्रथधारी प्रमदा गली गली। 
इतस्तत: शुक्ल पयोध रावली रै_॥ 
(२७ ) 
शने: दाने:४ शुभ नदी प्रवाहा। 
सरोज संयुक्त सरावगाहा!॥ 
समीर संचालित प्चजाला । 
महा प्रसन्नानन मीनमाला ।। 
( २८ ) 
मनोज्ञशाली सह दिग्विभागा | 
जहाँ तहाँ सारस हंस रागा।। 
सपुष्प बन्धूक लता विताना। 
सुकेरवेन्दीवर अंग. नाना॥ 
की, 
निशीथिनी * श्रीनिशिनाथ* कौमुदी< । 
अकाशगंगांग प्रभा जुदी जुदी ॥ 
गेफालिका मंजूल मालती कली । 
लखे न काकी पुलकावली चली ! 
( ३० ) 
अयि शरद! सुहंसा चारु चन्द्रावतंसा । 
धवल कमल वंदा तेरिये दीप्त अंशा ॥ 
कुमुदनि विकसाई वर्ष सीमा बताई । 
जग रुचिर बनाई भ.वती होहु आई ॥ 
इति तृतीय: तरंग: 


'किलन्‍५-०६ अराकाडए दान का अमलानपपर, 





१--कीच नहीं है जिसमें, २--पृथ्वी, ३--मेंघमाला, ४--मनन्‍्द मन्‍्द, 
५--सर (ताकाब) + अवगाह (स्नान), ६-+रात्रि, ७--चन्द्रमा, 
८--चन्द्रिका । 


ऋतुतर्राड्गरणी ९७ 


ग्रथ हेमनतवणनम 
(१) 


विहीन पत्राम्बृुज॒ खीन दीना । 
गोधूम * धान्याकुर में नवीना ॥ 
चन्द्राननी नारि रसप्रत्ीना । 
हेमन्‍त बे कन्‍त रहे मलीना ॥। 


(२) 
हेमनत आवर्ताहू अम्बर सूक्ष्म त्यागी । 
ऊनांशुकानि* परिधानिर प्रभात जागी॥ 
स्‍्नेही समेत शिक्ष द्वारन शीत पागे। 
आदित्य अंशु१ सुखकारक लेन लागे।। 


। 
निशा भये पुष्टठटरोज नारी। 
सुगाढ़ि कूपसिकर अंग धारी॥ .. 
जबे पिया पास सुपास पावे। 
हिमतुसन्ताप सबे नसावे ।॥। 

( ४) 
सुमध्य गोधूमन के विनीत । 
विराजते सर्षेप पृष्ष पीत॥ 
किसान तोषी निज धारि रूप । 
भनो कृषी श्री ऊसती अनूप ॥ 

(५) 
विभावरी ० शीत हिमाम्बु पात । 
महान सौन्दर्य सनो प्रभात ॥ 
विलोकियो पातन माहि' कैसे । 
मनोज्ञ मुक्‍क्ता अनमोल जैसे ॥। 





१--गेह, २--ऊन + अंशुकानि -- ऊन के बने हुए कपड़े, ३--घारण' 
करके, ४--सू “, ५--किरणें, ६--कंचुकी, चोली, ७--राति | 
फा० ७ ह 


९८ दिवेदी काव्य माला 


(६) 
जिते विलोको उतही सुहाई । 
जुबवारि*र पाई परिपकक्‍वताई । 
मही हरेरी यव*" जाल छाई । 
भई नई सर्पपर रासि राई॥। 
(७) 
न शुक्ल अम्भाधर व्योम छात्रे। 
न मालतीमाल तियान भाव ॥। 
न न्दुज्योत्स्या उपयोगकारी । 
न निम्तगाएँ मज्जहि भूलि नारी ।। 
ह 
शीलोच्चयोच्चत्तर”" ओर जेते । 
प्रलेय* ते पूरित सर्व तेते॥ 
निशान्त७ बालाक ८ प्रकाश माही । 
रूप्पेव* रूपान्तर में लखाहीं | 
(९ ) 
हिमरतु*० आये स्मर*१* दीप्तकारी । 
जू देव इच्छा भ्रम ते बिसारी। 
बिलासिनी शुभ बिलास खोवे। 
प्रसूनवन्वा” ५ असहाय होवे ॥ 
( १० ) 
दृगस्फ्रिच्चअचल चार कारे। 
लखे लरजज मीन मृगा विचारे।। 
दीनान्त रत्युत्सव * हेत बाला। 
करें शलाकाञ्जन * ४ ते विशाला | 





१--ज्वार धान्यविशेष, २--जव धान्यविशेष, ३--सरसों । 
४--नदी, ५--शीलोच्चय (परवेत) + उच्च (ऊंबे)+ उत्तर, ६--हिम. 
बफ़े, ७--प्रातःकाल, ८--बाल-सूर्य,, ९--हूप + इव, १००--हिस + 
ऋतु >5 हेमन्त,_ ११--काभ, १२--काम, १३--रति + उत्सव, 
१४--शलाका (सराई)+ अंजन । 


हि आकलन ललुलऑल तलब मम ३ ३३३७७७७७७७७७७एएा 


ऋतुत रज्िणी २९ 
ला, 


विहाय सारी रिस काम जारी । 
विशालननी नतगात* नारी ॥। 
सकप हब्यायन को सिधाई। ४ 
मिले स्वप्राणेग्वर कण्ठ लाई।॥। 


पक 3 
केशप्रभा पटल नील पयोद जारू। 
आलोल बाल तरल दृग यूग बिशाल ॥ 
पीयूष एवं वच विद्रुम* कण्ठ माल। 
मोहें सरासर समस्त हिमनत काल || 


( १३ ) 
प्राणेश हस्त हृदयस्थल माहि लागी। 
मुक्ता गिरे खसि मनोहर माल त्थागी॥ , 
विस्त्रस्त* द्वार अवलोक सलज्ज बाला । 
जावे सखी जननि मध्य न प्रातकाला ॥। 


( १४ ) 
अभंग हीन रदनच्छद ४ भिन्न नारी। 
वेणी विशाल तिल गाल गले निहारी ॥ 
सालस्य प्रात रतिसूचक चिह्न डीन्हे। 
आवे गृहांगन मुखाम्बर ओट कीनन्‍्हे ॥। 


( १५ ) 


हेमन्त बात+ परिखेदित गात रामा£ । 

श्ुंगार धारि निशि आवत ही सकामा ॥ 
सोत्साह९ नाह< कर* को करि पाश*० नाई १९ । 
राजे मनोज मद मोचि प्रभात ताई*९॥ 


१--नम्थ है गात जिसका, २--मोती, ३--दूटे हुए, '४--ओष्ड, 
"५--पवन, ६--स्त्री, ७--स + उत्साह, ८--पति, ९--हाथ, १०--बन्‍्धव, 
॥ १--सदुश, १२--तक । 


१०० ह#िवेदो-काव्य-माला 


( १६ ) 
कृषिजन मनभानी सर्व संत्शस्यथ दानी ॥ 
हिमऋतु हिमखानी आय नीके सयानी ॥। 
सुख दिवस दिखावो कंत कानन्‍्ता मिलावो । 
सब जग अपनावौ सार सत्कार पावी ॥ 
इति चतुर्थ: तरंगः 


. ्रथ शिशिरवरणनम 
( १) 


मारुतुषार कग मिश्रित लागि वात। 
कंपायमान नर-नारि करें प्रभात ॥ 
संतोषकारि सबकी रवि रश्मि लारू। « 
सेवे निशांत जन शीतल शीत काल ॥। 
( २) 
निशा निशाआनन * प्रातकाला । 
मनृष्य सोत्साह * जराय ज्वाला ॥ 
तपाय सारी तन बार बारा। 
दाने: शने: शीत व्यथा विदारा ॥ 
( हे ) 
धरे हसतीर जन पास पासा | 
गरू गरू वस्त्र भरे कपासा ।। 
सजाय प्र्यकनि शंक त्यागे । 
स अंगनाएँ सोवत प्रेम पागे ॥ 
( ४ ) 
बिहाथ बाला 55 नन” मनन्‍्द हास । 
अभाग्यशाली जन जे निरास॥। 
बनें विदेशी दिशि दूर जाई। 
मनुष्य देही तिन व्यर्थ पाई ॥ 


बनी 





,. ->सायंकाल, २--स+ उत्साह, ३--अँगेठी, ४-«स्‍स्त्री 
७५--बाला +- आनन । 


ऋतुतरद्धिणी १०९ 


६ 
दइवसन्मनुष्यैव प्रभात काला। 
विलोकि बारी रह रासि बाला ॥ 
कपोल कुम्भ स्तन वस्त्र टारे। 
न लोक लज्जा तनिकौ विचारे ॥| 


(६) 
असीम * दुःखाखिल' वृद्ध पावे | 
सदा विनेशोदयर ही मनावे ॥ .८ 
भुजंग शीताकुल वीर्य हीना । 
बसे स्वगेहानि निशानि दीना ॥ 


( ७) 
समस्त सोसारिकर" काज रोकी । 
मनृष्य संध्या समयावलोकी ॥ 
महान शीतानित से जामा। 
तुरन्त आवे सिगरे स्वधामा?॥ 


( ८ ) 
न इन्दु तारागण मध्य सोहै। 
न पंथ पन्‍्थी कहूँ भूलि जोहैँ ॥ 
न पद्म पद्माकर* में विराजा।_ 
अपूर्व आयी ऋतु साजि साजा ॥ 


( ९) 
कस्तूरिका कुंकुंम चचि अंगा। 
धारे सुउष्णांशुक? रकक्‍त< रंगा। 
देवे भुजालम्ब$ पतो न नारी। 
प्रेमाकुलानन्दित प्र।गप्यारी ॥। 





१--नहीं है सीमा जिसकी, २--दुःख + अखिल (सर्व) । ३--दिवेश +- 
उदय, ४--संसार से सम्बन्ध रखनेवाले, ५--अपने घर, ६--ताछ, 
७--उष्ण -- अंशुक (वस्त्र), ८--लाल, ९--आलिगन | 


१०२ 





डदिवेदी-काव्य-माला 


( १० ) 
संभोग श्रांत* प्रमदा' प्रभाता। 
सछ्तिन्न बिम्बाधर खिन्नगाता ।। 
निशा जगो सालस * खेद खाई। 
लसे स्वगेहांगन मध्य आई ॥ 
(5 28.0] 
बिम्बाधरी चम्पक चार देही। 
लोलावती मनन्‍्मथ को सनेही ।। 
नितम्बिनी चन्द्रमुखी सुकेशी । 
सन्दर्शनीयोत्तम नाभिदेशी ॥ 
( १२ ) 
पीनस्तनी कोकिलकण्ठ बाला। 
सम्भोगशीला तरुगी विज्ञाला ॥ 
सौन्दर्य सौभाग्यवती सुथीला । 
सीमन्तिती सस्मित लोल लीला ।। 
६5३ ) 
विलोलननी कमनीय वामा । 
सुमध्यमागी छूलना ललामा ॥ 
प्रमावपूरी भूग४ भासमाना । 
प्रदीप्त कन्दर्प कला समाना॥। 
(१४) 
सुवासकाला गुरु वासिताम्बरी । 
क्ृषोदरी प्रेमभरी उजागरी। 
विनोदिनी दाहिमदन्त भाभिनी । 
सुमानिनी हास्य सुबारसाननी ।। 
0 0) 
शुभाननी भत्तमतंगगानिती । 
तड़िल्लता सुन्दरगात कामिनी ।। 
शीतर्तू आगे जन जे भुजा भरे । 
स्वजीव की ते सुक्ृता्थैता करे | 


अल नल वजअअ कक जज कक ७ 


१--श्रमित, २--स्त्री, ३--त + आलूस, ४->अत्यन्त । 


ऋतुतरज्निणी १०३ 
( १६ ) 


होवे दयाद्रं तिय तो अनुकूछभोगा । 
कोदंड* क्रूद्ध भुकुटी यदि जो प्रयोगा ॥ 
खोबे समूल सहसा सब विश्वजाला । 
नाराच* नैन वरषा करि शीतकाला ।। 

( १७ ) 
दानाथे प्राण मृतकामृत* धौलर् धार । 
मोहार्थ शम्भू कृत मोहन मन्त्र सार | «४ 
मत्तार्थ शीत ऋतु मंजू सुरोपचार! । 
बाला कटाक्ष परमौषधि सुप्रकार |। 

( १८ ) 
विरहिन दुखकारी पत्नी * पुष्प हारी। 
सकल स्वगुणवारी सत्य श्रीमन्त ? प्यारी ।। 
अधनिन न सतावौ रैनि नीके बितावौ ॥ 
शिशिरऋतु सुहावी शीत अल्पाल्प नावी । 


इति पञ्चम: तरंग: 


अ्रथ वसन्तवणनम्‌ 
( १ ) 


पलाश कोदण्ड८ अखंड पाई। 
रच्यौ प्रत्यंचा" अलि माल लाई ॥ 
प्रसन्न पृष्पायुधव हस्त धारी। 
वसन्‍त भूषपागम हषंकारी।। 





१--पनूष, २--वाण, ३--मृतक + अमृत, ४--शुद्ध, ५--शसुरा 
(मदिरा) + उपचार, ६--कमलिनी, ७--धनवानू, ८-धतुष, ९-पनुष 
को बाँधने के लिए चमे अथवा किसी और प्रकार की रस्सी, । 


२०४ 


“पवन, 


शरिवेदी-काव्य-माला 


0 0.) 
न्दीवरानार निवार न्यारे। 
चम्पा चमेली कचनार सारे। 
सवंत्र में चित्र विचित्र साजा। 
दीन्ह्यौ जज दर्श  बसन्‍्त राजा ॥। 

( ३ ) 
आयो वसन्‍्त सुखकारक सर्व भायो। 
फूज़े प्रसून चहें ओर सुगन्ध छायो ॥। 
भोरे मदान्ध अलियूथ सुवास माते । 
उत्फुल्ल कंज सर मध्य न है समाते ।। 

( ४ ) 
उनन्‍्पत्त भूगरव दुन्दुभि दीह बाजे। 
सेना प्रसून चहेँ ओर अनूप राजे ॥ 
कुब्ज प्रवेशि चहुँ मारुत* दूत भाजे । 
सौभाग्यवन्त सुबसन्त सजी समाजे॥ 

(० 5) 
शाखा पलाश शुचि इ्याममयी बनाई। 
सौन्दर्य सार करि पुृष्पनि की लकाई॥ , 
सप्रेम जानि ऋतुनायक की अवाई। 
दीपावली * मृदित मैन मनौ कराई॥ 

| 
सोत्कठितांग३॑ प्रमदा सिगरी सकामा। 
भायगौ करें जलबिहार विलोछ वामा॥ 
गम्भोर हीर बर कुछकुम रज्भत्रोरी। 
मोहे दुहूल* अतुफूछ सब्र सजोरी॥ 

(७) 
माला मनोहर सुगन्वित पृष्प के हैं। 
राजे सुमध्य कुच मंडल में सज हें ॥ 
सानन्‍द धारि ऋतुराज अनेक साजा। 
हाहा दुखी तिय करे विरही समाजा ।। 


२-दिवालों, ३--पम्+ उत्कठेित+ अंग, ४--सारी । 


ऋतुतरज्िणी १०५ 
( ८) 


कुसुम्भ रंगी कुच कुम्भ कंचुकी। 
निहारि निर्मालित हाल हें चुकी ॥ 
नई नई आन समान सान की। 
सहर्ष धारे पिय प्रेम प्रान की ।। 


( ९ ) 
अपूर्वे शोभा अहिफेन* फूल । 
नितान्त* शुवलारुणरँ सानुकूछ॥ , 
हरे प्रवासी प्रमदान हीय। 
नवीन गेंदा दल दर्णतीय ।। 


१0] 
प्रफुल्ल अम्भोज जलानि निर्मेला। 
रसालशाखास्थ कलोल कोकिला ॥ _» 
सुपुष्प संकीर्ण नवीन निगेता । 
भह महा सुन्दर माधत्री छता॥ 


६302) 
इपामा लता एृष्प पछाश जाला । 
अनन्त अम्नांफुर४ ग्न्छ माला ॥ 
आरक्त पीतांशुक* यूक्‍त वामा ॥ 
न काहि आकर्ष करे सकामा।। 


की, 
जहाँ जहाँ फूछ समूल छाले। 
लगे परे पाश पलाश पाले ॥ 
भनो वियोगी विधि हीय आखे*। 
वसन्‍त ब्याधा लूटकाय राखे ॥! 





१--अफ्रीम पोप्ता, २--अत्यन्त, ३--शुक्ूकू-+ अरुण (सफ़ेद और 
लाल), ४--आम की मंजरी, ५-न्ोले वस्त्र, ६-न्यूणें । 


१०६ दिवेदी-काव्य-माला 
( १३ ) 


मत्तातुरानन्दित* चंचरीक' । 
पी पो परागाम्बुज मंत्र वीक ॥। 
सूर्यास्त भे पंकजबद्ध कैसे । 
उन्मत्त कामातुर जार जैसे |। 
ही, 
मलिन्द माला मकरन्द प्यासी। 
सुगृंजर प्रात निशा उपासी।॥। 
प्रवाल आल्कृति पृप्पिता में । 
लची लजी भी ललिता लता में॥ 
8. 
जूही रु जाही गुलनार नाना। 
सुबल्लरी व्यायाम बनी विताना॥ 
गुलाब दूववदिल धध्य भ्राजे। ४४ 
सुवाटिका स्वच्छ बनी विराजे ॥। 
( १६ ) 
वरोर* ब्राल्ा रत्ति' रूप अंगा। 
अमूल्य माला श्रवणादतंसा ।। 
सुरेख वस्त्राभरणानि शोभा । 
कही वसनन्‍्तर्त न काहि क्षोभा ॥| 
| १७ ) 
फूले अशोक अवछोकत शोक होंवे । 
हाहा सखी कुटिल कोकिल धीर खोत्रे॥ 
दावा दहूँ मनह किंगुक साख सारी । 
भाखे वियोग व्यथिता बनिता दुखारी ॥। 
( १८ ) 
आम्र प्रसुन श्रवणस्थ पराग पूरे। 
बाला कपोल कमनीय बनाये धूरे।॥ 
लोभी मलिन्दर्र मुख छावत दुःखदाई । 
जैसे ग्रते शशिहि सन्निष५ राहु जाई ॥ 





१ मत्त + आत्र 5 आनन्दित, २--अ्रमर, ३--वर + उरू ( अच्छी है 
(उरु) जंघा जिनकी) ४--भ्रमर, ५--निकट । 


ऋतुतरजद्धिणी १०७ 


( १९ ) 
मत्तालि यूथ मलयाचल मन्द वाता । 
पुष्प प्रयुक्त तरु कामिनि गौर गाता ॥ 
मोहै न जाहि मधु मास विकाश पाये । 
सोतो पद्वीश * अथवाद्दि * बने बनाये ।। 


( २० ) 
ताम्नप्रवालत्ृत कुंज छतानि माही । 
कजे द्विरेफ॑* पिक प्रेम भरे जहाँ ही॥ 
योगीश्वरानि मन मानस जो भुलाबे। 
ऐसे स्थलानि कुलकानि न को बहाव ।। 


(2) 
पद्म स्फूट प्रवुर सालिएँ सुचालि माला । 
वायु प्रवाह मुद्रु आम्र प्रसून जाला ॥ 
साह्नलाद कोकिल कलाप अलाप ताला। 
लेवे विमं।हि नर नारि प्रभात काला॥। 


( २२ ) 
पलाझश पुष्पान्वित यूुकक्‍त ब.गा। 
ज्वाला लगे से दरसे विभागा ॥। 
विलोकते आनि अनूप एहा। 
न को विद्योगी जरि होहि खेहा*॥ 


६. हम.) 
सुगन्धवच्छीत *ै अवेगवाता । 
महा मनोहारक सुप्रभाता ॥ 


पराग संवासित मन्द मन्द। 
चले मदोन्‍्मत मनौ.. गयन्द ॥। 


१--पशु +ईश, २--अथवा + अद्ठि (पत्थर),  ३--भ्रमर पिक 
और द्विरेक (भ्रमर) जहाँ कूज रहे है, ४--+स-+अलि (भ्रमर सहित ), 
५--भ सम, ६--सुगन्ध समेत शीतल और मन्द पवन, अवेग > वेग नहीं 
हैं जिसमें । 


१०८ दिवेदी-काव्य-मारलां 


६ औ 8) 
नव प्रवालारुण वस्त्र धारि के। 
सुपुष्प आभूषणहु सँभारि के॥ 
वसन्‍्त आये सहहष॑ सोहई। 
वनस्थली. जागतभत्‌ का भई॥। 


2) 
सराशविदाम्र +।. प्रसूवन छागी। 
जपा नभस्वान पराग पागी।। 
समीर चित्त स्थिर को विदारे। 
न काहि. कन्दर्पं कृशानू जारे। 


( २६ ) 
नीले सरोज सहकार निवार फूला। 
पीले दिवाकसमुखी४ सुमुखी दुकछा ॥ 
हीले हरे हिय जगज्जन” के विचारी।॥! 
जी हे वसन्‍्त जनि अन्त कत्रौ सिधारे।॥। 


( २७ ) 
सित अरुण अबारा पुप्प संयुक्त डारा। 
दिशि दिशि कचनारा देत शोभा अपा रा ।। 
विपिन अवनि नारी चित्र वैचित्र सारी। 
कुछ सजलर निहारी लाय माना पक्षारी ॥। 


( २८ ) 
मकर म | हेता फुल्ल फूलानि खेता। 
करत निज निकेता सर्व संलग्न चेता।। 
रव विनय बनाये पे वन्तान्त आये। 
मनहु मन दुखाये पन्थरोबार्थ* धायें।। 


ब्क 





१-आगतपतिका, २--तर (तड़ाग), अरविन्द और आम की 
मझजरी को स्पर्श किया है जिसते, ३>-गुड़्हुल--, ४--सूर्यमुली फूल, 
५--जगत्‌ + जन, ६--पन्‍्थ रोकने के हेतु से । 


ऋतुतरज्िणी १०९ 


( २९ ) 
मनोज राजा मधु मान मानी। 
हारावली यूत प्रमदा सयाती।॥। 
वीणैवकण्ठी* करर दान देई। 
राजस्व दोऊ कर जोरि हलेई ॥। 
(२०) 
प्रवालरंगारुगताए नसाई । 
सारी निरीतानन श्री सिराई॥। 
दई वसनन्‍्तावनि० त्यागरि कंसे । 
द्विमास भोगी नव नारि जैसे ॥। 
(३१) 
वेगि प्रयानापत८ जानि आझे। 
दीन्हीं सु जो जो वन भूमि पाछे ॥ 
कृताति* सो सो मधु श्रो विहीता । 
तन्वंगि*० वे प्रीतम ज्यों मलीना ।। 
(३२) 
सुकुसुम द्रुम जाला कुन्द माला विशाला । 
पिक मधुप रसाला मोहनी मूर्तिवाला ॥ 
ऋतुपति सहकारी और जेते विहारी। 
रसिकन मनहारी ह जियो सौख्यकारी * १॥। 


इति पषष्ठ:ः तरंग: 
सम्पूर्णम्‌ । 





१--वसनन्‍्त, २--वीणा के सदृश है कण्ठ जिनका (स्त्रियों का), ३-वर्षा 
बढ़ी, वह द्रव्य जो नियत समय पर प्रतिवर्ष राजा को दी जाती है, ४--प्रवाल 
( ++ नवीन कोमल पत्ते + रंग) अरुणता (छलाई), ५--निरीत (अभ्रमर) + 
आनन,. ६--शोभा, ७--वसन्त + अवनि (भूमि), <>--अ्रयान 
(गमन) +आपन (निज), ९--कत+ अति, १०--तनू +अंगि (कृष है अंग 
जिसका ), ११--सुखदायक । 


११० दिवेदी-काव्य-माला 


ऋतुतर/झ्भिणी के उपयुक्त वत्तों का विवरण 





वन ण 













बे ते भ जजगग 





मालिनी ननमयत 









द्रतविलंबित न्न्न्न भभर 
इन्द्र बजा ध््प्प त॑जगग 








उपे दर वज्ता जतजगग 





गण आठ ही हैं परन्तु लघु और गुरु का भी उपयोग होने से वे भी लिख 
दिये गये हैं। 

इसमें दो प्रकार के उपजादि नामक छन्द हैँ। उनमे से एक तो 
इन्द्रश्रज्ा और उपेन्द्रवत्ना के और दूसरा वंद्स्थ और इन्द्रवशस्थ के मेल 
से होता है। अर्थात्‌ चार चरणों में काई चरण एक के और कोई दूसरे 
के होते है । 


श्रीगंगालहरी 


अ्स्तावना 


१--इसका पता ठीक ठीक नही चलता कि इस काव्य के कर्ता पंडित जग- 
झ।थ राय कहाँ के निवासी थे। किसी का तो कथन है कि ये महाराष्ट्र ब्राह्मण 
थे और महाराष्ट्र ही देश से दिल्ली में आये थे, और कोई-कोई यह कहते हैं 
कि इनका घर तैलंग देश में था क्योंकि इनके काव्य में उस प्रान्त के नगरों 
के नाम पाये जाते हैं। इनका जीवन-चरित देखने में नहीं आया इससे इनकी 
जन्मभूमि इत्यादि का विवरण करना कठिन हो गया है। 

२--शाहजहाँ बादशाह की सभा में इस महान्‌ पंडित ने बड़ा मान 
पाया था; यहाँ तक कि जितने पंडित और कवि वहाँ थे उन सबमें ये 
श्रेष्ठ गिने जाते थे और इनको “पंडितवर” और “कविराज” की पदवी 
मिली थी। लोगों का कथन है कि इनकी चातुय्यता और म _रसभरे काव्य 
से प्रसन्न होकर बादशाह ने कविराज के इच्छानुकूल राजकुंछ की एक परम 
रमणीय कन्या का इनसे पाणिग्रहण कराया था | इस प्रकार धर्म॑च्यूत होने से 
इन्हें वृद्धावस्था में बड़ा पदचात्ताप हुआ और जब किसी ब्राह्मण ने इन्हें 
अपनी पंक्ति में छेना अंगोकार न किया और किसी प्रकार इनके अपकृत्य का 
प्रायश्वित्त न ही सका तब निराश होकर भागीरथी के तट पर जाय इन्होंने 
गंगास्तवन करना आरम्भ किया। वाराणसी में जो ५२ सीढ़ी का घाट 
आज तक विद्यमान है उसी पर जगन्नाथराय जी के मुख से यह छहरी 
उद्गत हुई थी ऐसा लोगों का कथन है। सुनते हें कि इस गंगाहलरी के प्रति- 
इलोक पर गंगा जी एक सीढ़ी बढ़ती आईं और अन्त में ग्रहण करके इन्हें मुक्त 
किया। इस आखूयायिका की सत्यता का विचार में पाठकों के स्वाधीन करता हूँ । 

३-- स गंगास्तवन का नाम जगन्नाथ राय जी ने अपने दूसरे ग्रन्थों में 
पीयूषबलहरी लिखा है परन्तु अब सर्वेताधारण इसे “गंगालहरी” के नाम 
से उल्लेख करते हैं, इस हेतु मेने इसी नाम का प्रयोग किया है। पंडित 
जगन्नाथ राय काव्य के सर्वागों में परम निपुण थे यह इनके किये हुए 
“रसगंगाधर", “अशह्वघाटी, “भामिनीविदडास' इत्यादिक ग्रन्थों के अवलोकन 
करने से विदित होता है। शिखरिणी और अश्वधाटी उन्द इन्होंने ऐसे अनुप्रास- 
युक्त कहे हैं कि जहाँ तक मेंने देखा है ऐसे दूसरे और संस्क्ृतकवि के नहीं पाये 
जाते। इनका अश्वधाटी काव्य तो अनुप्रासालंकार में अद्वितीय ही है । 

११३ 
फा. ८ 


११४ डिवेदी-काव्य-माला 


४--अर्थगौ रव के कारण महिम्नस्तुति तो सब स्तुतियों में श्रेष्ठ 
गिनी ही जाती है परन्तु गगालूहरी भी एक परमोत्त म स्तुति है और महिम्न 
के समान नहीं तो कुछ ही कम कहना चाहिए---'इसमें कहीं कहीं अत्यन्त 
ही करुणारसपूरित स्तवन कवि ने किया है। इसके मनोहर छन्‍्द विद्वानों 
के मूँह से बराबर निकला करते है। वास्तव में हें भी ऐसे कि पढ़ने से मनुष्य 
के हृदय में अंक-सा हो जाता है और आँखें साभ्रु हो जाती हैं। इसमें आदि 
के ४८ शिखरिणी और अन्तिम आठ क्रम से पृथ्वी, शार्दूल विक्रीड़ित, स्भ्धरा 
और उपजाति छन्द हेँ। 

७५--भाषा के कवियों ने अपने अपने गंगास्तवन में विशेषतः स्वेये और 
दंडक ही का प्रयोग किया है। शिखरिणी का अर्थ छोठे छन्‍्द में आ भी नहीं 
सकता इसी लिए मेने भी ५० इलोकों तक का भाषान्तर सवये में कर 
अन्तिम २ का क्रम से दंडक और वसन्ततिलका में किया है। भावार्थ “भी 
प्रत्येक का भाषा छन्‍्द के साथ लिख दिया है जिसमे कवि का अभिप्राय जानने 
में कठिनाई न पड़े। आशा है कि भाषारसिक बत्रूटियों पर ध्यान न देकर 
पुस्तकावलोकन से मुझे कृत-कृत्य करेगे। 


९ न ९१६. | भहावीरअ्रसाद द्विवेदी 


श्रीगंगालहरोी 


समृद्ध सौभाग्यं सकलवसु धाया: किमपि तन्‌ 
महेश्वर्य लीलाजनितजगतः खण्डपरणो: । 
श्रुतीना सर्वेस्वं सुकृतमथ मूत॑ सुमनसां 

सुधा सोन्दर्य ते सलिलमशित्रं नः शमयतु ॥ १॥ 


जो भुव के ऋधि सिद्धि सुभाग को सत्य सदेव बढ़ावन हारो। 
भ्रू जिनकी फिरते सब विश्व बने तिन शंकर को घनसारो॥। 
वेदन की सर्वेस्व निरन्तर देवन पुण्य पताक विचारों। 
सो जल गंग तिहारो सुधा सम नाशहि पातक सव॑ हमारो ॥। 


हे गंगे ! जो, सवंत्र पृथ्वी का अखंड सौभाग्य; जो, निज लीला से विश्वो- 

त्पत्ति करनेवाले शंकर का महत्‌ ऐश्वर्य; जो श्रुतियों अर्थात्‌ वेदों का स्वस्व 
और जो देवताओं का पुण्यस्वरूप; ऐसा यह तेरा अमृत के तुल्य शुश्र सलिल 
(जल) हमारे पापों को शमन करे। 

दरिद्राणां देन्यं दुरितमथ दुर्वासनहुदाम्‌ 

द्रतं दूरीकृवेन्सकृदषि गतो दृष्टिसरणिम्‌ । 

अपिद्वागाविद्यादरमदलनदीक्षागुरुरिह 

प्रवाहस्ते वारां श्रियमयमप'रां दिशतु ना ॥२॥ 


जो इक ब।र अचानकहू कहूँ आवत जात में दीठहि भेवे । 
पापिन पाप दररिद्विन केरि दरिद्रता बेगि सच्चे हरि लेवे ॥ 
मोहमयं।द्रुम तोरन को गुरु मंत्र समान है जो नर सेवे। 
सो तव धारा ध्रवाह है गंग ! अपार हमें सुख सम्पति देव ।। 


जो, एक बार भी दृष्टिगोचर होने से दरिद्वियों की दरिद्रता और 
पापियों के पाप तत्काल नाश करता है थौर जो, अविद्यारू) वृक्ष के भीघ्र 
ही उखाड़ने को ग्रु के सदृश उपदेश देता है सो यह ऐसा तेरा जल प्रवाह 


हमें अतुलित एऐद्वर्य देवे। 
38 


११६ दिवेदी-का-य-माला 


उदंचन्मातंडस्फूटकपटहेरम्बजननी 
कटाक्षव्याक्षेपक्षणजनितसंज्ञोभ निवहा: । 

भवन्तुं त्वंगंतो हरशिरसि गगातनू भुवः 

तरंगा: प्रोत्तृंगा दुःरतभयमगाय भवताम्‌ ॥।३॥ 


जो गिरिजाकृत कोपकटाक्ष प्रभात के बाल पतंग समाना । 
देखत ही अति क्षोभ बढ़ावत मत्सर ठानि बडेक प्रमाना || 
नाचति ईश के शीश में जो तिहि के भय मानि मनौ हतनाना। 
सो तब तुंग तरंग हे गग ! सुभंग करे मम पातक नाना।॥ 


तुम्हे शंकर के मस्तक पै विराजमान देख मत्सरभाव से पाव॑ती 

(हेरम्बजननी) को प्रातःकाल के नूतनोदित सूरुपससमान छाल नेत्र किये हुए 
अवलोकन करने से ही मानो भयभीत हो जो महेश्वर के शिरोभाग" में 
कंपायमान होनेवाले तेरे विशाल तरंग; सो, है गंग ! हमारे सांसारिक भयों 
को भंग करें। 

तवालंबादंब स्फुरदलघुगर्वेण सहसा 

मया सर्वेवज्ञासरणिमथ नीता: सुरगणाः। 

इृदानीमौदारयं भजसि यदि भागीरथि तदा 

निराधारों हा रोदिनि कथय केयामिह पुरः ॥४॥ 


मन ठानि भरोस तिहारो ही मातु बड़ो करि गये हियो न सकाई। 
सहसा इक बारहि हेलना मारग में सब देवन दीव दिखाई || 
यहि औसर जो भला भागीरथी करि चित्त उदास रहेँ अनखाई। 

कहु तो तुही हाहा निराश्रय में जग में किंहि सन्‍्मुख रो बहूँ जाई ॥ 


है माता ! केवल तेरा ही अवलम्बन करके मेने बिना ही विचार बड़े 
अहंकार से सर्वे देवताओं की अवज्ञा (अवहेलना) की; इससे, है भागीरथी ! 
अब जो इस समय तू उदासीनता को धारण करेगी तो तू ही कह कि में हा हा 
खाते हए इस लोक में और किसके सम्मुख जाकर रुदन करूँ। 


स्मृति याता पुंसामकझृतसुक्ृतानामपि थे या 
हरत्यंतस्तंद्र तिमिरप्रिवचन्द्रंशसरणि: । 

इयं सा ते मूति:ः सकलसुरसंसेब्यसलिका 
ममांन्तःसत्तापं त्रिविधमपि पाप॑ च हरताम्‌ ॥५॥॥ 


श्रीगगालहरी ११७ 


सपने जिन पुण्य क्रिया न करी तिन ध्यान में जो इक बारहु आई । 
हम ज्यों बिनसाय मयंक ते त्यो मन मोह कलंक को अंक विलाई |। 

तव मूरति सो यह जाके प्रवाहहि सेवत देव हिये हर्षाई । 
त्रिविधात्मक ताप औ पाप समस्त मभान्तस मध्य ते देहि बहाई | 


जिन मनुष्यों ने सुकृत (पुण्य) कभी किया ही नही उनके भी स्मरण में 
आने से जो उनके समस्त अज्ञान को, जैसे चन्द्रमा अन्धकार को नाश करता 
है, तैसे छेदन करती है सो ऐसी यह तेरी मूरति जिसके सलिल को देव सदेव 
पजते हैं, मेरे अन्त:करण के त्रिविध सनन्‍्ताप और पाप का ताश करे। 


अपिप्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा 
विलोलद्ा नीर॑ तव जननि तीर श्वितवताम्‌ । 
सुधातः स्वादीयस्सलिलभ रमातृप्तिपिवताम्‌ 
जनानामानंदः परिहसति निर्वाणपदवीम्‌ ॥| ६ ॥। 


तृण तद्धत त्यागि महीपति राज अखंड वसुन्धरा भण्डरू केरो। 
तव नीर के तीर सप्रेम बसे वहै नीर जहाँ सब ओरनि घेरो॥। 
मन तृप्ति भये लौ करें जलपान पियूष समान सुरापगा तेरो। 
तिहि आनन्द ते मिले हे जनती निरबान सुखे उपहास घनेरो |। 


हे माता ! बड़े बड़े भूमंडल के अखण्ड राज्य संपादन करनेवाले राजा 
अपने राज्य-वैभव को तृण समान त्याग करके तेरे तीर में, जहाँ वेदस वक्ष 
पवन के बेग से हिलते हे वास करते हैं और जब तक मन की तृप्ति नहीं होती , 
तब तक तेरे सुधा से भी विशेष स्वादिष्ट जल का पान करते हैं; इससे उन्हें 
जो आनन्द प्राप्त होता है वह निर्वाण सुख (मोक्ष ) को भी उपहासास्पद करता 
है अर्थात्‌ मोक्ष को तुच्छ सथभता है । 


प्रभातें स्‍्नातीनां नृपतिरमणीनां कुचतटी 

गतो यावन्म,तमिलति तव तोयमू गमदः । 
मृगास्तावह्ैमानिकशतसहल् : परिवृता 

विशंति स्वच्छन्द विमलवपुत्रो नदनवनम्‌ ।। ७ ॥। 


उठि प्रात नहान को तेरे तिया नरनाह की साथ उडाह सिधारी। 
तिनके कुच की जबलौ कसतूरिका जाय मिले तव तोय में सारी ॥ 


११८ दविवेदी-काव्य-माला 


तबली मृग जाकी हती वह वे सुर संग अनेक लये नभचारी। 
बिन रोक बने धरि सुन्दर रूप पुरन्दरबाटिका मध्य बिहारी ॥। 


है माता ! प्रभातसमय राजस्त्री तेरे जल में जब स्नान करती है तब उनके 

कुचप्रदेश में लगा हुआ मृगमद (कस्तूरी) ज्यो ही तेरे जल में मिलता है 
त्यों ही वे मृग जिनका यह मद था तत्काल सहस्रो टेवताओ संयुक्‍त विमान में 
बैठे सुन्दर शरीर धारण कर स्वच्उन्द इन्द्र के नन्‍्दनवन में विहार करने 
लगते है । 

स्मृतं सद्यः स्वातं विरचयति शान्‍्तं सक्कदपि 

प्रगीत यत्पापं कटिति भवताप च हरति । 

इंदे तद्‌गंगेति श्रवण रमणीयं खल पद 

मम प्राणप्रान्तर्वदनकमलछाते विलसलु ॥ ८ ॥ 


सन ते सुमिरे जिहि एकहि बार मिजे सुविचार सुश॒द्धि की खानी। 
जिहि जाप करे भवताप औ पाप की नेकु रहे नहि एकु कहानी ।। 

यह सो मनभावनों शब्द अनूपम “गंगा कहै जिहि विश्व की बानी । 
प्रिय प्रानन प्रान्त नितान्त समें मम आनन में विलस महरानी ॥ 


जिनफे एक बार भी स्मरण करने से शी८६ ही अन्तःकरण में शास्तता 
प्राप्त होती है और जिसके गान करने से समस्त पाप और सांसारिक (का्यिक, 
मानसिक, वाचिक) दुख नाथ हो जाते है सो यह श्रवगसुहावता गा शब्द 
प्राणानत समय मेरे मुख में विकास करे । 


यदनन्‍्त: खेलनतों ब्रहुलतरसन्तोपभरिता | 

न काका नाकाधीश्वरनगरसाकाक्ष मनस: । 
निवासामलोकाना जनिभरणशोकापहरणम्‌ । 
तदेतसे तीर॑ श्रमशमनवीरं भवतु नः ॥॥९॥। 


जिन पे पद धारि निहारि जज बनि काक महासुख भाक अपारा । 
मधवापुर पावन पावन को प्रन में नहिं आवन देत विचारा॥। 
नर वास थ ठी करिके जिनपे नरणान्तक जन्म को शौक निवारा।। 
सुई तीर तिहारे हमारे अभीर की पीर पछारि करे श्रमछरा | 


, जिनके ऊपर गभन मात्र करने से काक भी विपुरू सम्तोष को प्राप्त हो 
क्र अमरावती में जाने की तनिक भी नहीं आकांक्षा करते और जिन पै 


श्रीगंगालहरी ११९ 


निवास करने से जन्म-मरण आदि दुःखों से विमुक्त होकर मनुष्य आवागमन से 
रहित हो जाते हैं; सो ऐसे ये तेरे तीर हमारे श्रम के शमन करने वाले होवें। 


न यत्साक्षाओेदेरपि गलितभेदेरवसितं 

न यस्मिन्‌ जीवानाम्‌ प्रसरति भनोवागवसरः । 
निराकारं नित्यं निजमहिननिर्वासिततमों 

विशुद्धंय त्तत््वं सुरतटिनि ! तत्ततं॑ न विषयः ॥१०॥। 


वरणे जिहि वेद पुराण परन्तु निदान में अन्त न पावत गाई। 

गुर ज्ञानी नि्दे तक जीवन की जिहि में मन वानी सके न समाई॥ 
नित है निराकार अपार प्रकाश की जे निज शक्ति ते ज्योति जगाई। 
सुई शुद्ध सनातानतत्तव तू गंग न इन्द्रियगोचर मो मते माई ॥। 


० है सुरतटिनि गंगे ! जिसका प्रत्यक्ष भेदरहित वेद भी वर्णन करने में 
अन्त नही पाता, जिसकी महिमा के जानने में महात्मा जनों की भी वाणी 
कुंठित है, जो नित्य और निराकार है, जिसने अपनी शक्ति से मायामय 

अन्धकार का नाश कर दिया है ऐसा जो विशुद्ध तत्त्व है सो तू ही है; 
तू इन्द्रियगोचर नही । 


महादानेध्यनिबंहुविधिवितानैरपि च॒ यन्‌ 

न लभ्यं घोराभि: सुविमलतपोराशिभि रपि। 
अचिन्त्यं तद्विष्णो: पदमखिलसाधारणतया 
ददान। केनासि त्वभिह तुलनीया कथय नः ॥११॥ 


न मिले महादान औ ध्यान अनेकन यज्ञ विधान करे बहुबाता। 

जग पावत जाहि न के तप घोरहु जोर चले न प्च नरगाता।। 
सुई देहि अचित्य तू विष्णु को छोक रखे लघु, मध्यम, उच्च न नाता । 
क्हु ताते तिहारी बराबरी में किदि ते करौं विश्व उजागरी माता ॥ 


जो, महादान, ध्यान और विविध प्रकार के मख यज्ञादि तथा घोर 
त्तपरचर्या करने से भी नहीं प्राप्त होता, वही विष्णुलोक तू सब प्राणी मात्रों 
को न्यूनाविक भाव न रख कर देतो है; इससे तू ही कह कि हम इस लोक 
में तेरी और कौन देवता से तुलना करें। 
नणामीक्ष मात्रादपि परिहरन्त्या भवभय॑ 


शिवायास्ते मूर्तें: क इह महिभानं निगदतु। 


१२० दिवेदी-का व्य-माला 


अमर्षम्लानाया: परममनुरोधे॑ गिरिभुवो 
विहाय श्रीकंठ: शिरसि नियतं धारयति याम्‌ ॥ १२॥। 


अवलोकत जाहि किहू विधि लोक में लोगनि शोक समूल नसाहीं।' 
भवभीति समस्त जो अस्त करी प्रिय है जिहि नीति की रीति सदाही । 
गिरिज। जउ को पित होति तऊ गिरजापति जाहि उतारत नाही। 
तिहि मंगलमू रति की महिमा वरण असि शक्ति अहै किहि माही ॥ 


जिसके दर्शनभात्र से भनुष्यों के समस्त भवसागरजनित भय नाश पाते 
हैँ और पाव॑ती जी के निरन्तर क्रोधायमान होने से भी जिसे शंकर अपने 
शीश से नही उतारते हैँ ऐसी इस तेरी जरू-प्रवाहरूपी मूत्ति की महिमा 
वर्णन करने की किसमें स्राभथ्य॑ है। 


विनिद्यान्य न्मत्तै रपि च परिहायाणि पतितै- 
रवाच्यानि ब्रात्यै: सकुछकप्रपास्यानि पिशुन:। 
हरन्ती लोकानामनवरतमेनासि कियतां। 
कदाष्यश्रान्ता त्वं जगति पुनरेका विजयसे ।॥।१३॥। 


जिन पाप प्रमत्तनि त्यागि दयो जिनको उनमत्तहुँ निद्य बतावत । 
जिनते रहे धर्म विहीनहूँ रुष्ट सु जे नर दुष्टनहू को न भावत || 
तिनहूँ कृत पातक भार महान्‌ नसावति मातु कछार मँकावत ! 
श्रभ लेश न होत इते कहु पे यश देशनि में अधिकाधिक छाबत।॥। 


जिनको उन्म्रत्त निन्‍्द कहते हैं, जिनको पापी परित्याग योग्य बताते हैं, 
जिनका ब्ात्य अर्थात्‌ संस्कारहीन नाम तक नहीं लेते और जिन्हें दुष्ट भी 
निकट नहीं आने देते ऐसे ऐसे अनेक पातकी मनुष्यों के पातक, निरन्तर तु 
अकेले नाश करती है इतना करने / भी तुझे तनिक भी श्रम नहीं होता 
किन्तु इस जगतीतल में तू अधिकाधिक जय पाती है । 


स्खलन्ती स्वरलॉकादवर्नितलशोकापहुतये 
जटाजूटग्रन्थी यदि विनिबद्धा पुरभिदा। 
अये निर्लॉभानामपि मनसि लोभ जनयताम्‌ 
गुणानामेवायं तव जननि दोष: परिणतः ॥ १४॥। 


जगतीजन शोकनिवारण को सुरलोक ते ॥र गिरी जब तेरी। 
त्रिपुरारि पसारि जटा तिनमें तिहि धारि धरी न करी कछु देरी ।। 


श्रीगं गालहरी १२१ 


यहि दोष को मूल है मातु तिहारे ही भूल गुरू गुण गौरव केरी । 
समतागत जे, निरलोभिनह ममता भन लोभ की देत घनेरी ॥। 


हे माता ! पृथ्वीतलछ के निवासी भनुष्यो के शोकहरणार्थ तू जब स्वर्ग 
लोक से चली तब महादेव जी ने बीच ही में तुझे अपने जटा-मंडल में रोक 
लिया। यह तेरे त्रेलोक्यव्यापक गुणों ही का दोष है। यदि तेरे गुण 
दंंभुसदुश निलॉभी के चित्त में लोभ न उत्पन्न करते तो ऐसी घटना ही क्यों 
होती । 


जडानंधान्पडूगून्त्रकृति वधि रानुक्तिविकलान्‌ 
ग्रहग्नस्तानस्ताखि लदुरित निस्तारसरणीम्‌ । 
निलिपनिर्मक्तानपि च निरयान्तनिपतितो 
नरानम्ब ब्रातूं त्वमिह परम भेषजमसि ॥१५॥ 


श्रुति इन्द्रिय लोचनहीन महाजड़ मूकमलीन औ जे पगरभंगा । 
अनिवारक पाप हजारक बार करे जिन जे ग्रहपीड़ित अंगा।॥ 
जिनको नहि जोवत देव सुने जिन रोवत रो व सोचि प्रसंगा। 
तिन तारन कों तूं सजीवनिमूरि सी पुरि रही जननी जग गंगा ।। 


हे अम्ब | हे माता ! इस संसार में, महाभति मन्दों को, पंगुओं को, बहिरों 
को, मूकों को, ग्रहपीडितों को, जिनके पातकों का निवारण शास्त्र में भी 
नहीं कहा उनको, देवताओ के परित्याग किये हुओ को और भी नरकपतनो- 
न्मूखों को, रक्षणार्थ केवल एक तू ही महौषध है । 


स्वभावस्वच्छानां सहजशिशिराणाभयमभपा 

मपा रस्तेमातर्जंयति महिमा कोपि जगति। 

मुदायं गायंति द्युतलमनवद्यद्युतिभुतः 
समासाद्याद्यापिस्फूटपुलकसान्द्रा: तगरजा: ॥१६॥ 


अतिनिमंल है जो स्वभावहि ते धरती तल शीतल जो सहजोंही । 

धरि धूरि ते दिव्य दरीर भमहापुलकावलिपूरि प्रसन्न हसौंही ॥ 
गुणगावत सानुजवर्ग सबे सगरात्मज स्वर्ग में जासु अजोंही। 

तिहि तोय की तीरे अपार किती महिमा जगती छूगती जनसौंही | ,. 


हे माता ! जो स्वभाव ही से स्वच्छ और सहज ही शीतल है और जिसके 
गुणानुवाद सगर राजा के पुत्र दिव्यदेह धारण कर अब तक स्वर्ग में परम 


१२२ द्विवेदी-काव्य-वाला 


पुलकित तन्‌ हो सानन्‍द गाते है, ऐसे इस तेरे उठक (जल) की कोई 
कोई अपार महिमा संसार में जगमगाती हे 


कृतक्षद्रेबस्कानथ भटित सन्तप्तमनसः 

समुद्धतू] सन्ति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहाः ॥ 
अपि प्रायशिचत्तप्रसरणपथातीतच रितान्‌ 

नरान्‌ दूरीकर्तु त्वभिव जननि त्वं विजयसे ।। १७॥। 


के लघु पाप तुरन्त जे त्यागत जागत मानस में पछिताई। 
तारन को तिन आज तब्रिलोक में आहि हजारन तीरथराई॥। 
है जननी पे करे नित जे उठि पातक घोर कठोर अधारई। 
तापनिवा रन को तिनको जग तेरी समान तुही सुनि पाई।। 


हे माता ! जिन्होंने छोटे छोटे पाप करके पश्चाता१ पाया उनके उद्धईर 
करने को त्रिभुवन में अनेक तीर्थ हे परन्तु जिनका प्रायश्चित्त भी नहीं 
होता ऐसे अधीर पातक करनेवालो को भवसागर के पार छे जाने को तेरी 
समान एक तू ही जाग्रत है। 


निधानं धर्मागां किमपि च विधानं नवमुदां 
प्रधान तीर्थानाममलपरिधानं त्रिजगतः | 
समाधान बुद्धेरथ खल तिरोधानमवियों 
श्रियामाबान नः परिहरतु ता तब वपु:॥॥१८॥ 


अमलीन नवीन प्रमोद निधान विधान है धर्म को कर्म सुधारे । 
परिधान त्रिछोक को जो जग जा कहूँ तीरथमध्य प्रत्नान पुकार ॥ 
मतिमंदनि को तिरोधान सदा बुधि को समात्रान सु जो मनधारे। 
धनवान महान तिहारो स्वरूप सो ताप हमारि हँकारि उतारे ॥। 


जो सर्व धर्मों का निबरान (आश्रय), जो परम' प्रसन्नता का विधान 
(कारण ), जो तीथ्थों में प्रवान, जो त्रिलोक का परिधान (वस्त्र आभूषण), 
जो बुद्धि का समावान, जो मतिमन्द मनुष्यों का तिरोबान (आच्छादक ), 
और जो लक्ष्मी का आधान (सम्पादक ) , ऐसा जो यह तेरा स्वरूप सो है मातु 
हमारे तन की ताप का हरण करे। 
पुरो धाव॑ धाव॑ द्रवणि मदिरा घृणित दुशा 
महीपानां नानातरुणत रखे दस्य नियतम्‌ । 


श्रीगंगालहरी १२३ 


ममवायं मन्तुः स्वहितशतहन्तुजंडधिपों 
वियोगस्ते मातगंदिह करुगातः क्षणनपरि ॥ १९ ॥। 


बलशालि महा अपनी प्रभुता मदिरा भदलोचन लालि भुवाला। 
उठि जाँचि वृथा तिन द्वारन नाचि कमायहु केवल क्लेश कराल। ॥| 
इतनो मतिहीन में कीन कबत्रौ अबलो सुधि तोरि न कौनेहु काला । 
सब मोरहि सो अपराध अहो अब मातु क्षणार्थ लॉ होहु दयाला ॥। 


तेर। अवलंबन न करने के कारण मेरे देहाभिमानी जड़ बुद्धिरूपी 
स्वहित शत्रु ने द्रव्यरूपो मदिरा के मद से जिन महीपालों के नेत्र आरक्त वर्ण 
हो गये है उनके द्वार _ जाय जाय बड़ा खेद पाया । यह सब मेरा ही अपराध 
है इससे हे मात। ! इस अवसर पर यदि बहुत नहीं तो क्षणमात्र ही मेरे ऊपर 
करुणा कर । 


मरुल्‍लीलालोल-“लहरिलुलितां भोजपटली 
स्खलन्त्या सुब्रातचछुरणविसरत्कौकुमरुचि ॥ 
सुरस्त्रीवक्षोजक्ष रदगरुजंबालजटिल 

जल ते जंबाल॑ मम जननजाल जरयतु ॥ २० ॥। 


बहु वायु ते बीचि उतंग उठे सब रंग के लाल मृणाल हलाए। 
मकरंद खिले अरबिदनि के गिरि कुक्ुुंम की सम जो छबिछाए ॥। 
सुर सुन्दरी पीन पयोधर लीन सुगधित चन्दन पंक बहाएं । 

स सिवार तवोदक सो मम दूसरों जन्मनिवार करे मसलाए ॥ 


पवनोद्गत तरंगों के हिलाये कमलजाल से गिरे मकरन्द के मिश्रण से 
कुंकुम के समान शोभायमान और देवांगनाओ के पयोधर भाग चचित कालरागरु 
चन्दन के पंक से मिश्चित यह तेरा शैवालूसं युक्त उदक मेरे पुनर्जन्मों का नाश 
करे । 
सम्त्पत्ति: पदमा रमणपदपद्‌्माभलूनखा- 
न्निवासः कन्दपेप्रतिभटजटाजूटभ वने । 
अथायं व्यासज्रो हतपतितनिस्तारणविधौ 
न कस्मादुत्कर्षस्तव जननि जागतू जगति ॥ २१ | 


प्रगटी कमलापति के कमलामल पाद ते लोकवि [दविदारन । 
पुनि मार सहारनहार के शीश बसी बनि सुन्दरता कर कारन ।। 


१२४ द्वि वेदी-कगय-माला 


बहुरो बहु पापिन तारन को नित छार करे तिन पाप पहारन । 
तव की रति मातु धरातरू में कस ना फिरि फैलहि कोस हजारन ॥ 


है माता ! कमलापति (विष्णु भगवान्‌) के कमलूख्पी विमरू चरण के 
नखों से तो तुम्हारी उत्पत्ति, कंद के दर्प दलनेवाले शंकर के जटाजूट 
में तुम्हारा वास औ निरन्तर अगणित हतभाग्य पापिष्ठो के उद्धार करने 
का तुम्हारा व्यवहार; भला फिर इस धरातल में तुम्हारी कीति का प्रसार 
क्‍यों न होवे । 


नगे भ्यो यांतीना कथय तटनीना कतमया 
पुराणां संहर्तु: सुरधुनि कपर्दीधिरुरुहे। 
कया या श्रीभर्त्‌: पदकमलभक्षालिसलिले: 
तुलालेशोी यस्यां तव जननि दीयेत कविभिः: ॥|२२॥। 


नगनिर्गंतनीर अनेक नदी निज शीश गिरीश न एकहु धारे। 
करि खोज मिली किहि सौं सरिजे कमलापति पाद सरोज पखारे।। 
किहि की फिर देहिं भा उपमा कवि लेश समा तव ढूँढ़त हारे । 
जननी गुण जे जग आहि तिहारि तुही कहु है किहि माहिं निहारे ।। 


हे सुरसरि | पर्वतों से निकलने वाली अनन्त सरिता हें परन्तु तू ही कह 
कि किसी ने भी त्रिपुरारि के शिरोभाग में वास पाया ? अथवा एक ने भी 
रमापति के पदपबआप्रक्षाल्ून किये ? इन गणों में से एक भी किसी नदी में 
मिलने का नहीं फिर उपभा तो दूर ही रही इस कारण है माता । कवि तेरी 
तुलना लेशमात्र भी और नदियों से नहीं कर सकते। 


विधत्ता निःशद्धूं निरवधि समभाधिं विधि रहो 

सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं तृत्यतु हरः। 

कृतं॑ प्रायश्चित्तेरत्मथ, तपोदानयजन: 

सवित्री कामानां यदि जगति जागति जेननी ।॥।२३॥। 


साधि अखण्डित योग समाधि विर॑चि बसे तजि सृष्टि के जाला । 
सोवहि शेष विष्णु सुखी अह नृत्य महेश करे सब काछा।। 
कीरज काहू करे सिगरे तप पूजन दान विधान विशाला। 
सर्वे मनोरथ दायक जो जग जागत गंग तरंग की माला॥। 


श्रीगगालहरी १२५ 


हे माता ! सकल काथना सिद्ध करनेवाली जब साक्षात्‌ तू त्रैोक में जाग्रत 
है तब विरंचि चिरकालपय॑न्त निःशंक समाधिस्थ हो योग साधन करें, 
नारायण क्षीरसागर में जाय सुख से शेषशय्या पर निद्रा में निमग्न होवें, 
शंकर सवंकाल नृत्य ही करते रहें और समस्त प्र।यश्चित्त-विधान, तप-दान, 
देवाचंनादिक साधन उठ जावें, अर्थात्‌ इन सबके कार्य तू अकेली कर 
सकती है । 


अनाथ: स्ने हार्दा विगलितगति:ः पुण्यगतिदां 

पतन्‌ विश्वोद्धत्रीं गदविगलितः सिद्ध भिष्रजम्‌ । 

सुधासिधुं तृष्णाकुलितहृदयोमात रमय॑ं 

शिश्ष: संप्राप्तस्त्वा महमिह विदध्याः समु चितम्‌ ।। २४॥। 


बिगरी गति मोरि तू देहि भली गति में तो अनाथ तू नेह भरी है । 
जगतारन तू अघभारनि में भरों हों तो सरोग तू रोग हरी है ॥ 
उदका रत में ( सुधाम्बुधि है शिशु में तोहि मातु कहे नगरी है । 
लखि सन्‍्मुख मोहि यथोचित आजू करो तनी विनती हमरी है ॥ 


में अनाथ, तू परम दयारू; में विगलितगति, तू उत्तमगति देनेवाली:; 
में पतित, ते विश्वोद्धारतत्पर; में रोगग्रस्त तू भिषशवर; में तृषाकुछ, 
तू सुधासिधु; में शिशु, तू माता; ऐसे सम्बन्ध विचार में तेरे सम्मुख आज 
प्राप्त हुआ हँ। अब जो तुझे उचित जान पड़े सो कर। 


विलीनो वे वैवस्वतनंगरकोलाहलरूभ रो 
गतादूतादूरं क्वचिदपि परेतान्मृगयितुम्‌ । 
विमानानां ब्रातों विदलयति वीथीदिबिषदां 
कथा ते कल्याणी यदवधि महीमंडलूभगात्‌ ।।२५।! 


अकथा-कथा पावन जा दिन ते तव मध्य में मध्यमलोक के आई । 
यम ग्राम में ताही दिना ते कुलाहल एकहु याभ परे न सुनाई॥। 
मृत खोजनि दूरि इकान्त के देशनि दूतनि दीन कृतान्त पठाई। 
नभ पंथ दल तरि प्राणनि को इतनी चलें पंक्ति विमान उड़ाई ॥ 


जिस दिवस से तेरी यह कल्याणकारिणी कथा इस भूनण्डल में फेली 
उसी दिवस से यमलोक में पापियों के कुलाहलू बन्द हो गयें। उन देशों 
को जहाँ तेरी कीति कर्णगोचर नहीं होती यमराज के दूत मृतक न्वेषणार्थ 


१२६ द्विवेदी-काउ्य-माला 


टूर दूर चले गये और तेरे भक्तों से पूर्ण असंख्य विमानों ने स्वर्ग-लोक में 
देवताओं के आवागमन के मार्ग तक बन्द कर दिये । 


स्फुरत्कामक्रीधप्रबछत रसञअजातजटिल- 
ज्वरज्वालाजालज्वलित वपुष्रा नः प्रतिदिवम्‌ । 
हरतां सन्‍्तापं कमपि मरुदुल्लास लहरी- 

छटा चंचत्पाथ: कणसरणयो दिव्यसरित: ॥।॥२६।। 


कृत काम औ क्रोध विकार अपार उतार कहे न कबौ जिनके रे। 
विषम ज्वर ज्वालनि ते तिनकी सब अंग जू लालि बने रहे मेरे ।। 
तिनकी हरे ताप निरन्तर ते शुचि जह्नुमुता जल सीकर तेरे। 
अति चंचल तंग तरंगनि ने प्रसरे उड़ि जे महदंचल प्रेरे।॥ 


पवन वेगोत्पन्न भागीरथी के उध्वेंगामी तरंगों के जल-कण, अधिकाधिक 
प्रवर्धनीय प्रबल काम-क्रोध-जनित विष*-ज्वर-ज्वा ल से प्रज्वलित मेरे शरीर 
के सपस्त सनन्‍्तापों को निरन्तर नाश करे। 


दर्द हि ब्रह्मांड सकलभुवनामोगभवनम्‌ 
तरंगैयेस्पांतरलूठति परितस्तिदुकमिव। 

स एप: क्रीकंठप्रविततजटाजूटजटिलो 

जलाना संघातरतव जननि ताप॑ं हरतु नः।।२७॥। 


जननी जिहि पिण्ड में छोक चतुर्देश खंडविनास विकाश समाही । 
बहि बूड़ि तरे फिरि तिदुक तुत्य सो बीचन बीच परे जिहि माहीं ॥ 
रहि विस्तृत शम्भुजटानि में जो जटिली जगभासतु है सब काही । 
तव तोय समूह सो जीय हरे मम सर्वे शरीर की पीर सदाहीं ।। 


चतुर्दश भूवनों का वासस्थान यह ब्रह्माण्ड तिन्दुक की भाँति तरंगों 

की हिलोरों से जिसमें गोता खाता है और जो सदाशिव के जठा-जूट में 
रहने से स्वयं जटाधारी-सा देख पड़ता है; सो यह तेरा जरू-समूह हमारा 
सब ताप हरे। 

त्रय॑ं ते तीर्थानि त्वरितमिह यस्योद्धृतिविधों 

कर॑ं कर्णे कुवन्त्यपि किछ कपालिप्रभूतयः । 

इम॑ त॑ मामंब त्वियमन्‌ कंपा्द हुदये 

पुताना सर्वेषाभमघदलनदर्प दकूयसि ॥२८॥ 


श्रीगंगालहरी १२७ 


मम तारन अर्थ समर्थ न तीरथ हारेहु तीरथ राजू जुहारी । 
कर कान में कीन महान महेशहू नेकु सुनी विनती न हमारी ॥। 
अस सो में महा कलुषालय मातु दया करि ताहि तुरंत उधारी। 
अधनाशन गर्व गरू इन सर्वेको डारहु आजू अवध्य उतारी ॥। 


है परम दयाल माता | जिनके उद्धार करने में तीर्थ लज्जित होते हैं और 
हंकरसमान महान्‌ देव भी जिसका शब्द सुनते ही कान में तर्जनी रख 
लेते हें ऐसे इस मुझ महापापी को तारने से इन सब देवताओं तथा तीथों 


के अघनाश करने के अहंकार का आज परिहार हो जावेगा। 


दवपाकानां ब्रातैरमितविचिकित्साविचलिते- 
विमृक्तानामेक॑ किलर सदनमेनः परि दाम्‌ 

अहो मामुद्ध्तू जननि घटयन्त्या: परिकरं 

तव इलाघा कर्तू' कथमिव समर्थों नरपञु:॥२९॥। 


इवपचादिन सोचि विचारि तजे जिन पापनि आपनि बाँह उठाई । 
तिनकी महाखानि में और कहां कह कीन सदा उठि जो जिय भाई॥। 
अस में तिहि तारन को कटि साजि विराजति जो जननी मन लाई । 
महिमा तिहिकी किमि गाइ सकौ पशु हों नरदेह वृथा जग पाई ॥। 


हे जननी ! जिनका करना चाण्डालों ने भी नहीं अंगीकार किया 
ऐसे ऐसे पापसमूहों के निवासस्थान मुझ पातकी के उद्धारकरणार्थ 
तुक कटिबद्ध होनेवाली की स्तुति करने में में नरदेहधारी पशु कैसे समर्थ 
हो सकता हूँ। 


न कोप्येतावन्तं खलू समयमारभ्य भिलितो 
यदुद्धारादारादभवति जगतो विस्मयभरः। 
इतीमामीहां ते मनसि चिरकालं स्थितवती 

मयं सम्प्राप्तोडई सफलयितुमम्ब प्रणय नः॥।३०॥। 


विश्व सविस्मय अँग्रि दंत में दाबहि जाहि तुरन्त उधारे। 
ना अस एकहु आज लौं पातकी आयहु नीर के तीर हमारे ॥। 
लालसा जो यह है मम मातु बसी चिरकाल ते चित्त तिहारे। 
तारि हमें मत्त की मनृहारि सो पूरण आजु करौ निज द्वारे।॥ 


१२८ द्िवेदी-काव्य-पाला 


जिसके शीक्र ही उद्धार करने से सर्व संसार विस्मित हो जावे ऐसा 
भहापापी आज पर्य॑न्त हमें एक भी न मिला। इस प्रकार की जो आकांक्षा 
चिरकाल से तेरे चित्त में बसी हुई है उसमे हे माता | आज हमें तू तार 
सुफल कर।। 


श्वत्र॒त्तिव्यासड्रो तियतमथ भिश्याप्रलपन 

कुतक ष्वभ्यासः सततपरपैशुन्यभननम्‌ । 

अपि श्षाव्र॑ श्रावं मम तु पुनरेव॑ गुगगणान्‌ 
ऋतेत्वत्को नाम क्षणप्रपि निरीक्षेत वदनम्‌ ॥ ३१ ॥। 


मञ्रमिबो उठि इवान सभान सप्रेम असत्यहि भाषण नेन निबेरो। 
लखियो परदोष सदा सुख सो करिबो हियमांहि कुतर्क बसेरो ।। 
सुनिक असि दुर्गुण मोरि करोरि अहे इतनों किहि केर उजेरी। 
अब आजू दिना इक तेरे विना पलह भर जो मुख देखहि मेरो॥ 


इरवानव॒ त्यमूकरण, असत्यभाषण, कुतकाभ्यास, परदोष निरीक्ष णा- 
दिक मेरे अगणित अवगुणों को श्रवण कर तेरे अतिरिक्त इस संसार में दूसरा 
ऐसा कौन है जो मेरा मूख एक क्षण भर भी देखे । 


विशालाभ्यामाभ्यां किमिहनयनाभ्यां खलू फले 
नयाभ्यामालीढा परमरमणीया तब तनु: । 

अय॑ हि नन्‍्यककारों जननि मनृजस्य श्रवणयो- 
येयोर्तान्तयतिस्तव लहरिलीलाकलछूकल: ।। ३२ ॥ 


सब भाँति अकारथ ते अनमोल अपूरब लोचन छोर विशाला । 
जिन ना अवलोकन कीन कबों जननी तब सुन्दर रूप रसाहा ॥। 
विक्‌ बार हजार है कानन को जिन ना तजि के सिगरे जग जाला । 
तव तुंग तरंगनि के सुनि कोरनि भानि हिए धनि भे न निहाला ॥। 


हे जननी ! इस लोक में मनुष्यों के जिन नयनों ने तेरी परवरमणीय 
मूति का दर्शन नहीं किया वे निष्फल हें और उनका विशालत्व वुथा है और 
इसी प्रकार जिन श्रवणों ने तेरे तरंगों के कुलाहलरू को नहीं सुना उनको धिवकार 
है, श्रवण शब्द उनको कदापि शोभास्पद नहीं है । 
विमाने: स्वरुछन्द॑ सुरपुरमयन्ते सुकृतिनः 
पतन्‍त द्राकपापा जननि नरकान्तः परवशाः । 


श्रीगंगालहरी १२९ 


विभागोय॑ तस्मिन्नशुभभयमूर्तों जनपदे 
नयत्रत्वल्लीला वलितमनुजों: शोेषकठुषा ॥ ३३ ॥ 


सुरलोक सिधारत शोकविहीन सुखी सुकृती जन बैठि विमाना । 
नरकान्त गिराय क्तांत के दूत दुखावत पापिन के प्रिय प्राणा ॥ 
यह भेद है केवल ही तिन देशनि कोटि कलेश कसे' विधिनाना । 

न जहाँ अपशूलछ समूलविनाशक तेरे विचित्रचरित्र विधाना ॥ 


हे जननी ! सुकृती जन (पृण्यवान्‌) विमानस्थ हो स्वच्छन्द सुरलोक को 
जावें और पापी परवश नर्क-यातना भोगें, इस प्रकार का न्याय केवल उन्हीं 
अशुभ देशों में है जहाँ भनृष्यों के समस्त पातक नाश करनेवाली तेरी लीला 
नहीं ! (अर्थात्‌ जहाँ तू है वहाँ प्राणीमात्र स्वर्ग ही को जाते हैं) । 


अपिष्नंतो विप्रानविरतमृजंतोगुरुसतीः 
पिबन्तोमे रेयं पुनरपि हरन्तवच कनकम्‌ । 
विहे।य त्वय्यन्ते तनुमतनुदानाध्वरजुषा 
मुपर्यबत्रीडंत्य/खलसुरसंभावितपदा: ।॥३४॥ 


जे बिन शंक बधे बहु विप्रनि जे गृरुनारि पर्यक विहारी। 
पान करे मदिरा भदनीय जे हेम हरे नित नेम निकारी॥ 
अंत तवोदक में तनु त्यागत तेऊ तुरन्त विषाद बिसारी । 
स्वर्ग में भोगत भोग महा सुरवर्य बनाय स्वपाद पुजारी ॥ 


हे अम्ब (माता) ! जो, विप्रधात, गुए-स्त्रीसेज-शयन, मदिरापान और 

कनक चोर कर्मादिक अघोर पातक करते हैँ वे भी यदि अन्त समय तेरे प्रवाह 
में देह त्यागते हैं तो देवताओं के पूज्यपाद हो श्रेष्ठ यज्ञकारों को जो भोग 
कठिनता से सुलभ होते हैं उन भोगो का उपभोग हछेते हुए स्वर्गंसुख से क्रीड़ा 
करते है । 

अल्प सौरभ्यं हरति सततं यः सुमनसा 

क्षणादेव प्राणानपि विरहशस्त्रक्षतह॒दाम्‌ । 

त्वदीयानां लीलाचलितलहरीणां व्यतिकरात्‌ 

पुनीते सोपिद्रागहह पवमानस्त्रिभुवनम्‌ ॥३५॥। 


उठि भोर अलभ्य प्रसूनन की शुचि सौरभ चोरत जो मनराई। 


विरहक्षतव्याकुल प्राणिन को क्षण माहि निपातत जो न सकाई ॥ 
फा० ६ 


१३० द्विवेदी काव्य-माला 


तव नीर की बीचि विछोल छुए दुखदाय त सोई समीर सुहाई । 
ततकाल त्रिलोक पवित्र करे यह केती विचित्र अहो प्रभृताई॥। 


जो अलभ्य पुष्पो की सौरभ (सुगन्व) को सतत हरण करता है और 
जो विरहरूपी शस्त्रजनित हह्वेदनाकुलितों के प्राण क्षण में शरीर से 
पृथक कर देता है, ऐसा वह सोई पवन तेरी विलोल बीचिमाला के स्पर्श से 
त्रिभुवन को तत्काल पवित्र पदवी को पहुँचाता है; यह क्‍या ही आइचर्य हे! 


कियन्तः सत्येके नियतमिह लोकार्थघटका: 
परे पृतात्मानः कति' च परलोकप्रणयिनः। 
सु शेते मातस्तव खलु कृपातः पुनरय 
जगन्नाथ: शब्वत््वयि निहितलोकद्वयभ रः ॥३६ ॥ 


करि कोऊ महा उपकार इते यहि लोक की कीरतिसारकभाही ।' 
परलोक सुधारत कोऊ कहूँ करि दान दया सनमान सदाही ॥। 

धरि तोहिंपैँ भार विश्ेकनि के तजि सर्वे विचार जहाँ के तहाँही। 
यह सेवक सोइ रह्मो सुख सो इक तेरी कृपा जननो जूगमाहीं |॥। 


कोई सह्पुरु नाना प्रकार के निरन्तर उपकार कर इस संसार में 
विमल कीति सम्पादन करते हैं और कोई अनेक जप, तप, दान, सन्मान आदिक 
से अपने परलोक-सा न में सदेव तत्पर रहते हैं परन्तु, है माता यह जगन्नाथ 
तो दोनों छोकों का भार तेरे ऊपर रख तेरी कृपा से सुखपूर्वक सतत शयन' 
कर रहा है| 


भवत्याहि ब्रात्याधमपतितपाषडपरिपत्‌ 

परित्राण स्ने ह: रलथयितुमशक्य: खल्‌ यथा | 
ममाप्येवं प्रेमा दुरितनिवष्वेष्वंब जगति 
स्वभावो5प्ं सर्वरपिखल यतो दुष्परिहरः ॥३७॥।। 


पतिताधम धर्मंविहीनन के अघतूल समूल नसावन काजा। 

निज प्रीति की रीति न त्यागति तू जस मातु विचारति रंक न राजा ॥ 
तस नेम ते में हैँ सप्रेम करों उठि पाप सदा सजि आपनि साजा। 
जग में न अभाव स्वभावप्रभाव को होहि चहेँ सर्वेस्व अकाजा॥। 


हे अम्ब (माता) ! जैसे संस्कारहीन अधम, पतित और पाखंडी प्राणियों 
के उद्धार करने में तेरे स्नेह का न्यून होता सर्वथा अशक्य है तैसे ही नित्य पातक- 


श्रीगंगालह री १३९ 


समूह उपाजित करने में मेरे नेम का भी कम होना सम्भव नहीं; क्योंकि इस 
संसार में सब जीवधारियों को स्वभाव का त्याग करना परम दुस्तर होता है । 


प्रदोषान्तन त्यत्पुरमथनलीलोद्घृतजटा 
लंटाभोगप्रेखल्लहरिभुजसन्तानविधृति: । 
बिलक्रोडक्रीडज्जलडमरुटं का रसुभग- 

स्तिरोधत्तां तापं त्रिदशतटिनी ताण्डवविधिः ॥|३८ || 


नित्य प्रदोष की बेर गिरीश के नृत्यत शीशजठा तट छागी। 
बीचि विछलोल भूजा उठि जा मेँह मानहु भाव कहे रसपागी ॥ 
तीर के खोहनि में डमरू सम जामे करें रव नीर विभागी । 
सो तब तांडव की विधि भातु हर मम ताप हिए अनु रागी ॥। 


० प्रदोष समय शंकर के नृत्यलीलोद्धुत जटाओं का प्रह्मर तट पै लगाने 
से जिनमें चंचल तरंगरूपी भूजा हाव भाव-सा करते हें और तीर के खोहों में 
प्रवेश पाकर नीरूूपी डमरू के मनोहर शब्द जिसकी ज्योभा को बढ़ाते हें सो 
वह भागीरथी की ऐसी ताण्डवविधि मेरा सकल ताप हरे। 


सदेव त्वय्येवापितकुशलरूचिन्ताभ रमिम॑ 

यदि त्वमार्मंब त्यजसि समये5स्मिन्सुविषमे । 

तदा विश्वासोथ्य त्रिभुवनतलादस्तमयते 

निराधारा चेयं भवति खलु निर्व्पाजकश॒णा ॥३९।। 


धरि तोप सब कुशलात को भार अनिष्ट बिहार करे सनमानी। 
यह दुसस्‍्तर बेरि विकोक के जो तजिहे मोहि मात्तुनराधम जानी ।। 
तव पापिन तारन की उठि जाय है बानी त्रिलोक ते तो महारानी । 
निजि वासन तेरे हिए रलखिके करुणा करि ह्‌ करुणा बिलखानी।।' 


हे माता ! अपनी भविष्य कुशल का सारा भार मैने तेरे ऊपर रख इस 
दिन पर्यन्‍्त मनमानी की; अब इस ऐसे भहादुर्धर समय में यदि तू मेरा अंगी- 
कार न करेगी तो, तृही, सम# देख तेरा पापोद्धारविषयक समस्त त्रैलोक का 
दृढ़ विश्वास आज अस्त-प्ता हो जावेगा और यह निर्व्याज करुणा तेरे हृदय 
में अपना वास न पाय निराधारत्व को प्राप्त होवेगी। 


कपर्दादुतलस्य प्रगयमिलदर्धागगु वते; 
पुरारे: प्रेंबंत्यो मृदुलतरसीमंतसरणो । 


१३२ डटिवे -का व्य-माला 


भवान्या सापत्न्‍यस्फुरितनयनं कोमलूरुचा 
करेणाक्षिप्तास्ते जननि विजयंतां लहर॒यः ।।४० ।। 


कढ़ि के जटली जटाजूटन ते अतिप्रेम प्रभाव नगेशजाधारी । 
त्रिपुरारि के कोमल भाल प्रदेश मे जे उतरी निज सौति निहारी ।॥ 
जिनको करकंज ते टारन कीन सरोष पहारनराजकुमारी । 
जननी तब ते लहरी बिजयी जग हि यह कहनूति हमारी ॥ 


है माता ! अधिक प्रीति के कारण अर्वाड्िनी पार्वती को वाम अंग 
में स्थान देनेवाले त्रिपुरारी के जटामंडल से निकल जो उनके कोमल भाल में 
अपनी सपत्नी के अवकोकनार्थ उतरी और गिरिजा ने सापतल्यभाव से लाल 
लोचन कर अपने करकमल से जिनका निवारण किया ऐसी तेरी लहरें जगत 
में जय पावें। ल्‍ 


प्रपद्चन्ते लोकाः कति न भवतीमत्र भवती- 
मृपाधिस्तत्राप॑ स्फुरति यदभीष्टं वितरसि । 

दापे तुभ्यं मातमं॑म तु पुनरात्मा सुरबवुनि 
स्वभावादेवत्वस्यभितमनु राग॑ विधुतवान्‌ ॥ ४१॥। 


जननी जगपूजित तू तिहेको नहिं को दरबार जुहारत जाई। 
दरणागत स्वागत ज्ञागत जो तव सो मोहि कारण देत दिखाई।॥। 
सुरलोकनदी शपथग्रतिसत्य कहौ न करों निज व्यर्थ बड़ाई। 

अनु राग तौ मो मन को अति छाग स्वभावहि ते तव माहि सुहाई ।। 


हे सुरसरिता ! तुझ जगत्पूज्या माता की शरण में कौन नही जाता है ? 
तू वाश्छित फलदात्री है; यही तेरे अवलम्बन करने का एक मुख्य कारण हैं । 
मेरे मन ने तो तेरे अनु राग का सम्पादन स्वभाव से ही किया है (प्रशंसा सुन के 
नही ) यह में तेरी शपथ खाकर कहता हें। 


ललाटे या लोकेरिह खलू सली् तिकहूकिता 

तमो हंतूं धत्ते तरुणतरमातंण्डतुलनाम । 

विलुम्पन्ती सद्यो विधिलिखितदुवर्णसरणि 

त्वदीया सा मृत्स्ना मम हरतु क्ृत्स्नामपि शुचम्‌ ॥४२ ।। 


तेजि शोक सब यहि लोक में आय रूगावत लाय लिलार मभझारा । 
तन धारि युवा सवितासमता नित नाशति जो बुधि के तभ भारा॥। 


श्रीगंगालहरी १३३ 


पल भाहि निश्चंकित मेटति जो विधि अंकित अक्षर बंक विकारा । 
जननी तव तीर की सो जुचि रेणू हरे हमरे सब पीर प्रकारा ॥। 


जो स छोक में मनुष्यों के छलाट में प्रेमपूर्वक तिलकित होने से बुद्धि- 
विकार का, जेसे मध्याह्लकालस्थित अत्यन्त तीक्षण किरणोंवाला सुय्ये अंधकार 
को अस्त करता है वैसे नाश कर देती है और जो ब्रह्म लिखित अशुभ कर्माक्षरों 
को भी मिटाती है सो यह ऐसी तेरी मृत्तिका हमारे सब शोक हरे! 


तनरान्‌ मूढान्‌ तत्तज्जनपदसमासक्तमनसो 
हसनन्‍्त: सोल्लासं विकचकुसुमब्नातमिषतः । 
पुनाना: सौरभ्ये:ः सततमलिनो नित्यमलिनान्‌ 
सखा यो नः सन्‍्तु त्रिदशतटनी तीरत रवः ।।४३ ॥। 


निज देशनि जे मतिमंद बसे मनमानि अनन्द तुम्हें बिसराई। 
विकसी कुसुमावलि के मिस जे तिनकी करे हेरि हपी मुसकाई॥। 
जिनकी सुचि सौरभ शुद्धि करे सब भाँते मलीन अलीन सुहाई। 
तव तीरन के तरु सो जननी मम होहि' सदेव सदा सुखदाई ।। 


स्वदेशवास ही से सनन्‍्तुष्ट होकर जो मूढ़ मनुष्य उन प्रदेशों की जहाँ होकर 
तू निकली है तेरे दर्शनार्थ नही जाते उनकी, अपने प्रफुल्लित फूलों के मिस से, 
जो हँसी सी करत है ओर जो आत्ममलिन भ्रमरों को भी अपनी सौरभ से 
पावन करते है सो ये ऐसे तेरे तीर के तरुवर मेरे निरन्तर मित्र होवें॥ 


यजंत्येके देवान्‌ कठिनत रसे वांस्तदपरे 
वितानव्यासक्ता यमनियम रक्‍ताः: कतिपये । 

अहं तु त्वन्नामस्मरणक्ृत का भस्त्रि पथ गे 

जगज्जालं जाने जननि तृगजालेन सदृशम्‌ ।।४४ ॥। 


चित धारत देवन सेवन में सहिके कोउ नित्य नई कठिनाई। 

भख ठानत कोउ सप्रेन कोऊ नर मानत हैं यमनेम निकाई॥ 
जपि नाम तिहारो पथत्रयगामिनि में असि काम तमाम विहाई। 
जगजालनि को सब कालनि में तृणजालनि तद्गत देखहूँ भाई ॥ 


हे त्रिपधगामिनी ! इस लोकु मे कोई तो अत्युग्र सेवा करके अनेक देवा- 
राधना करते है, कोई यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त होते हैँ और कोई यमनियभादिकों 
का साधन करते हैं। परन्तु, हे माता ! में तो इस प्रकार के जितने कर्म हैं 


१३४ दिवेदी-काव्य-माला 


उनसे अपना हाथ खीच केवल तेरा नामस्मरण कर जगत्‌ के सर्व जंजाल 
को तृणवत्‌ देख रहा हूँ । 


अविश्वान्तं जन्मावधिसुक्ृत जन्माजेनकृतां 

सता श्रेय: कतूं, कति न कृतिनः संति विबुधा:। 
निरस्ता लम्बानामक्रतसुक्ृतानां तु भवतीं 
विनामुष्मिल्लोके नपरमवलोके हितकरम्‌ ॥।४५ |) 


निज जन्म ते उत्तम जन्म निर्मित करी बहुपुण्य परिश्रम पाई। 
तिन तारनहार करार ते केतिक जागत हैं जग में सुरराई।। 

यहि लोक में पै अधघ खानि निराश्षित लोगनि के हित हेत सहाई। 
नहि दूसरो मोहि दिखाय परी कहें जह्लुघुता इक तोहि विहाई॥ 


जो जन्म ही से उत्तम पदप्राप्त्यर्थ अनेक सुक्कृत (पुण्य) कृत्य करते हैं 
उन सत्पुर । को सुगति देने की किस देवता में सामथ्थ्य नहों ? परन्तु निरा- 
धार नहापापी प्रा यों को अंगीकार करने में तत्पर एक तेरे अतिरिक्त 
इस लोक में मुझे और कोई नहीं देख पड़ता । 


पयः पीत्वा भातस्तव सपदि यातः सहचरीः: 
विमूढे: संरन्तुं क्बचिदपि न विश्रा,न्तमगमम्‌ । 
इृदानोमुत्स ड़ मृदुपवनसंचारशिशक्षिरे 
चिरादुब्निद्धं मां सदय हृदये शायय चिरम्‌ ।॥४६ ॥। 


पयपान के मातु तिहारो सखानि महाधम ज्ञानबिहीन बटोरी | 

अमि देश अनेकनि नित्य नवीन मलीन कुतृहरू कीन करोरी।। 

अब नन्‍द समी र ते शीतल तीर पै मातु दयालु बिने सुनि मोरी। 

चिर काल उ्तींदित मोह सदेव को निद्वित आजु करो बरजोरी ॥ 


हे दयालु माता ! तेरा जलगान करके महापूढ़ मित्रमंडली संयुक्त 
देश-विदेश जाय अनेक कुतृहल किये परन्तु विश्राम कहीं भी न मिला; इससे 
अब उृदुरू समीर से शीतल किये हुए अपने इस तीर प॑ मुझ चिरकाल निद्राविगत 
को सदा के लिए निद्वित कर । 


तक 
बधान द्रागेव दृढिम्रमणीयं परिकरं 
किरीटे बालेन्दू नियमय पुनः पन्नगगणेः। 


श्रीगंगालहरी १३५ 


न कुर्या एत्वं हेलामित रजनसाधा रणतया 
जगन्नाथस्यायं सुरधुनि समुद्धारसम यः ।॥४७ ॥ 


बांधियों वेगि महादृढ़ के कटि साधियों आपनि सुन्दर गाता। 
लीजियो पन्नगजालनि लाय मिलाय किरीट ते चन्द्र सुहाता ॥ 
कीजियो हेलना भूलि न दूसरे पापिन को मन में गुनि बाता । 
है जगन्नाथ उधारन की यड दुस्तर बेर बड़ी सुन माता॥। 


हे सुरसरि ! शीघ्र ही अपने परिकर को दुढ़तर बाँध, भाल के बाल चन्द्रमा 
को सर्पजाल लगाय किरीट से साध, और साधारण पापियों का-स्ता मेरा 


हाल जान हेलना न कर । यह अधीर पातककार जगन्नाथ के उद्धार करने का 
समय है । 


दरच्चन्द्रववेतां शशिशकलश्वेतालमुकु्ां 

कर: कुम्भाम्भोजे वरभयनिरासौ च दधतीम्‌ । 

सुधा धाराकाराभरणवसनां शुभ्रमकर- 

स्थितां त्वा ध्यायन्त्युदयति न तेषां परिभवः।॥ ४८ ॥। 


तन्‌ बवेत शरदुतु चन्धसमान किरीट मयंक कला छविछाये। 

'वर कुम्भ सरोज, महाभयभंजन, आयुध हस्त धरे मनभाये।। 
उजरे मकरस्थित, अमृतवार-से भूषण वस्त्र सिगार बनाये । 
तव ध्यान धरे नर जे तिनको अपमान न होहि कबौं जग आये ॥। ' 


. जिसकाअंग वर्ण दरद्चन्द्र समान खेत है, जिसके मुकुट की प्रभा शशिवत्‌ 
उज्ज्वल है, जिसके कर-कमरू, कमल, कुम्भ (घट) वर और अभय इन चारों 
आयुधों से आभूषित हैं, जिसके वस्त्राभरण सिगार अमृतधाराकार शोभायमान 
है और जो शुशत्र मकर (मगर) विराजमान है; ऐसी इस तेरी मनोहर 
मूति का जो कोई ध्यान करते हैँ उनका स्वप्न में भो इस छोक में पराभव 
नही होता । 


दरस्मितसमुल्लसद्वदनका न्तिपू रामृतै- 
भवज्वलनभजजिताननिशमूजयन्ती नरान्‌। 

चिदेक भ्यचन्द्रिकाचयचमत्कृति तन्वती 

तनोतु मम शंतनोः सपदि शंतनोरज्भुना ॥४९॥ 


१३६ दिवेदी-काव्य-माला 


मृदु हास विकासित आनन की अति सुन्दर भाष यूष पियाई। 
जगज्वाल विद्याल जरे जन जो सब कार जिआवति ताप नसाई।॥। 
निज चेतनचन्द्रप्रकाशचभत्कृति जे जगती तल में प्रकटाई। 
नृपशंतनूतारि पियारि सुई मम होहि सदा मुदमंगलूदाई ॥ 


मनोहर मुसुकानि समय अपने प्रफुल्लित मूखारबिन्द के भ्रकाशरूपी 

झ्मृत से जो विश्वाग्निजालज्वलित भनुष्यो को जीवनदान देती है और 
जो निज चेतनचन्द्रिका से सबको चकित करती हैँ सो यह ऐसी शंतनु राजा 
की रानी हमारा सदेव कल्याण करे। 

भन्त्रमीलितमौ घैर्मुकुलितं त्रस्तं सुराणांगणः 

स्रस्तं सानद्रसुधा रसेविदलितं गारुत्मतैग्रा वि: । 

वीचिक्षालितकालियाहितपदे स्वरलेकिकल्लोलिनि 

त्वं त्वापं निरयाधुना सम भवज्ज्वालावलीढात्मन: ।॥५० ॥| 


सन्‍्त्र विलुप्त भये सिगरे बिगरे गुण सर्व महौषध्िि केरे। 
त्रस्‍्त भ सुरत्नस्त सुधारस नष्ट भई भणि मो तन हेरे।। 

है हरिपादप्लारनहारिनि देवनदी अपने तट नेरे। 
विश्व कृशान्‌ दई मम अंग के भंग करो तुप्र ताप घनेरें। 


मुझे देखते ही भन्‍त्र लुप्त हो गये, महौषधिप्रों ने अपने गुणों का गर्व 

त्याग दिया, देवतागण डरे, अमृतादिक रस गिर गये, और गारुत्मत के समाव 
मणियाँ भी नष्ट हो गई, अब और तो कोई रहा ही नहीं कि जिससे में 
कुछ कहें इससे है हरिपादप्रक्षालनी सुरसरि ! मुझ जगत्ज्वालादग्य आत्मा- 
वाले की सर्व ताप तू बेग ही शान्त कर क्‍योंकि ऐसा करने को एकमात्र तू ही 
समर्थ है । 

दूत नागेन्द्रकृत्तिप्रमथंगणमणि श्रेणि नन्‍्दीन्‍्दुमुख्यं 

सर्वस्व॑ हारयित्वा स्वमथ पुरभिदिद्राक्‌ पणी कर्तु काम । 

साकूत॑ हैभवत्या मृदुलहसितया वीक्षितायास्तवाब 

व्यालोलोल्लासिवल्गल्लहरिनट घटी ताण्डव नः पुनातु ॥५१॥। 
एक बार गिरजा संग खेलत महेश द्यूत नदी नागेश चन्द्र प्रभथ कृत्य हारे। 
दाँव भाहिं आपहि तब रावनो विचार कीन्ह सर्ववित्त हीन खीनवृत्ति चित्त धारे॥ 
भाव भरी तब तो तव ओर शिवा दीठ करी मन्दी मुसकानयृक्‍त जीतिब्रों विचारे। 
ता रूखि जो तेरी अति चंचल तरंग उठी गंगकरे पावन सब अग सो हमारे ॥ 


श्रीगंगारूह री १३७ 


है अम्ब (माता) ! पार्वती के संग द्यूत खेलने में फणीश, बाधम्बर, 
पारषद, भणिमाला, नन्‍्दी और चद्रम।दिक अपना सर्वे धन हार जब शंकर 
ने अपने को दाँव पर रखना चाहा तो गिरजा ने मन्द मुसकान गूढ़ाभिप्राय 
(तेरे जीत लेने के विचार) से तैरी ओर अवलोकन किया; इस प्रकार का भ्राक्षेप 
होता देख महाचंचल हो जो सदाशिव के जटामंडल में नृत्य-सा करने लगे 
ऐसे यह तेरे तरंग हम पावन करें। 


विभूषितान ज्भ रिपूत्तमा ड्रा सद्य: कृतानेकजनात्तिभज्भा । 
मनोहरोत्तुद्भचलत्त रज्रा गंगाममाड़ुन्यमलीकरोतु ॥५२ ॥ 


आभूषित तनुविनाशक श्रेष्ठ अंगा । ज्ञीघत्र कृतामितभनुष्यकलेशभंगा ॥। 
सौन्दर्प मान अतितुंग चलतृतरंगा मो अंग सो करहि पावन भातु गंगा ॥। 


* जिसने अपने निवास से शंकर का दिरोभाग आर्भा त किया है, जो 
संसार के अनेक मनुष्यों के अनेक दुधों का शीघ्र ही छेदव करती है और 
जिसके ऊँचे ऊँचे चंचल तरंग परम शोभायमान लगते हैं ऐसी यह श्री गंगा 
हमारे सर्वांग को पावन करे । 


देवीस्तुतिशतक 


भूमिका 


संस्कृतभाषा में जिनका प्रयोग प्रायः सर्व छोटे-बड़े ग्रन्थों में किया 
गया है ऐसे गणात्मक छन्द देवनागरी की दो-चार ही पुस्तकों में उपयुक्त हैँ 
यह सब सुज्ञ वाचकों को विदित है। ऐसा होने पर भी प्रस्तुत समय में 
“हमारे विद्वज्जन इस ओर ध्यान नहीं देते यह खेद का विषय है। क्‍या वे 
यह समभते है कि इस प्रकार के छन्दो का प्रचार होने से हमारी भाव 
को विशे जोभा न प्राप्त होगी ? जो हो, मुझे तो भगवती का स्वतन करना 
ही था और संस्कृत में विशेषतः सर्वेस्तुति विषयगणात्मक वृत्तों ही में वर्णन 
किये भी गये हैं अतएव मेने ऐसे ही छन्‍्दों का प्रयोग करना योग्य समझा । 


भाँसी, 
२२ जनवरी, १८९२ । महावीरप्रसाद द्विवेदी 


१४९१ 





श्रीः 
देवीस्तुतिशतक 
वसनन्‍्ततिलका छुन्द्‌ 

( १) 
ब्योमाम्बु भूमि अनिलानर तत्त्व माँही, 
जाकी कला कुशल व्यापक है सदाहीं। 
विश्वेशधवरी जननि सो जग आदिमाया, 
राखे तिरोग सब कार हमारि काया |! 

(२) 

धाता* स्वरूप धरि के रचि सृष्टि सारी, 
पालौ प्रजा अखिल अच्युत* भेषधारी। 
नाशों बहोरि सब शंकर अंक आई, 
लीला अपार तव अम्ब न जाय गाई॥ 

( हे) 
नागेन्द्र र इन्द्र रवि चन्द्र उपेन्द्र देवा, 
जाकी सदा करत प्रेम समेत सेवा। 
सो शक्ति जासु सबके उर में बसेरो, 
होवे शरीर  सुखसाधक हेतु मेरो॥ 

( ४) 
धूमावती त्रिपुर सुन्दरि मातु तारा, 
पद्मातिकाःर भुवनेद्वरि सावतारा। 
मातंगि छिन्नशिर भैरवि भव्यनामा, 
काली कराल बगलाम्‌खि को प्रणामा ॥॥ 

(५) 
तेरी प्रभा बिन प्रभाकरर तेज-हीना, 
ताराधिनाथ९ तब शीतछता अधीना । 
दूजे अनेक ग्रह जे सप्रकाशकारी, 
होते प्रदीप्त चृति डे जननी तिहारी ॥ 





१-बहा, २-विष्णु, ३-शेष, ४-विष्णू, ५-दश महाविज्याओं के नाम 
इस इलोक के अन्तर्गत, ६-सूर्य, ७-चन्द्र । हि 
१४३ 


१४४ दिवेदी-काव्य-माला 


( ६ ) 
ब्रह्म महेन्द्र नेधिनायक * नौरनाथा , 
सानन्द जासु गरृग गावत' जोरि हाथा। 
सत्कीति तासु यह पाभर ज्ञानहीना, 
हा हा कहे किमि महामति मन्दहीता ॥ 
( ७ ) 
स्वेच्छानुसार वर माँगन में भवानी, 
सेवा कछू करब सेवक धर्म जानी। 
देवों _ त्वदर्थ कवितामय दीन दासी, 
ले लेहु ताहि नतु होहि हमारि हासी ॥ 
( ८ ) 
रे रे दिवाकर बहोरि प्रकाशकारी, 
देहां अवश्य अब दण्ड अतीव भारी। 
यों उकतवान महिषासुर को पछारी, 
राजी शिवा जु हरु सोइ व्यथा हमारी ॥ 
( ९ ) 
आरक्तरे नेत्र करि शस्त्र समस्त साधी, 
देत्याधिराज तन्‌ मध्य कृपाण आधी। 
वेगि प्रवेशि कृत जो रव घोर वानी, 
देवे शरीरसुखसम्पति सो भवानी॥ 
(१० 
इन्द्राणि अम्बुपति-पात्नि* कुबेरजाया", 
होवो सुखी बचन यों कहि योगप्राया । 
धाई मूगेन्र चढ़ि जो अमरारि आगे, 
तासों डराय मम रोग भगें अभागे ॥। 
( ११ ) 
हा हा हमें महिषदानव दण्ड भारी, 
हे देवि देतु हरु तासु शिर प्रचारी। 
जावो तथास्तु इति बादिन5 इन्द्रपाहीं, 
चण्डी हमारि रुज० चूर्ण करें सदाहीं ॥ 


१--कुंबेर, २-वरुण, ३-छाल, ४-वरुण की स्त्री, ५-कुबे र की स्त्री, 


चाय 


६-कहने वाली, ७-रोग ॥ 





देवीरतुतिशतक १्ड७ 
( १२ ) 


तीक्षण त्रिशुल महिषासुरकूछठ माही, 
पैठे विलोकि तकि तासु शरीर काँही। 
सक्रोध पृष्ठि-ततट ऊपर मारि लाता, 
गर्जी जु घोर कह मोर निरोग गाता ॥ 
( ९१३ ) 
पादारविन्दतल* ते शिरमीक्ष * हेता, 
व्यर्थ प्रयत्न रिपु के लखि मध्य खेता । 
तारी बजाय विहँती जगदम्ब जोई, 
कल्याणकारिणि सदा मम होहु सोई |। 
( १४ ) 
अत्यूग गजि निज विस्तृत वकृत्र* बाई, 
वाहद्विषासुरहि आवत देखि धाई। 
नाराच जासु प्रविशे सुरशषत्रु भंग्ा, 
भत्ताप सो करहि श्री जगदम्ब भंगा।। 
( १५ ) 
युद्धप्रसंग महेँ जासु अनन्त बाना, 
चण्डांशु४ छाय करि रैनि घती समाना । 
आनन्द दीन कुल करव को अपारा, 
सन्‍ताप सो जगतमातु हरे हमारा॥। 


शक्ति त्रिशूल । अधि वोह गदा कुठारा, 
धनन्‍्वा धुरीण युत केहरि पे सवारा। 
जासों समस्त महिषासुर सैन्य हारी, 
ता अष्टबाहु जननीहि नमो हमारी।। 
ह 
संग्राभभूमिगत दैत्य मन मारी, 
रक्तप्रवाह सब ओर बहाय भारी। 
कल्लोलिनीश * जिहि लोहित* रंग कीन्‍्हे, 
मद्दुःख सो हरहि भैरवि खज्ज लीन्हे।। 
१-चरण-कमल के नीचे से, २-छूटना ३-मुख, ४-महिषासुर, 


५-सूर्य, ६-समुद्र, ७-लारुू। 
फा० २० 


१४६ डवेदी- काठउ-माला 


[हट 5) 
स्वलेकिदेवपतिशत्र् चमू मारा, 
जासु प्रचण्ड हरिनायक* दन्त द्वारा। 
सोये अनन्त मृतदानव मत्तदन्ती*, 
सो रक्ष मोहि महिषासुरम्दँथन्ती |। 

( १९ ) 
पंचाननोपरिर दुढ़ासन सिद्ध पाई, 
सव्यापसव्य * दिशि शक्ति चरूच्चलाई । 
रुंडावशेषक्त जे सुरशत्रु* सारे, 
कादे जगज्जननि संकट सो हमप्तारे।॥। 

(मी ») 
आलोक जासु दृग रोष भरेषरणारे, 
कम्पायमान अति भे सुर छात्र सारे । 
जाके भूजानि महिषासुर शुद्ध पारे, 
सो अम्ब सर्वे मम्त अंग करे सुखारे।। 

(और 0 
घंटानिनाद सुन जासु अखण्ड एका, 
व्योमोहव्याप्त' रजनीचर भे अनेका । 
सो देवि जाहि निज दास सदा सुहाव, 
हस्तारविःद मम मस्तक पे लछगाबे॥ 

न 
पह्मानुकारि पद ते अथवा हमारे, 
मेंटी महेश्वरिं अवश्य अरिष्ट सारे। 
सोऊ बने न यदि तौ रज तासु डारी, 
भारी भयाव्धि*र सन लेहु हमे उबारी।॥। 


( २३ 
सेना समस्त सुरईश्वरशत्रवारी, 


अट्ठाट्रहास जिहिकी सुनि भीतिकारी । 
भागी अशस्त्र बनि बोलत दोन बानी, 
राखे सुखी हनहि सो नित रुद्र रानी |। 


. -सिहराज, २-प्त्त हस्ती, ३-सिह के ऊपर, ४-दाहिनी बाई' ओर, 
- '५-दानव, ६-भारी भयरूपी समुद्र । 





देवीस्तुतिशतक १४७ 


( २४ ) 
रोमालि* जासु छुदते हरिचक्रधारा, 
भे वक्ता महिष के 5खिलास्थिसारा । 
चूर्णीकृताति वबत पादतलप्रहारा, 
काक्ो अहै अस पराक्रमताधिकारा ॥। 
( २५ ) 
पदक्व पादमृदुता क्व* महा घनेरी, 
काठिन्यता कक्‍व भहिषासुरपृष्ठ केरी। 
कीन्ह्यौ तथापि जिन * चूर्ण सुरारिगाता, 
मेटे अरिष्ट मम सो सतत प्रभाता ॥ 
( 
देवाधिनाथ अरिपृष्ठ कठोर कारी, 
तापे स्वपाद अरुणाम्बुज तुल्य धारी। 
दोभा 5द्भूत प्रकट कत्रि त्रिलोकमाता, 
महेह हेत नित देहि निरोग नाता॥ 
( २७ ) 
अत्यन्त तीत्र नख रश्मिन ते तपाई, 
पद्मांन्नि४ जासु महिषासुर को दबाई। 
पकद्रवार्थं+ जतू दीन पढे पताला, 
नाश सदा जननि सो भम रोग जाला ॥। 
२८ ) 
खजड्भप्रहार लूगि रक्त नदो बहाई, 
जौलौ' मरे महिषदेत्य पछार खाई। 
तौलों सुरेश ,किय पूजन जासु आई, 
मद्रोग * देहि जगदोश्वरि सो नसाई॥ 


हुंका रशब्द करि कोपकृशान्‌ लाई, 
धम्राक्षदेह द्रुत भस्ममयी बनाई। 
देवेन्द्रकाज, हर हेत विभूति ढेरी, 
साथ हढुऊ करनि जै जगदम्ब तेरी॥ 


१-रोमपंक्ति, २-कहाँ,. ३-अर्थात्‌ चरगद्यय, ४-कमलरपी पद, 
५-कीच में क्रीड़ा करने के लिए, ६-मेरा रोग । 





१४८ दिवेदी-काव्य-माला 


( ३० ) 
दैलाधिराजशिखरोपर शस्त्र साजी, 
घोर स्वरूप निज बाहन पे विराजी | 
है चण्डमृण्ड यह यौं मनमाहि जानी, 
मुस्मेरकत्रिर जयतु त्रयलोकरानी॥ 

(३१ ) 
चण्डीडलाटतट ते कढ़ि क्रोध पाई, 
कीनाशदेश * अमरारिअनी * पठाई। 
सन्तोषवृत्ति चितवारिगि भद्वकाछी, 
देखे दयासहित मो तन तापघाडी॥ 

( ३२ ) 
जाके प्रचण्डनखदन्तप्रहार खाई, 
देवारिसैन्य४ पल भाहिं गई बिलाई। 
'सो सिह हे जननि बेग तुम्हें चढ़ाई, 
होवे ममाज्ुसुखसाधन में सहाई ॥ 

( ३३ ) 
नाहीं सहाउ कर काज कछ दिखावे, 
भाष्याँ प्रनाववश में यह चित्त आवे। 
लक्षावधि प्रवकू दैत्यन जे पछारा, 
मद्दुःख नाश महेँ ताहि कितेक बारा 

( ३४ ) 

ज्यों शब्दमात्र करि शुम्भ अनीश मारा, 
संहार त्यों न सबको करिबे बिचारा। 
काली क्ष॒धा्त उदरांतरभक्ष्यहेता, 
शस्त्रप्रहार करि कौतुक कीन्ह एता।॥ 

" ३५ 
पृथ्वी अकाश बिच जे न सके समाई, 
ते रक्‍तबीज निज आनन माहि नाई। 
दंष्ट्रा' दबाय सब काहिं लयो चबाई, 
काली किती अहह त्वद्विभुताधिकाई०॥। 


१-मन्द हास करनेवाली, २-यमलछोक, ३-दैत्यसैन्थ, ४-दैत्यों की सेना ॥ 
+-शुम्भ नामक देत्य का सेनापति; ६-डाढ़, ७-तेरे प्रभुत्व का आधिक्य | 


देवोरतुतिशतक १४९ 


( ३६ ) 
शुंभप्रतापरुजपीड़ित स्वगेस्वामी *, 
त्वत्कीति गाय बहुबार कही नमामी। 
में तौ मनुष्य ग्रह कष्ट कृशानुजारो, 
हे देवि ह।र किहि भाँति तजौं तिहारो॥ 

( ३७ ) 
पक्षीशपृष्ठ* पर बेठि सबेग आई, 
सर्वास्त्र शस्त्र धरि पैठि रणाज्भनाई। 
काटे सुरारि सिर जो सब भोर धाई, 
सो वैष्णवी हरहि मद्रज दुःखदाई॥ 

( २८ ) 
हारे हजार जिधि जासन लोकपाला, 
जाके प्रतापभय भानू भयौ विहाला। 
ता शुम्भ दैत्यपति के पल भाहिं प्राना, 
लीन्हौ अहो तब प्रभुत्व महामहाना।। 

( ३९ ) 
कोदण्ड * कर्ण लूगि तानि मु रारि ताकी ४, 
बेगि प्रचण्ड शर भारन माहिं जाकी। 
टेढ़ी बिलोकि भूकुटी अरिसेन्य थाकी, 
भागें हमार दुख देखि कृपाण ताकी१॥ 

( ४० ) 
देत्येद्धयुद्ध महँ लोहित नेत्र री, 
पूर्णन्दु वक्‍त्र बिच वारिकण प्रसारी । 
वाणावली हनन हारि शिवा तिहारी, 
संक्रद्भूति भम दुःख दहे प्रचारी॥ 


४१ ) 
वत्रारिवद्न * यमदण्ड अति प्रचण्डा, 


भे जासु अज्भ महँ लागत खंड खंडा। 
ता शुम्भ दैत्य कहूँ काठन में प्रवीना, 
कात्यायिनी करहि मोहि व्यथाविहीना'॥ 


१-इन्द्र, २-गरुड की पीठ, ३-धनुष, ४-तक के, ५-तिसकी, 
६-इन्द्र का कुलिश | 


१५० द्विवेदी-काव्य-माला 


( ४२ ) 
आकर्ण! चापगृण * औ पद वाम आगे, 
दौ स्कन्ध नम्र दुग क्रोध कृशानु पागे। 
संग्रामशालि अस उम्र स्वरूप तेरो, 
सन्धानि तीब्र शर छेदहि रोग मेरो।। 
( ४३ ) 
कॉरक्तबीज सम उद्धूट दुष्ट मारे, 
काकी सहाय रण में निज शस्त्र धारे। 
कीन्ही हरी विधि शर्वितनहूँ भवानी, 
तेरी समान इक तू यह सत्य बानी॥। 
( ४४ ) 
में प्रेमपूरि जगदम्ब त्वदीय गाथा, 
गावा' जऊ विपुल बार नवाय माथा। 
जावे तऊ न ज्वर जीवन दुखदाता, 
आइचयें याहि कहु को कहिहे न माता |। 
( ४५ ) 
दुर्ग दशा जू असि होइहि देश भाहों, 
राखी बताउ फिरि को तव भक्त काहीं। 
कारुण्यती रनिधिईह्वरि रे नाम पाई, 
काहे न अम्ब अवहम्बन देहि आई॥ 
( ४६ ) 
तोकों अयुक्त कहिबो जड़ता हमारी, 
कीन्हें उपराध कछ मैहि महान भारी। 
जाते विलम्ब भइद्द भाषत कीति तेरी, 
देवि क्षमस्वर् अब सी सब भूछ मेरी | 
४७ ) 
सरनेह- पूजि जिनको नर नेमधारी, 
पाव कबीन्द्रष पावन कौतिकारी। 
नावें' नृदेव" जिन पायन पै स्वपाथा, 
दण्डप्रणाम तिनको मम जोरि हाथा॥ 





१>कर्णपर्यन्‍्त, २-धनुष की डोरी, (ज्याबन्ध) ३-करुणारूपी समद्र 
की स्वाप्रिनी, ४-क्षमा कीजिए, ५-नर और सुर / का 


देवीरतुतिशतक १५६ 


( ४८ ) 
बाला बिम्बर चिरारुणञ्म॑ गुमाला *, 
उत्कुल्लकीकनदकोमलता ' विशाला। 
हे।वें' सछज्ज गुणि जातु गृगानुवादा, 
त्वत्पादयुग्म सुई मोर हरे विबादा ॥ 


( ४९ ) 
शोभाभरी त्रिपुरसुन्दरि देवि तोरी, 
जंघा महानृपम स्वर्ण समान गोरी + 
रम्भाप्रकाप्ड४ हित माहि अनेक बारा$-, 
हंभाव* त्याग भि बोलि करें दरारा॥। 


( ५० ) 
लावण्यतासरित< त्वत्त्रिवली भवानी, 
दाया अभीति वरदानवरिष्ठवानी । 
ये तीनि अर्थ त्रयरेखनि ते पुकारी, 
धेयविलम्ब जन्‌ भकतहिं देहि भारी ॥ 


ता, 
त्रेलोक्यजीवजननीकुचकुम्भ दोऊ, 
सामान्य नारि अनूमानि कह न कोऊ । 
काव्यप्रथोक्त तिहि कारण में न गावों, 
वात्सल्यभाव निज काढ़ि कहाँ दुरावौं॥ 


(६ ३: | 
नक्षत्र ब्योम बिच रैनि भय दिखाहीं, 
कल्याणि पै॑ तव कु्ेशयकण्ठ» माही । 
कार्तेस्वराभ रण< मध्य सदा समाना, 


तारास्वरूप सित रत्न प्रकाशमाना। 


१-बालसूथ्यें की मनोहर और अरुण रंगी किरणें, २-कुसुमित कमल की 
कोमलता, ३-सुवर्ण, ४-कदलीस्तम्भ, _ ५-मेंपन, ६-सौन्दय॑तारूपी 
सरिता, ७-कमल का कोमल दंड ८-सुवर्ण के अलंकार। | 


१५२ दिवेदी-काव्य-भा ला 


( ५३ ) 
आभोर नीर महँ ज्यों रवि सिद्धि साध॑, 
त्यां जो सरोज निश्चि में शहिहू अराधे। 
तो पाय भाग्यवश कोमलताधिकाई, 
होवे त्वदीय कर को उपमान आई।। 
 । 
बिम्बाफलाल्प समयोत्तर शुष्क होवे, 
आरक्ता नवलपल्लव नित्य खौबे । 
ताते तवोष्ठ उपमा निज युक्त द्वारा, 
ढूँढ़ों यदि श्रम वृथा मम होहि सारा ॥ 
(75. 
चन्द्रप्रभा मलिन होहि बिलोकि जाही, 
शुश्रामृत स्वगतगव तज सराही। 
शवाणि सो तव महोज्ज्वलू* मंदहासा, 
नाश मदीय विविध ज्वरज्वालत्रासा | 
( ५६ ) 
राकेन्द्र धोय स्वकलूंक भले प्रकारा, 
शोभासमुद्र महँ स्नान सहस्रबारा। 
की के कढ़े जिहे विलोकत शंंक माने, 
देवि त्वरीय मुख सो कहु को बखाने | 
( ५७ ) 
फुल्लारविन्द विजयी दुग देवि केरे, 
टेढ़े कटाक्ष तिनके विशिखेव: प्रेरे। 
देखि व्यथाकुलित होत दुरे दुखारे, 
हैं जे हमारि रुज जेतिक होनहारे॥ 
( ५८ ) 
अबंकभाव तव देखि अनंगचापा, 
लज्जावश त्वरित टूट सही न दापा। 
मोरे मते मदन ता दिन ते सकाई, 
कोदंडरर पुष्पमय कीन गृणी बूलछाई॥ 





(“महा उज्ज्वल, २-विशिख (वाण) के समान, ३-धनुष। 


देवीस्तुतिशतक १५३ 
( ५९ ) 


ताटंकलोललहरी जननी तिहारी, 
सौन्दर्यसा रसुखभा उपमानवारी। 
प्रतप्रभासमय मो तनतापटारी, 
देव शुचिस्मरणः आपन विध्नहारी |। 
( ६० ) 
पीबे शताब्द* दश धृम धुरीणधारा, 
व्यापार और तजि जो नित अन्धकारा। 
त्वत्केशपाश उपभा तिहिकी भवानी, 
देवे सशंक तउ कोविदवर्ग वानी ॥। 
( ६१ ) 
सेवा भहान्‌ चिरकाल करे सनेमा, 
होवे प्रसन्न सुर अन्य विलोकि प्रेमा। 
जाते परन्तु तव सम्मुख सिद्धि सारी, 
आवबे तुरन्त यह रीति इहै' निहारी॥ 
( ६२ ) 
दे दे बर्थेष्ट फल भक्‍तन को सदा हीं, 
अत्यन्त शुश्र यश पूरि अकाश भाहीं। 
कीन्हयो स्वयं तुमाह सूचित सर्तकाहीं, 
गाये चरित्र मम दुःख विचित्र जाहीं।। 
( €रे ) 
इच्छा नितान्त* जब तेरिहि या प्रकारा, 
काहे न जाय जग धाय त्वदोय द्वारा। 
मोंको भवानि येहिते अतिही दुढ़ाशा, 
देहों चहां जु इमि बोलि कहां प्रकाणा ॥ 
द्ड 
होवी महाजन निज स्तुति ते सरोषा, 
जानों न यो यह न लागत मोहि दोषा । 
द्वारे परन्तु सुनि याचक दीन बानी, 
देवे न देवि कहु को कछु ताहि आनी ।। 





२-अब्द संवत्सर वर्ष, २-अत्यन्त । 


१५४ दिवेदी-का व्य-माल। 


( ६५ ) 
भक्‍तेप्सित * त्वरित दान विधान केरे, 
दृष्टान्त जो न जग होति अजों घतेरे । 
ताको त्वदीय विनती करि देवि तारा, 
इच्छानुकूल वर भाँगत बारबारा॥ 


( ६६ ) 
सत्स्तोत्रकार विधि इन्द्र गिरीन्द्र * वासा, 
अर्थीष्टदान* महूँ दिव्यदया विकासा । 
त्रेलोक्य व्याप्त यश देवि कहौ विचारो, 
होवे यथार्थ तुलना किहिते तिहारो॥ 


( ६७ ) 
हस्तप्रसारि अह बोलि विनम्रबानी, 
दण्डप्रणाम शिरसाएँ. करि इन्द्ररानी। 
सीमंतदेश! भहँ त्वत्पदधूरि लाई, 
अत्यन्त होति कृतकृत्य प्रमोद पाई ॥ 


( ६८ ) 
जे नम्नमाथसुरनारिन* अंग गोरे, 
देवे बनाय जनू कुंकुमरंग बोरे। 
बालाकंदीप्ति निज सन्‍्मुख दीन सोई, 
देवि त्वदं ध्रि० मम संकट देहि खोई॥ 


( ६९ ) 
भोगी*चितारज पिश्याच नृमृण्डहारा, 
ऐसो अमांगलिक शंकर साज सारा। 
ईशान पाय सहवास अहो तिहारा, 
मागल्यमूलमय होहि महा अपारा॥। 





१-ईप्सित अभीष्ट; २-हिमालय; ३-अर्थी याचक, दृष्ट अभीष्ठ; 
४-सिर से, ५-सीमन्त-केश-वेश, . ६-तवाये है मोथर जि नहोंने ऐसी 
देवांगनाओं को, ७-चरण, ८-सर्प । 


देवीरतुतिशतक १५ 
( ७० ) 


आधार लोक त्रय की सुविकारहीना, 
मोहान्धकार कहूँ नाशन में प्रवीना। 
कालेव कुद्ध पगुधारिन पाय सौहीं*, 
सनन्‍्तापदाप अपहारिनि नौमभि तोहीं॥। 
( ७१ ) 
चेतन्‍्य तूहि चतुरा ग्णज्ञानखानी, 
सौन्दर्यसार इक तू सबमें सभानी। 
सत्या तुही सतत सौम्यतेर स्वभावा, 
लोकोत्तर प्रखर तेरहि है प्रभावा॥ 
( ७२ ) 
बाणी तुही बुधि तुही वरब्रह्मरूपा, 
तूही विशिष्ट वरदायित्रि है अनूपा। 
तूही विशाल परमेश्वरि तूहि थोरी, 
वृद्धा युवा शिशु तुही शुचि इयाम गोरी ।। 
( ७३ ) 
भावी व्यतीत अरु सम्प्रति* काल ज्ञाता, 
तृही सतोरजतमोगुण पूर्णगाता। 
आयद्यंतहीन अखिलेश्वरि तृहि एका, 
है तृहि जाहि जपते तपसी अनेका। 
( ७४ ) 
नित्या तुही निखिललोकनिवासदेहा, 
स्वर्गापवर्गं सुखदा सबसिद्धिगेहा । 
सुष्टिस्थितिप्रलयकारिग तूहि माया, 
तृही दिवारजनिकारण तूहि दाया॥ 
( ७५ ) 
विद्या तुही विधुरं दिनेशहु तृहि सोहै, 
ब्रह्मा हरीश कहाँ तेरहि शक्ति मोहै। 
दिव्यप्रकाशमय तूहि तपप्रसादा, 
देव तुही जननि तूृहि हरे विषादा॥ 


१-सन्मुख । २-वर्तेमान । ३-चन्द्रमा । 


१५६ इेवेदी-काव्य-माला 


( ७६ ) 
पद्मा तुही परमरम्य शिवा" विधात्री, 
तृही जलस्थलथिरा जगमुक्तिदात्री। 
तंत्रोक्तमंत्रमय॒तृूहि श्रृति प्रमाना, 
त्रेलोक्यगम्यगति तेरिहि सुप्रधाना।॥। 
( ७७ ) 
तूही धरा धन धुरन्धर धर्मंधारा, 
सत्कम सामयजुऋग्वरवेदसारा । 
आकाश तूहि पय पावक तूहि बातारै, 
सर्वत्र विश्वबिच व्यापक तूहि भाता ॥ 
( ७८ ) 
तेरी कृपा बिन तबस्तुतिवत्त माहीं, 
लागे न चित्त श्रमजात सब बृथा हीं । 
ताते शिवाजू कछ मो मूख ते कहावौ, 
स्वीकार तासू करि देह व्यथ। बहावौ ॥। 
( ७९ ) 
अत्यल्पअभेक* सभान बिना विचारे, 
गाये सुने जु गुणग्राम शिवा तिहारे । 
देहौ हमें अधिक जो अबहेँ सिखाई, 
सूक्ति* प्रयोग करिहौं तव हेत मार्ट ॥ 
( ८० ) 
कीन्हे महत्त्वपरिप्रितकाज नाना, 
दीन्हें अनन्त अबलों अभयप्रदाना£ । 
मच्चित्तवृत्ति अनुलक्षितकृत्य माहीं, 
संकोच तोहि भुवनेश्वरि योग्य नाहीं ॥। 
(८१) 
नाना उपाधि जिन देत्यन' कीन्ह सोऊ, 
दीन्‍्ह्यों पठाय सु रोक बचे न कोऊ | 
दाया तिहारि जब दुष्टनहू न त्याग, 
तो भक्तभाग्य फिरि को कहि पार छागे ॥। 


१-लक्ष्मी, २-पात्रती, ३-पवन, ४-बालक, ५-सु उक्ति-अच्छी 
उक्ति, ६-अभयदान । 


देवीरतुतिशतक १५७ 


( ८२ ) 
कालानू रूप २ अवलोकि न यत्न मेरो, 
है है सहास्य मुख नास्तिकवर्ग केरो | 
मोंफ़ो परन्तु तजि और उपाय माता, 
भायों तव स्तवन मज्जलमूलदाता ।॥। 


( ८३ ) 
त्वच्छ क्तिहीन * भुवनेश्वरि कौन देवा, 
को को न कीन करजोरि तिहारि सेवा । 
चाहे वथा बनहि' औरन केरि गाथा, 
सोहे परन्तु विनती तव नाम साथा ॥। 


( <४ ) 
स्वस्त्रेष्टदेव गुणवर्णन बात दूजी, 
काकी परन्तु बिन त्वत्पद आश पूजी । 
देत्येन्द्र शम्भू महिषासुर बेर आये, 
काहे न और सुर शस्त्र सुधारि धाये ॥ 


( ८५ ) 
त्वढ्वंदना करि सगद्रगदकण्ठबानी, 
पैहों अभीष्ट निज जो न गिरीदश रानी । 
जेहों कहाँ शरण श्रेष्ठ विहाय तेरो, 
देखो विचारि करुणावति मातु मेरी ।। 

( ८६ ): 
योगेश्वरी विपुल वैभवदा* सुकेशीएँ , 
दिग्वस्त्रपुक्त+ अतिउच्च उरोजदेशी * । 
है भक्‍तकल्पलतिका जगमातु काली, 


देरी दुराय हनियेँ मम व्याविव्याली ॥। 
>का++क सामान धनपनना ३4५३७ पक भा ४० भश कमा 4७५५५ ५»५५»+ मनी 


१-आजकलर जैसा समय लगा है वैसा, २-त्वत॒शक्ति व त्वच्छक्ति, 


३-बहुत वैभव को देनेवाली,  ४-अच्छे हों केश जिसके, ५-दिगम्बर, 
६-अत्यन्त उच्च हूँ कुचप्रदेश जिसका । 


१५ ८ अवेदी-काव्य-माला 


( ४७ ) 
हावरणि त्वच्चरण चारु सरोज माहीं, 
भू गायमान* जन जे तिनको सदाहीं । 
विद्यावि क बुधि वित्त विशिष्ट भोगा, 
आते प्रसन्नमन सर्वंडराहि' रोगा |। 

( ८८ ) 
विष्णु त्रिनेत्र विधि जासु न अन्त पावा, 
ताकी कथा कथन में चित में छूगावा | 
है है भवानि यह मोर महा ढिंठाई, 
पे हो करों कह न त्वत्पदप्रीति जाई ॥। 

( ८९ ) 
तेरी कृपा तनिक होतहि वागधारा*, 
काढे कवीन्द्र मुमारग ते अपारा । 
देवों प्रसाद फिर जा कहें चित्त लाई, 
सोभाग्य तासु शतशेष सके न गाई ॥। 
( ९० ) 

त्वत्पादपद्म यूगचिन्तन चित्त लाई, 
कीन्ह्यों न आजु लगि मानूष देह पाई। 
लीन्हथों मुहुतं * भरि मातु न नाम तेरो, 
चंडि क्षमा करहु सो अपराध मेरो।। 


लोकप्रशं सित महोरवि रिविकारी, 
खोये जऊ प्रथम रोग असाध्य भारी । 
रोगी तऊ न तब लौ गूण तासु गात्रे, 
जी लछौ शरीर रुज दुःख न मो नसावे ॥ 


जौ लौं सुखी कण ध गज संग पाई, 
तो लौ न मातु पहँ रोवत आय धाई। 

लेव॑ परन्तु जननी तउ अंक ताही, 

देवे न दोष हरती दुखद व्यथा ही |॥॥ 





(-अमर के सामान आचरण करनेवाले, २-वाग (शुद्ध संस्कृत वाक्‌ ) 
वाणी, ३-पल, ४-बारलूक । 


देवीस्तुतिशतक १५९ 
( ९३ ) 


सौन्दर्यमान वर बालक शुद्धदेहा, 
चाहें समस्त नर नारि सने सनेहा । 
जे रूपहीन नितरोगिहि लेन काहीं, 
को है समर्थ बिन मातू ब्रिछोक माहीं ।। 
( ९४) 
पीयूषपूर्णदृुग तू जननी हमारी, 
सनन्‍्तापतप्त तन॑ बालक में दुघारी। 
सम्बन्ध सत्य अस देवि हिये विचारी, 
कीजे यथा उचित मातु हमे निहारी ॥। 
( ९५ ) 
अन्यान्य देवप्रतिमा यहि छोक माहीं, 
पूजी कत्रचित्कवचित प्रीति समेत जाही । 
पे भक्तियुकत तब मूरति ग्राम ग्रामा, 
सेवे' न जे असि न एकहु नष्टनामा ॥ 
( ९६ ) 
स्नेहाम्बुयुक्त * मम हृस्पद अत्पताला, 
तत्पद्मरूप शतपदप्रसूनमाला । 
अंगीकृत त्रिपुरसुन्दरि ताहि कीजे ; 
मेरी विनीत विनती पर ध्यान दीज ॥ 
( ९७ ) 
बीरा समस्त-जन-रक्षण को उठाई, 
रक्षा हमारि करिये अब बेगि आई। 
स्वाती सरोष लखि चातक जीव जाई, 
भूले न याहि जगदम्ब विलम्ब लाई ॥। 
( ९८ ) 
अद्य प्रयन्त जिन याचक कीन्ह जोई, 
पायौ तुरन्त तिन देवि यथेष्ट सोई । 
जो मौन धारि तजिहौ अब आजु मोही, 
हा हा मनृष्य कहिहे कह मातु तोहीं ॥। 





१-प्रतिमा, २-स्नेहरूपी जल से पूरित, ३-आज तक | 


१६० 


इबेरी-काव्य-मा ला 


( ९९ ) 

देखी जिती जननि त्वत्स्तुति लोक माहीं, 
मत्पद्य तुल्य तिनकी तिलमात्र नाहीं। 
है ईश्वरी तदपि स्वेच्छित काज जानी, 
लीजे सुधारि यह यूक्‍त अयुक्त बानी ॥ 

( १०० ) 
एती कही स्तुति शिवा सुनिक हमारी, 
आरोग्य देहु दलि दुःखद व्याधि सारी । 
सप्रेम हे भगवती महि माथ धारी, 
भाँगो हहा यहहि हस्तयुग प्रसारी ।। 


काव्य-मज्जूषा 


१६१ 
फा० ११ 


भूमिका 


गत कई वर्षों से पण्डित महावोरप्रताद द्विवेदी की स्फूट कविता हिन्दी 
तथा संस्कृत के मुख्य मुख्य समाचा र-पत्रों और मासिक पुस्तकों में, समय समय 
पर, बराबर प्रकाशित होती आई है। पण्डित जी की कविता में जो रस 
और जो अर्थ-गौरव रहता है, वह काव्य-रसिकों से छिपा नहीं है। उनकी 
सरस और मनोहारिणी कविता की प्र 'शंसा नागरी-प्रचारिणी सभा, संस्क्ृत- 
चन्द्रिका, हिन्दी-वंगवासी, राजपूत और हिन्दोस्थान आदि ने मुक्त-कण्ठ से_ 
-की है१ _ ्््््ः 
ऐसी मनोहर कविता को एकत्र करना परमोपयोगी समभककर, आज 
तक, पण्डित जी के जितने कविता-रत्न प्रकाशित हो चुके हैं उन सबका 
संग्रह, हमने, इस पुस्तकरूपी मञजूष। मे रख दिया है। जो लोग संस्कृत नहीं 
जानते, उनके लिए, पण्डित जी का ही लिखा हुआ संस्कृत-कविताओं का 
भावार्थ भी हमने, हिन्दी में, सन्निविष्ट कर दिया है। आशा है, कविता के 
अमियों को, यह संग्रह रुचिकर होगा। 


जयपुर, | जेन बैदय 
१५ माच, १९०३ 


१६२३ 


काव्य-मञ्जूषा 


१--शिवाष्टकम 
(संस्कृतचन्द्रिकायास्तृतीयखण्डस्य सप्तमसंख्यायां प्रकाशितम्‌) 


( १) 
शीतांशुशुश्रकलया कलितोत्तमाड़ुं 
ध्यानस्थितं धरणिभृत्तनयाचितं तम्‌। 
कालानलोपमहलाहलक्षष्णकण्ठं 
विश्वेश्वरं कलिमलापहरं नमामि ॥ 


चन्द्रमा की शुभश्रकला से सुशोभित है शिरोभाग जिनका, योगध्यान 
में मग्न हैं जो, पावेती ने पूजन किया है जिनका; कालानर के समान दुर्धर 
हलाहल से क्ृष्णवर्ण हो गया है. कण्ठ जिनका, कलि के भर का नाश 
करनेवाले ऐसे विश्वेश्वर को हम नमस्कार करते हैं । 
( २') 

गायन्ति यस्य चरितानि महाद्भुतानि 

प्मोद्धवोड्भूवमुखा: सतत मृतीन्द्राः। 

ध्यायन्ति य॑ यमिनमिन्दुकलावतंस 

सन्त: समाधिनिरतास्तमहं नमामि ॥ 


जिनके अद्भूत चरित्रों को नारदादि मुनीश गान करते है, समाधिस्थ 
योगिजन जिनका ध्यान करते हैं, यमादि योग के अंगों में प्रवीण उन चन्द्रशेखर 
शंकर को नमस्कार है । 


( ३) 
त्रेलोक्यमेतरखिलं॑ ससुरासुरञ्च 
भस्मीभवेद्यदि न यो दययाद्रदिह॥। 
तैत्वाड्हरद्‌ ग रलमाशु भय तदुत्थ॑ 
विश्वावनेकनि रताय नमोउस्तु तस्मे ॥ 

१६५ 


१६६ द्विवेदी-काव्य-माला 


विश्व की रक्षा में घित उस परम पुर को हमारा नमस्कार है, जो, 
दयाद होकर, गरलपानपूर्वक, तज्जनित भय यदि दूर न करता तो सुरा- 
सुरसहित यह सारा संसार भस्म हो जाता। 
( ४ ) 
पापप्रसाधन रता दितिजा अपीन्‍्द्रं 
सद्यो विजित्य सुरधामध राधिपत्यम्‌ । 
यस्य प्रसादबललेशवशादवाप्ता- 
स्तस्मे ममास्तु विनति: परमेश्वराय ।। 


परम पापिष्ठ राक्षस भी जिसके किचिन्मात्र प्रसाद को पाकर, इन्द्र को 
परास्त कर, सुरलोक के अधीश्वर हो गये, उस परमेश्वर को हमारा प्रणाम ॥ 


(5: ) 
नो शक्यमुग्रतपसा5ंपि युगान्तरेण 
प्राप्तूं यदन्यसुरपुद्धवतस्तदेव । 
भकक्‍तया सक्ृन्नततयेब सदा ददाति 
यो नौमभि नम्नसिरसा च तसाशुतोषम्‌ ।। 


युग के यूग उग्र तपस्या करने पर भी, जो वस्तु बड़े बड़े अन्ब' देवताओं 
से नही मिलती, उसे भव्तिभावपूर्वक एक बार नमस्कृतिमात्र करने से 
जो देता है, उस आशुतोष शंकर को हम सिर भुकाकर नमस्कार करते है। 


( ६) 
भूतिप्रियोषपि वितरत्यनिशं विभूतिं 
भकक्‍ताय यः फणिगणानपि धारयन्‌ सन्‌ । 
हन्ति प्रचण्डभवभीमभुजद्भभीति 
तस्मे नमोे3स्तु सततं मम शछ्भुराय ॥। 


भूति (भस्म) प्रिय* होकर भी जो अपने भक्तों को अहनिश विभूति 
(ऐश्वयं) वितरण करता हैँ; सर्पों के समूह को धारण करके भी जो भव- 





* जो वस्तु जिसे प्रिय है वह औरों को नहीं देता, परन्तु यहाँ 
उसका विपयंय देख पड़ता है, यह विलक्षणतता है । 

अपने हू में भरे हुए सह्खश' सर्पों के भय का प्रतीकार न करके 
तज्जनित दूसरों के भय को दूर करने के लिए दौड़न। विचित्रता है। 


काव्य-मज्जूषा १६७ 


सागररूपी भीषण भूजंग के भय को नाश करता है, ऐसे परम कल्याणरूपी शंकर 
को हमारा सतत प्रणाम है । 
( ७ ) 
येषां भयेन विबुधा रजनीचराणा 
नो तत्त्यजुहिममही ध्रगृहागृहाणि । 
हत्वा ददौ समिति तानपि शैवधाम 
त्वत्त: परो$स्ति परमेश्वर ! को दयालु:॥ 


जिन राक्षसों के भय से हिमालय के गृहागृहों को देवता लोग न छो सके, 
उन्हें भी समर में संहार करके आपने अपने धाम को पहुँचाया ! है 
परमेश्वर ! आपसे अधिक दयाल्‌ और कौन है ? 


(८) 
अर्चा कृता न, तव नाम हर! स्मृतन्न 
नो भक्तवत्सल ! क्ृतं तब किडिचदन्यत्‌ । 
वीक्ष्य स्वपादकमलोपनतं॑ तथा5पि 
मां पाहि कारुणिकमौ लिमणे ! महेश ! 


हमने न तो कभी आपका पूजन किया, न कभी आपके नाम का जप किया, 
न ओर ही कुछ हमसे हो सका; तथापि, हे कारुणिकश्रेष्ठ ! हे भकतवत्सल 
शंकर ! अपने चरण कमलों मे नत्त देख आप हमारा रक्षण कीजिए। 


(९) 
महावीर रप्रसादो यो द्विवेदिकुलसम्भव: । 
स भक्‍त्या परया युक्तश्चकारेदं शिवाष्टकम्‌ ॥। 


द्विवेद्विकुल में उत्पन्न हुए महावीरप्रसाद ने, परमभक्ति-युक्‍त होकर, 
इस शिवाष्टक की रचना की । 


(६८ 3वेदी-काव्य-माला 


२--प्रभात-वर्ण नम 
(संस्क्ृतचनि कायास्तृतीयखण्डस्य द्वादशरसंख्यायां प्रकाशितम्‌ ) 


( १) 
ममा5चिरात्‌ सम्भविता समाप्ति: 
शुचा हृदोतीव विचिन्तयन्ती | 
उष: प्रकाशप्रतिभामिषेण 
विभावरी पाण्ड्रतां बभार ।। 


थोड़ी ही देर में मेरा अन्त हो जायगा' इस प्रकार हृदय में मानो 
चिन्तना करती हुई रात्रि ने प्रभात की अरुगाई के भिष, शोक से, पाण्ड्रता 
को रण किया। 
(२) 
मृगाधिपस्यागमने न सर्वे 
यथाल्पसत्वा विपिन॑ त्यजन्ति । 
तथा भयेनेव विभाकरस्य 
तारागणा छोपपरा बभूत्रु:॥ 


:सिंह के आते ही जैसे और सब जंगली जीव, जंगल को छोड़, अन्यत्र चले 
जाते है, वेसे ) सूरें के भय से भीत-से हुए तारागण धीरे "रे लछोप होने 
लगे। 

(३) 
श्यामां सि वे चतुरो5पि यामान्‌ 
यां वीक्ष्य तस्याः पतन शह्याद्धु:। 
मनन्‍्ये महाशोकसमाप्लुता जज: 
स पर्चिमाम्भोधिजले पपात ।। 

जिस श्यामा (रात्रि तथा षोडशवाषिकी नवरा कामिनी ) का बराबर 
चार पहर पर्यन्त सेवन किया उसी का नाश होता देख, अत्यन्त शोकाकुलछ 
होकर, हमारी समभ में, यह चन्द्रमा, परिचम समुद्र में हब भरा । 

( ४ -) 
अलंकृतोध्यं महसोदयाद्रि- 
सिहासनस्थो भविता क्षणेनर । 


काव्य-मल्जूषा (६९ 


ति प्रभाते विरुतिच्छलेन 
द्विजा दिनेशस्य जगूयशांसि ॥ 


अपने तेज से अलंकृत होकर, सूर्य अब शीघ्र ही उदयाचलरूपी ऊँचे 
सिंहासन पर विराजमान होगा, यह जानकर, द्विज (पक्षी तथा ब्राह्मण) अपनी 
चहू-चहाहठ के बहाने मानों उसका यश गान करने लगे । 


(५) 
कब मामनादुत्य निशानन्‍्धकारः 
पलाय्य पाप: किल यास्यतीति। 
ज्वलन्निव क्रोधभ रेण भान्‌- 
रज़ा रहूपः सहसा$5विरासीत्‌ ॥ 


”'रात्रि-सम्बन्धी यह दुष्ट अन्चकार, हमारा अनादर करके, अब कहाँ 
भग कर जायगा ? ' इस प्रकार भावना करता हुआ, क्रोध से अंगार के समान 
जरूता-सा, लाल सूर्य अकस्मात्‌ निकल आया । 


(६) 
दुष्ट्वा पतन्त रविबिम्बमा रात्‌ 
दिवस्तनिस्रेग तिरोबभूवे। 
महात्मनां सम्मुखसंस्थितो हि 
कियत्क्षणं स्थास्यति दुविनीतः ?॥ 


सूर्य के बिम्ब को वेग के साथ आकाश से निकलते देख अन्धकार लोप 
हो गया। ठीक है; महात्माओ के सम्मुख दुविनीत मनुष्य कितनी देर ठहर 
सकेगा ? 
( ७ ) 
कुशेशयै: स्वच्छ जलागये षु 
वयूमुखाम्भोजदलैग हेष्‌ । 
बनेषु पुष्पे: सवितु: सपर्थ्या 
तत्पादसंस्पर्शनया कृता5ध्सीत्‌ ॥ 
स्वच्छ जल जिनमें भरा हुआ है ऐसे जलाशयथो में कमलों से, घरों में स्त्रियों 


के नृख हपी अम्पोजदलों से, वन में नाने। प्रकार के फूलों से, उसके पाद 
(किरण) स्पश-द्वारा सूये की पूजा-सो हो गई । 


१७० टिवेदी-का व्य-माला 


( ८ ) 
प्राप्पोदयं कजकोशलीनान्‌ 
सच्यो मुमोचालिगणान्‌ दिनेश: । 
यहैभवे सत्यपि दैन्यदग्धान्‌ 
दुःखाणंवात्‌ के न समुद्धरन्ति ? ॥ 


रात को कमलों में जो भ्रमर बन्द हो गये थे, उदय होते ही सूर्य ने 
उनको मृकत कर दिया। सच है; विभव प्राप्त होने पर, दीन जनो के आपत्ति* 
सागर से कौन नहीं उद्धरण करता ? 


| 
त्वया समस्त तिमिरं निरस्तं 
कृतो महानग्रह एष देव ? 
खंगा इदं॑ बोधयित्‌ रविन्नु 
तदुन्मुखा नीडगृहेषु तरथु: ॥ 
तूने सारे अन्धकार का नाश कर हमारे ऊपर महान्‌ अनुग्नह किया।' 


क्या इस प्रकार सूर्य को कहने के लिए अपने-अपने घोसलों में उसकी ओर 
मुख करके ये सब पक्षी बेठ हे ? 


( १० ) 
गावो वन॑ फुलललतां द्विरेफा 
द्विजाइच सन्ध्यासमुपासनाथंम्‌ । 
कृषोवल्ला: स्वेष्टकृतिं प्रकर्तु 
जग्मुदिनेशाय नति विधाय।। 


सूर्य को नमस्कार करके, गाये इत्यादि पशु जंगल को, श्रमर फूली हुई 
छताओं को, ब्राह्मण सन्ध्या करने को, और क्रषिकार अपना-अपना क्री « 
क्य देखने को गये । 


( ११ ) 
इति तिमिसरमुदस्य व्योममार्गेण पश्यन्‌ 
निखिलजनसमूहान्‌ स्वस्ववत्तो विलग्तान्‌ । 
मुदित इव विवस्वान्‌ शुक्लवर्ण बिभति 
तमहमपि च नत्त्रेतस्यथ पूर्ति तनोमि॥। 


काव्य-मब्जूषा १७१ 


इस प्रकार अन्धकार का उच्छेद करके, आकाशमार्ग से सब लोगों को 
अपने अपने काय॑े में लगे हुए देख, मुदित-सा हुआ वूर्य्य, शुक्लूवर्ण धारण 
करता है; भ्रतः हम भी उसको प्रणाम करके अब इसे समाप्त करते हैं। 


३--अयोध्याधिपस्य प्रशस्तिः 
(संस्क्ृतचन्द्रिकायाइचतुर्थंखण्डस्य अष्टमसंख्यायां प्रकाशिता) 


(१) 
श्रीमत्प्रतापमहिपाल ! विशालभाल ! 
काव्याथचिन्तककवीश्वरकण्ठ माल ! 
नित्यं प्रजाजनविपत्तिविनाशकाल ! 
भूयाः सदा सुखसमूद्धिसुता,न्वतस्त्वम्‌ ॥। 


काव्यार्थ का चिन्तन करनेवाले कवीश्वरों के कंठमाल; नित्यप्रति प्रजा 
की विपत्ति नाश करने में कालरूप; है विशालभाल ! श्रीप्रतापनरेश ! 
आप सदेव सुख से, ऋद्धि-सिद्धि से तथा पूत्रादि से युक्त रहें! 


(2) 
विद्वल्ललाम ! भूवि विश्वत ! पूर्णकाम ! 
विश्वोपकाररत ! स्वंगुणैकधाम ! 
स्वप्रान्त कौसिल” सभासदसत्प्रदीप । 
कीतिदिवं ब्रजतु ते सततं महीप ! 


आप विद्वानों में श्रेष्ठ हें; आप सारे संसार में विख्यात हें; आपकी 
सकल कामनायें पूरी हुई हे; आप विश्वोपकार में सदा रत रहते हें; आपमे सारे 
गुण वास करते हैं; आप अपने प्रान्त के “कौंसिल” के सभासदों में दीपक 
के तुल्य प्रकाशित हैं । हे राजन्‌ ! आपकी कीति देवलोकपय॑ैन्त विचरण 
करे--यही हमारा आशक्षीर्वाद हैं। 


( ३) 
वाल्मीकिजा, कविकुलरुस्तुतकालिदास- 
पत्नी, सुबन्धुधनिकादिकपृज्यमाता । 


2७२ द्विवेदी-काव्य-माला 


जीर्णाखिदाजड्रुकवितावनिता चिरेण 
 त्वा प्राप्य वेद्यमिव नीरुजतां दधाति॥। 


वाल्नीकि मुनि की कन्या, कवियों ने जिपकी स्तुति की है ऐसे कालि- 
दास की पत्नी, तथा सुबन्धु धनिकादिपंडितों की माता, जीर्ण अंग्रो को 
धारण करनेवाली यह कवितारूपी कान्‍्ता, सद्ेय्य के समान आपको पाकर, 
फिर हरी-भरी हो गई है । 
( ४ ) 

या के-सि-आइ-इय' इत्यतिभानमूला 

दत्ता प्रशस्तपदवी भवते च राश्या। 

कातं स्वरेण सह रत्नमिवाविभाति] 

सा कोसलेश ! तव नामसमागमेन ॥ 


है कोसलेश ! आपको जो के० सी० आई० ई० की अति माननीया 
उत्तम पदवी रानी ने प्रदान की है वह, सुवर्ण के साथ रत्न के समान, आपके 
नाम के संयोग से शोभा पाती है । 
( ५.) 

त्वां वीक्ष्य दाननिरतं सतत नरेश ! 

लछज्जाविन म्रवदन: सुरपादपः सः। 

शंके सुमेरुगिरिगह्न रमाविवेश 

नो चेतू, कथं न भूवि लोचनलक्ष्यमेति ? 


है नरेश ! आपको सतत दाननिरत देखकर, लछज्जा से अपना सिर 
नीचा करके, वह जगत्पश्मचिद्ध कल्पवृक्ष, हमारे जान, मेरुपवैत की कन्दरा में 
छिप गया है। यदि ऐसा न होता तो वह भूमंडलू में दिखाई क्‍यों न देता 
(६) 

दान, दयाधन ! दया, नयनैपुणझुच 

शास्त्रे गति '-जनहिताचरणे रति ते। 

दृष्ठा दिलीपरघुरामकुशाजमुख्यान्‌ 

भूपारच न स्मरति पू्॒वेभवानयोध्या ॥ 


है दयाधन ! आपकी दया, आपका नीतिनैपुण्य, शास्त्र मे आपकी गति 
तथा लोकहित में आपकी प्रीति को देखकर आपकी राजथानी, यह अयोध्या, 
दिलीप, रघु, रामचन्द्र, कुश, अज आदि पहले के राजाओं को भूल गई ! 


काउ्य-मञ्जूषा १७३ 


(७) 
स्वप्नेषपि न द्विजपतिं त्वमध्रः करोषि 
मायां तनोषि च महीप ! न शत्रवेष्पि। 
न त्वं समाक्षिपसि देव [व्षे कदापि ! 
तेनोपमा भवतु ते कथमच्यूतेन ? 


है महीप !आप स्वप्न में भी द्विजपति (ब्राह्मण) का तिरस्कार नहीं 
करते; आप अपने दात्रुओं के साथ भी माया नहीं रचते; आप वृष (धर्म) 
का कभी व्याघात नहीं करते; अतः विष्णु से हम आपकी किस प्रकार उपमा 
दें? क्योंकि, विष्णु द्विजपति (गरुण) को अध; (नीचे) करते हैं अर्थात्‌ उस 
पर सवार होते हैं; सदेव माया रचा करते हैं; तथा वृष (वृषभासुर नाम 
के दैत्य) का धात भी उन्होंने किया है। 


(८) 
दीपांकुरैदिनक रस्य कराभिपूर्ती 
रत्नाकरस्य भरणञ्च तुषारतोये:। 
वैचिध्यमावहति नाथ ! यथा जनानां 
कीतिस्तथैव कविभिस्तव गीयमाना॥। 


एक छोटे से दीपक को जलाकर सूर्य के समान प्रचण्ड प्रकाश उत्पन्न 
करने का यत्न करना अथवा ओस के कणों से समुद्र को भरने जाना जिस 
प्रकार लोगों को उपहासास्पद जान पड़ता है--कवियों के द्वारा आपकी कीति 
का गान किया. जाना भी वेसे ही है। 


(९) 
अत्यन्तविस्तृतपवित्र यशस्त्वदीयं 
सर्वासु दिक्ष परितः स्वतनुं तनोतु। 
येनाखिलप्रवरपण्डितदत्तमान ! 
तुष्टि प्रहुष्टहदयः परमां ब्र॒जामि॥ 


अच्छे अच्छे पण्डितों को मान देनेवाले हे राजन्‌ ! आपका अत्यन्त विस्तृत 
यश सब दिद्याओं में चारो ओर फैले॥ जिससे, अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक, हमारा 
हृदय सन्‍्तोष को प्राप्त होवे। 


श्छ्४ 


ढ़िवेदी-काव्य-माला 
6 
४--भार तदुभिक्ष 
(११ मां, १८९७ के हिन्दोस्थान में प्रकाशित) 


( १) 
है रघ्राज ! लाज भारत की आज रहे किहि भॉती; 
अति विकराल काल की भीषण भेरी सुनी न जाती । 
नाती पूृत मीत ममता तजि भये सुजाति कुजाती!) 
हा हा कार सुनत लोगन के काकी फर्ट न छाती ? 
(२) 
गली गली कंगाल पेट पर हाथ दोउ धरि धावे। 
अन्न अन्न पानी पाती कष्टि शोर प्रचण्ड भचाघथे। 
बालक, युवा, जरठ, नारी, नर, भूख भूखि कहि गावें; 
अविरल अश्रुधार आँखिन ते बारबार बहाते ॥ 
(३ ) 
अस्थिमात्र जिनके शरीर हे ऐसे बालक नाना, 
गोर माहि भाता की लिपठे रोवत कण्ठ सुखाना। 
माँगे मिले न भीख माय कहूँ किहि विधि राख हि प्राना, 
विह्वल विकल विपन्न पुकारति हा! हा!!! हा भगवाना ! ! ! 
( ४ ) 
पति से पृथक भई नव पतनी मातु सुता सँग त्यागी, 
पिता पुत्र तजि हाय ! बाय मुख माँगत टूक अभागी । 
जननी प्रान तुल्य शिशु बेंचत इक दिन भोजन छागी, 
त्राहि कहत ठोड़ीदल त त फिर प्रजा सब भागी ॥। 
(0) 
पति मुख देखि देखि पतनी अति बोलत आरत बानी, 
नाथ देहु मोहि छाय आज कछ नातर वयस सिरानी'' । 
सन्ध्या समय रिक्तकर पति कहँ रूखि बहु रोदन ठानी, 
सिर धुनि, विलपि, मीचु के मुख में कुलकामिनी समानी |। 
(६) 
मरे मरे अब अवशि आजु/ इमि बोलत छाखन प्रानी, 
वस्त्र विहीन दीन दुख रोवत जानत सूम न दानी। 


काव्य-मज्जूष। १७५ 


सुतहि फेंकि माता जठरानलक-जरी भगे अकुलानी, 

मा! मा!! मा!!! पुकार शिशु केरी नेकु न मन में आनी ।। 
( ७) 

लोचन चले गये भीतर कहाँ कंटक सम कच छाये , 

कर में खप्पर लिये, अनेकन जीरण पट लपटाये। 

मास विहीन हाड़ की ढेरी भीषण भे बनाये, 

मनहु प्रव॒ल दुर्भिक्ष रूप बहु धरि विचरत सुख पाये | 


( ८ ) 
दक्ति नही जिनके बोलन की तकि तकि मुख फैलाबें, 
सीक समान पेर हीन्‍्हें बहु रोवत गोबर ज़ावें। 
गुठुली खान हेत बेरन की दूँढ़त सोउ न पावें, 
पग पग चलें गिरे पग पग पर आरत नाद सुनावे ॥ 


(९) 
“अरे जाहु कंगाल भवन” यह सुनत अधिक दुख पावे । 
कहें वहाँ पगू धरतहि हम कहूँ कर धरि दंड भगावें । 
रहन॑ देहिं दिन द्वेक कदाचित आ हि पाव खिलावें। 
महाराज ! कहिए किहि विधि हम अपने प्राण बचावें ।। 


( १०) 
मन्द दृष्टि यदि ईश ! भये, जन-दशा न परे दिखाई, 
तो लारेन्स मेव ते चश्मा कस नहिं छेहु मँगाई ? 
श्रवण-शक्ति यदि विक्ृत, लोकक्ृत॒ विनय न परे सुनाई, 
केम्प कम्पनी ते इक नलिका-यन्त्र देहि पठवाई।। 
( ११ ) 
तुम स्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु यह हमार लरिकाई, 
अनू चित कहहि बार बहु तुम कहे जो यहि वि दूख पाई। 
करे कहा फिरि हे करुणानिधि! विपति सही नहिं जाई । 
मृतक ढेर के ढेर होत नित सुत पितु भगिनी भाई॥ 
( १२ ) 
मातु पिता सुत सुता सकल मिलि जहाँ बहु कीन्ह कलोले, 
प्रीति समेत परस्पर प्रति दिन मुदुल वचन जहाँ बोलें। 


१७६ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


प्रात काल उठि नवल कामिनी द्वार जासु जगि खोले, 
रुद्ध भवन तहँ घृक कूक करि प्रमृदित इत-उत डोलें ॥। 


( १३ ) 
अतिहि कराल काल के मृख ते किहि किहि कौन बचैहें, 
मृतक देखि पति पुत्र प्राण सम नारी गरल अचैहें। 
बेठि उलूक मन्दिरन ऊपर बाँधी ध्वजा लचेंहें, 
वायस हवान शुगाल पैठि घर हाहाकार भचहे।। 
(१४) 
अब कहा है भयो कछुक दिन बीते नगर अनेका। 
मानूष शून्य मरुस्थल हेहें, जेहें सब इक एका। 
शिवा शोर करिहें गलियन महेँ मोर मारिहे केका , 
बेठि निशंक वापिका तट पै शब्द करेंगे भेका।। 
(१५) 
इक दुभिक्ष भयंकर ताप मरी मरी चढ़े आई, 
क्षण महेँ शतत शत जनसमूह कहे यमपुर देत पठाई। 
आज रहे जिन संग काल्हि तिन मरे सुनत घर जाई, 
देखें तहाँ गृद्धगण केरी प्रमुदित बजे बधाई॥ 
(१६) 
होत कष्ट कितनों यदि एकहु दिन नहिं खाहु अधाई, 
सो नहिं छिपो जहै तुमते हे भारतवासी भाई! 
फिरि निरन्न नर-नारि हज्ञ।रन हाय हाय जो ई, 
माँगत प्राणदान तिनकी तुम कस नहिं करहु सहाई ? 
(१७) 
दौरि दौरि जिन गोद उठावहु लेवहु हिये रूगाई, 
वारहु कोटि कोटि जिन ऊपर कोहनूर समुदाई। 
ऐसे पुत्र रत्न अपने रूखि कहहु कबहेँ सुधि आई, 
कसे बचे बार उनके जिन भीख न तुमते पाई॥ 
(१८) 
भरतखण्ड के घनिक धुरन्धर तुम्हें न कोड जगा*; 
देखत दारुण दशा देश की निश्षि निद्रा किमि आवै? 


काव्य मज्जूषा १७७ 


लखि परिवार पुष्ट अपनो कह हरी हरीहि दिखावे ? 
शोकानलर स्वजाति को सपनेहु हाय न हृदय जरावे ! 


( १९ ) 
प्रिये ! प्रिये |! कहि कण्ठ रूगावहु जिनको अति सनमानी, 
उन समान लाखों अनाथिती तिया नैन भरि पानी। 
तजि घर-द्वार अहार हेत बहु बोलत गदगद बानी, 
तिनकी ओर तनिक तो चितवहुं करुणा कहाँ _लछानी ? 


( २० ) 
बृट्शि सिंह हुंकार यदपि जन-दुःख दूर लॉं खोवै, 
यदपि दुष्ट दुभिक्ष कहूँ कहूँ सुख की नींद न सोवे । 
तदपि सकल की मिलि सहाय जो कछ  कछ विपति विगोव॑, 
तो न हाय आरत यह भारत अब की ग्रारत होवे॥ 


४५--त्राहि ! नाथ !! त्राहि !! 


(२९ नवम्बर, १८९७ के हिन्दी-वंगवासी में प्रकाशित ) 


( १) 
है जगदीश ! शीश में अपनो बीस बार महि धारी, 
पुनिपुनिपुनितृग तरि जोरि कर विनती करो तिहारी। 
कोप दान्त करि कान्त रूप धरि हरे ! हरहु दुख भारी, 
न तु पाताल प्रवेश करेंगो अब यह देश दुखारी॥ 


(२) 
एक नहीं, हे नहीं, त॑,नि नहिं, चारिहु नहिं, बरु नाना, 
विपति एक ते एक भयंकर देहु, धन्य भगवाना ! 
वीयेहीन अति दीन देश यह तापर शर सन्धाना, 
मृतकग्राय काहिं मारन हित धरहि ने धनु बलवाना || 
फा. १२ 


१७८ दिवेदी-काव्य-माला 


( ३ ) 
नाना रत्न पूरि जिहि माहीं शोभा जासु बढ़ाई, 
पुण्य भूमि प्रख्यात नाम करि सकरू कला उपजाई। 
प्रभता जासु रुर्व॑ देशन पे प्रथमहिं ते प्रक्टाई, ४ 
ताही कह अरण्य करिबे को प्रभू अब भूजा उठाई ! 
(४ ) 
स्वकृत मृत्तिकागेह, नेह तजि, बालकहू न नसावें, 
करि रक्षा ताकी उपाय भरि, स्वस्थ देखि सुख पावें। 
तुम सर्वज्ञ शक्ति-संयूत हो, मि महा गण गावे, 
भाँति भाँति के विशद विशेषण नाम संग तव छावें।। 
(३) 
हरे ! सोइ तुम पुरुष पुरातन, न्‍्यायी, जगदाधारा, 
रम्य बनाय देश भारत कहे चाहहु ताहि उजारा। 


लखि अनथथ अस जो पे करुणा नहि तव हृदय विदारा, 
ईश ! तुमहि तजि छाज लेशह कह कहूँ अन्त सिधारा ? 


(६) 
मर्देन करि मर्याद आपनी भघवा दीन न पानी, 
भिक्षा बिनूु यमराजभध्ष्य भे सहसा लाखन प्रानी। 
रहे कछूक धनी मानी जे तिनहूँ की मिटी निश्ञानी, 
करुणा-सागर तऊ नेक तुम करुणा हिये न आनी ! 

(७ ) 
पानी पानी पानी माँगत थकी विश्व की वानी, 
ज्वार, बाजरा, मोठ, मूंग सब जहँ की तहाँ सुखानी। 

४ लेन जाय यदि ऋण कोऊ कहूँ कौड़िहु मिले न कानी, 

अस दुभिक्ष देखि लोगन की सुधि-बुधि सबे भूलानी | 

( ८ ) 
अन्न अन्न अवसन्न पुकारत भगे प्रजा अकुलाई, 
खाल, बाल अरु अस्थिजालमय भये शशीर सुखाई। 
पुत्र प्राण प्रिय सेर चून लूगि गये अनेक बिकाई, 
दय।निधे ! सोउ सकल दीख तुम पै हिय दया न आई॥। 


काव्य-मज्जूषा १७९ 


(९) 
मिले घास-भूसा नहिं ढूँड़े मूसा घर तजि भागे, 
रुपिया अश्व, अठन्नी महिषी, बैल चवतन्नी छागे। _>» 
भये सुजाति कुजाति धर्मा बिनू कुलमर्यादा त्यागे, 
सुख से सोवत रहे शेष पै तौह तुम नहिं जागे।। 


( १० ) 
बहुरि भयौ भूकम्प भयंकर प्रलूय प्रचण्ड समाना, 
वजुु देश कर अंग्र-भंग सुनि काको हिय न सकाना ? 
बड़े बड़े प्रासाद ध्वस्त भे अस्त भये घर नाना, 
दण्ड एक लो खण्ड खण्ड ह्वे गिरि, गिरिकुल घहराना ।। 


६ १0...) 
नगर भव्य भारी शिलांग सम नारी नर सह सारा, 
सयो पलक महेँ भूतलशायी जानत सब संसारा। _» 
घरविहीन अति दीन मनुज जे भगे हजार हजारा, 
रेत-वृष्टि आदिक उतपातन तिन सब कहँ संहारा॥ 


( १२) 
जहाँ नदी तह मरु प्रदेश भो; जहाँ मरु तहँ जलरू-धा रा, 
फटी भूमि महँ गये अनेकन जन, करि हाहाकारा। 
तप्त-धातु के चले फुहारे जिन बहु जीवन जारा, 
'तबहूँ तुम न धाय गरुड़ध्वज ! भूजा उठाय उबारा ॥। 

( १३ ) 
तदनन्तर सीमा-प्रदेश महँ रण अति भीषण गाजा, 
सेना साजि साजि जहाँ अपनी गये अनेकन राजा। 
गुरखा, स्िकख, पठान, पुरबिया, राजपूत सिरताजा, 
से फिरंगिन संग जंग हित बजे वीररस बाजा॥। 

( १४ ) 
होत घोर संग्राम दिवानिशि बहेँ रुधिर के नारे, 
यह रण अपर महाभारत है इमि भाषहि नर सारे।” 
शीशहीन, करहीन, हीनपद, भे बहु वीर बिचारे, 
'अगणित भट, अगणित खर, घोटक, कटि यमपुरी पत्रारे।। 


१८० 


द्विबेदी-का व्य-माला 


( १५ ) 
भईं भत्‌ हीना जे नारी तिनकी क्लेश-कहानी, 
सुनि पत्थ रह फटे, और की गति को कह बखानी ? 
होवें बलि समराग्निकुण्ड महँ भुण्ड भुण्ड नित प्रानी, 
तऊ शी त्र नहि शान्त कीन रण, ईश ! काह मन ठानी ? 


( १६ ) 
इतने हुँ पर न तोष उर आना आँची प्रबक चलाई, 
भूमिकम्प में शेष रहे जे, ते घर-द्वार गिराई। 
अद्ध लक्ष लौं मनुज मीचु के दोन्हर्या अतिथि बनाई, 
जानि परे अब हरे ! हमहि यह रसा रसातलरू जाई ॥। 


( १७ ) 
यह जो भयो, भयो सो सब, अब मरी मरी है आई, 
घारि त्रिविक्रम रूप आदि भहे प्रति दिन बाढ़त जाई। 
मुम्बापुरी, कराची, पूना, सूरत सारी खाई, 
तोह तृप्ति भई याकी नहि, अधिक अधिक अधिकाई ॥ 


( १८ ) 
ग्राम अनेकन नाम शेष भे याम माहि कहि रामा', 
प्राण देहि शत छत प्राणी नित शून्य होहि बहु घामा॥। 
रोवे को ? मनुष्य बिन इत-उत मृतक परे सब ठामा, २4 
सुनत विदीण होय हिय, इतने हृषीकेश ! तुम वामा ! ! 
( १९ ) 
हरिद्वार, कमखल, जालन्वर पहुँचि यक्षिणी मारी, 
भक्षण लगी मनुष्यन हा ! हा ! लक्षण अति भयकारी। 
बचब कोन विधि हे जगदोश्वर ! अब श्रुव मृत्यु हमारी, 
अस विचारि व्याकुल सब कोई अ।ये शरण तिहारी॥। 
( २० ) 
स्वकृत सकलू अपराधदन्य जन दण्ड विविध विधि पाई, 
हाहाकार पुकारि, जोरि कर, सहस बार सिर नाई। 
चाहत नाथ | नाश मारी कर, ताहि भगावहु धाई, 
कीजे छोप कोप अपनो यह, अब दुख सहो न जाई ॥ 


कास्य-मज्जूषा १८१ 


( २१ ) 
किये बिलम्ब, प्रलय पूरी इत है है, तब पछ्चितहौ, 
स्वकर बनाये को जेगारि के, अन्त ताप हिय पैहो। 
नहिं, नहिं, अस कदापि करिहौ नहि, दया-दृष्टि तुम देहौ, 
प्रणतपाल ! यहि काल उबारन , ऐंहौ, ऐदौ, ऐदौ ।। 


६--कान्यकुब्जलीलासतम 


(संस्क्ृतचन्द्रि काया: षष्ठखण्डस्य षष्ठसंख्यायां प्रकाशितम्‌।) 


( १) 
सदेव शुक्लारु गपीतवर्ण- 
पाटी रपंकावृतसवेंभालू ! 
आभूतलालूम्बिदुकू लधारिन्‌ ! 
हे कान्यकुब्ज-द्विज ! ते नमोडस्तु ॥। 


सफ़ेद, लाल, और पीले रंग के चन्दन का खौर जिसके सारे मस्तक 
पर चढ़ा हुआ है; धोती जिसकी इतनी लम्बी है कि ज़मोन तक की ख़बर 
छेती है; ऐसे ह कान्यकुब्ज देवता जी ! आपको हमारा नमस्कार है । 


् 
( २) 
बहनि गायन्ति यशस्त्वदीयं 
पत्राणि* ते वंशत्ररै: कृतानि । 
एकस्य तन्मे मितभात्रिगस्त्व- 
मिदं क्षमस्व स्तवञ्चचलत्वम्‌ ॥। 


आपके वंशवालें अनेक कन्नौजिये ब्र'ह्मग अपने अपने समाचार-प्रों में 
आपका यश गाया करते हैं। हम तो अकेले ही हे; और अकेले होकर 
भी हज़ार-दो हजार की कौन कहे, केवल तीस-चालोस ही इलोक कहने 


* समाचा रपत्राणि । 


१८२ द्विवेदी-का व्य-मा ला 


की शक्ति रखते हैं, अतएवं इस स्तोत्र के लिखने में, हमारी चपलता, आप 
क्षमा कीजिए । 


(३) 
भवन्ति ते धनन्‍्यतमा दविजा, ये 
त्वदीयसम्बन्धमवाप्नु वन्ति । 
ब्रजन्ति ते ब्रह्मपद तथान्ते 
त एवं वंश निजमुन्नयन्ति ॥। 


जिन पृण्यवान्‌ ब्राह्मणों से आप सम्बन्ध करते है, वे धन्य हैं; ब्रह्म« 
पद उन्हीं को अन्त में मिलता हे;और वही अपना वंश उच्च पदवी कौन 
पहुंचाते हैं । 


( ४ ) 
अहो दयालुत्वमतः पर कि ? 
यथेहितं यद्‌ द्रविणं गृहीत्वा । 
निनन्‍्यानपि त्व॑ं विमलीकरोधि 
तदीयकन्याक रपीडनेन ।। 


आप बड़े दयालु हैं ! इससे अधिक, कहिए, और क्या [दयाल्‍ुता हो 
सकती है कि, मनमाना रुपया ऐठ कर आप निद्य से निद्यों को भी, उनकी 
कन्या का पाणिग्रहण करके, (चन्द्रमा के समान) उज्ज्वल कर देते हैं ? 


( ५) 
स्वगोत्रजानेव यदा सदा त्वं 
“के करे* स्ते” ? रिति घिक्‍्करोषि। 
तदाउन्यजातीयजनास्त्वदीया: 
के नाम नाम वन्च्ैरपि वन्दनीया: ?।। 


अरे उन घाकरों से कया मतरूब ?” स्‌ प्रकार भला जब आप अपने 
सग्रोत्रजों ही को धिक्‍कारा करते है, तब दूसरी जातिवाले, फिर चाहे 
महात्मा भी उनका आदर क्यों न करते हों, आपके साभने क्‍या चीज़ हे? 





' * घाकरे: प्राक़ृतसंज्ञाविशेषै. । 


काव्य-मञ्जूषा १८३ 


(६) 
शास्त्रीयवार्तासु भवत्यहों ते 
मुखे रसज्ञा कि कौलितेव। 
स्थिते तु वैवाहिकभाषणे त्व- 
माविष्करोष्यदभूतवाक्पट्‌ त्वम्‌ ॥ 


शास्त्रीय वार्ता होने पर आपकी जीभ आपके मुखारबिन्द में कीलों से 
जड़-सी दी जाती है; परन्तु विवाह-काज की बात निकलते ही, अह ! 
आपकी जवान एक मिनट में सौ मील के हिसाब से चलने लगती है! ! 


( ७) 
शेषस्तदा कि रसनासहख्र 
स्वीयं महीदेव ! ददाति तुभ्यम ? 
-येन त्वदुक्तिप्रखरप्रवाहै- 
स्तिरस्क्रियन्ते बहु वाश्मिनो5पि ॥। 


उस समय, शेष महाराज, क्या आपको अपनी हज़ार जिह्ना दे देते 
हैं जो आपकी बातो के वेगगामी प्रवाह के सामने बड़े बड़े वक्‍ताओं को भी 
हार माननी पड़ती है ? 


( ८) 
मन्‍्ये तदेव त्वयि वासवोडपि 
न्‍्यासीकरोत्यक्षिचयं स्वकीयम्‌ । 
न चेन्निमेषेण कथ्थं परेषां 
दोषानसं रुपाइच समीक्षसे त्वम्‌ ।॥। 


हमारी समर में, उस समय, इन्द्र महाराज अपनी हज़ार आँखें आपके 
पास गिरवी रख देते हैं; क्‍योंकि, यदि ऐसा न होता तो, दूसरों के 
असंख्य दोष आप, आँख की पुतली बदलते बदलते, किस प्रकार गिन जाते ३ 


(0. 
कन्या विवाहे समुपस्थिते त्व- 
मर्ण गृहाभूषणविक्र्यं च॑ । 
कृत्वा, कृतार्थ मनुषे नृजन्म 
विलक्षणौदायेंमिदं त्वदीयम ॥। 


१८४ द्विवेदी-काव्य-माला 


कन्या का विवाह उपस्थित होने १२, ऋण लेकर, घर बेचकर, जेवर 
बेचकर, हर तरह से आप (विवाह से निश्चिन्त होकर) अपना जन्म कृता्थे 
समभते हैं। ओह ! हो! आपकी उदारता का कुछ ठिकाना है? 
विलक्षण है ! 
( १० ) 

पुन: पुनः पुत्रवधू.पतुश्च 

धनानि हृत्वा$पे धरासुरेन्द्र ! 

निरन्तरं तरय कदर्थनाया 

न शोभते ते रसनोपयोग: ॥। 


ब्राह्मग-राज ! अनेक बहाने से पुनः पुनः: अपने समधी देवता से रुपये 
वसूल करके भी निरन्तर उसकी क॒दर्थना करने में आपकी जिह्ना शोभा 
नहीं पाती | 


५३६) 
गुणान्वितं, द्वव्यपृतं, विहाय 
हा ! भूसुर ! त्व॑ कुलपक्षपातिन्‌ ! 
मूर्खाय, निःस्वाय, वराय कन्यां 
प्रदाय तज्जन्म वृथाकरोषि॥ 


हे कुलपक्षपाती ब्राह्मण देवता ! आप गुणी और घनी लड़के की ओर 
दुग्पात न करके, मूर्ख और दरिद्वी लड़के को, कन्या देकर, हाय ! हाय ! 
उस बिचारी के जन्म का सत्यानाश करते है ! 


( १२ ) 
कि विद्यया ? कि तव कप्रगेन ? 
व्यापास्वृत्या किमु? चापि भृत्या ? 
जयत्यही स श्वशु रालयस्ते 
त्वं कल्पवृक्षीयसि य॑ सदैव ॥। 


आपको विद्या से क्या ? किसानी से क्‍या? व्यापार से क्‍या ? और 
नौकरी-चाकरी से भी क्या ? आप क्यो इनका आश्रय छेने छगे? जीती रहे 
आपकी ससुराल, जिसे आप कत्पवृक्ष प्मझते है, और जहाँ से कुछ न कुछ 
संदेव जटते ही रहते हे। 


काव्य-मज्जूषा १८५ 


( १३ ) 
निःशेष निन्द्व्यसने षु॒नित्य॑ 
शर्ने: शननाशितवित्तजातः । 
चिरेण ज़ागषि चमत्कृतः सन्‌ 
विद्राव्य दीघलिसघोरनिद्राम ॥। 


नाना प्रकार के निंद्र व्यसनों में लिप्त होकर धीरे धीरे जब आप अपना 
सर्वेस्व खो बेठते हैं, तब दीर्घ आलस्यरूपी आपकी घोर निद्रा भंग होती है, 
ओर आपकी आँख खुलती है। उस समय आपको आटा-दाल का भाव मालूम 
होता है । 
( १४) 

यत्नेन केनापि तदा कथ॑ंचित्‌ 

करो कष्टेन वयोइतिपातम्‌ । 

तथापि हा ! हा! न जहासि शुष्क 

गभी रगवे वरवंशजातम्‌ ॥ 


पूत्रक्त अवस्था को प्राप्त होने पर आप किसी प्रकार जैसे-तैसे 
बड़े कष्ट से अपने दिन काटते है। परन्तु उस दशा में भी हाय ! हाय ! आप 
अपनी कुलीनता का शुष्क ग नहीं छोड़ते ! 
( १५ ) 
अलं विवाहादिविधिस्तवेन 
हे कान्यकुब्जावनिदेव ! देव ! 
अतः परं पवच्य निजान्यलीलां 
श्रुतिस्मृतिस्थापितधर्मंगीलाम्‌ ।। 


हैं कान्यकुब्ज महाराज ! विवाहादि विषयक आपका स्थोत्र हम अधिक 
नही बढ़ना चाहते ! उसे हम यही तक रहने देते हँँ। अब, आप श्रुति और 
स्मृति के द्वारा स्थापन किये गय्ने धर्म का ठोक अनुसरण करनेंवाली, अपनी 
अन्य लीलाओं को देखिए। 
( १६ ) 
ते वाजपेयादिसवाः क्तास्तै- 
रेकद्विवारं तव पूर्व जैस्‍्तु । 


१८६ द्विवेदी-काव्य-माला 


पारावतच्छागरूमत्स्यमे धा 
मा गृहे ते प्रभवन्त्यतेका:।। 


पूर्वेकाल में आपके पूर्वजों ने वे वाजपेय आदि यज्ञ एक ही दो बार 
किये हैं; परन्तु आपके घर में, अश्वमेध के साथी कबूतरमेध, छागमेध, 
मछलीमे इत्यादि अनेक यज्ञ हुआ ही करते है। 


( १७ ) 
स्वश्रातृगहेषपि यदाध्प्रसन्न: 
पानीयपाने 5पि शिरो धुनोषि । 
वेश्याजनस्थाप्य रामृतेन 
कृतार्थतां यासि यदाउंसि तुष्ट: ।। 


आप जब कुपित होते हें तब अपने सगे भाई के भी घर में, और 


वस्तु की बात नहीं करते, पानी भी पीने में सिर हिलाते हैं; परन्तु जब आप 
प्र्नन्न होते हैं तब वेश्याजनों के भो अधरामृत से अपने को क्ृतार्थ समभते हैं। 


( १८ ) 
समाजमुख्यास्तव ये सभासु 
तेषां चरित्र भुवनातिशायि । 
विहाय-कांश्चिदृगणयन्ति नान्‍्यां- 
स्ते 'कान्यकुब्जद्वि जनामयोग्यान्‌ ॥ 


आपकी सभा में समाज के जो मुखिया हैं उनका चरित्र बहुत ही बढ़ा- 
चढ़ा है। वे दो-चार को छोड़, शेष सबको कान्यकुब्ज कहलाये जाने के 
योग्य ही नहीं समभते। 
( १९ ) 

विशिष्टविद्यापरिशी लनेन 

बुद्धेविकाशों भवतीति नीति । 

एषामहो त्वद्विदुबामृदार- 

भाव: पर सझ्कुचतीव भाति।। 


विद्याध्ययन से बुद्धि का विकाश होता है और भनुष्य में उदारता आती है, 


यही सुनते आये हैं; परन्तु बड़े आइचय की बात है कि आपके न सामाजिक 
विद्वानों का उदार-भाव उल्टा संकुचित-सा होता जाता है । 


काय्य-मजञ्जूषा १८७ 


( २० ) 
नेव॑ करिष्यामि वृथान्ननाशं 
नैवं ग्रहीष्यामि नं विवाहे। 
उच्चेरिति त्वं परिषत्सु नित्य॑ 
करो भूदेव ! दुढां प्रतिज्ञाम॥ 


“हम बढ़ार में अब कभी इतनी पूरी नष्ट नहीं करेंगे; कच्ची के दिन 
कभी इतना भात व्यर्थ न परोसेंगे; विवाह में मोल-तोल करके कभी अधिक 
द्रव्योपाजंन की च्छा न करेंगे” इस प्रकार, हे ब्राह्मण देवता ! आप अपनी 


सुर 


सभाओं में सदैव लम्बी-चौड़ी प्रतिज्ञा, जोश में आकर, किया करते हैं। 


( २१ ) 
परन्तु तत्तन्नियमावलीनां 
निवेश्य पत्र गृहपेटिकायाम्‌ । 
उपस्थिते विप्र ! विवाहकाले 
सर्व क्षणाद्विस्मरसीति चित्रम॥ 


परन्तु, विवाह के समय उन्त सारे नियमों के काग़ज़ का बंडल घर के 
भीतर किसी मज़बूत-सी सनन्‍्दृक़ में बन्दकर (और ऊपर से उसमें ताला 
भर) हे विप्र जी ! आप उन सब बातों को एक क्षण में भूल जाते हैं। आपका 
अजब हाल है। 
५.) 

अध्यक्षतां, किंबहुना, [त्वदीयां 

गृहुन्ति ये तेडषपि तदा पलाय्य | 

स्वलम्बिलागूलमितस्ततरच 

गृहन्ति भीता इव भो द्विजेन्द्र ! 


हे ब्राह्मणों के इन्द्र! अब अधिक और क्या आपसे कहें ? आपकी अध्यक्षता 
को जो ग्रहण करते है वे भी, विवाह-काज उपस्थित होने पर, अपनी लम्बी 
दुम को, भयभीत की भाँति, इधर-उधर, छिपाते फिरते हैं। 
( रे ) 


अपव्ययस्ते भवति द्विजेश ! 
कि नातिनिन्यव्यसनेषु नित्यम ? 


२१८८ दिवेदं - काव्य -माला 


पर॑ स्थिते सर्वभ्माजकार्ये 
पुरस्त्वमंगृष्टशिरः: कर।षि।। 


हे विप्रराज ! अनेक निन्‍्य व्यसनों में प्रतिदिन क्या आपका वृथा व्यय 
नही हुआ करता ? कुछ न कुछ हुआ ही करता है। परन्तु समाज का काम 
यड़ने पर आप अंगूठे ही को आगे करते हे ! 


( २४ ) 
त्वयि प्रसन्ने च तथाअप्रसन्े 
हानि: समाना भवति द्विजानाम। 
तुष्ट: समाकर्षसि वित्तराशि 
रुष्ठो व्यथां त्वं हृदये ददासि ॥ 


आप जब अप्रसन्न होते है तब आपके वर्ग वाले ब्राह्मणों की हानि होती 
ही है (कन्या के लिए वर मिलना मुश्किल हो जाता है) परन्तु विचित्रता 
यह हैँ कि, आपके प्रसन्न होने से भी उनकी हानि हं,तो है। देखिए-- 
सन्तुष्ट होकर आप अपने सम्बल्त्रपों के यहाँ से रुपये की खीच करते हें 
ओर रुष्ट होकर, हृदय को, अपने कुटिछाचरण से दुःख देते हे। 


( २५ ) 
मृगेद्धतां यललभते बलेत 
सिंहो वने, ठत्तु यथार्थ॑मेव । 
कुतस्तद। विप्र |! वद त्वमेव 
महीसुरेच्द्रत्वमिद॑ त्वयाप्तमः ? 


जंगल में, जंगली जीवों के बीच, सिंह, अपने पराक्रम से मगेन्द्र कहलाता 
हँ--स्ो तो यथार्थ है; परन्तु विप्रजी! आप यह तो बतलाइए कि, “कान्य- 
कुब्जाद्विजा: श्रेष्ठा:” यह जो आप अपने ब्राह्मणेन्द्रव का विधायक मंत्र जपा 
करते हैं, वह कहाँ से आया; आप ब्राह्मगो में श्रेष्ठ किस प्रकार हुए ? 


( २६ ) 
का नाम सल्ध्या ? प्रणवोषपि सम्यहू 
नोच्चायंते ते स्वजन रनेके:। 
महीसुरक्षेप्ठ ! बलात्तथापि * 
स्वश्रेप्ठतां त्वं विजहासि नैव।। 


काव्य-मञ्जूषा १८९ 


संध्या की कौन कहे आपके अनेक वंशज प्रणव भी ठीक ठीक नहीं 
उच्चारण कर सकते, परन्तु, तिस पर भी, हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ ! आप जबरदस्ती अपनी 
श्रेप्ठता को नहीं छोड़ते! 


* ( २७ ) 
तदस्ति कि त्वं कथय द्वि जेन्द्र ! 
मूर्खोडपि सन्स्थापयसीह येन। 
निजोच्चतामन्यमहीसु रे भ्यः 
स्वगोत्र जेभ्योपषि विवाहकाले॥ 
द्विजेन्द्र जी ! आप यह तो बतल इए कि, वह कौन-सी चीज़ आपके पास 
है, जिसके कारण, विवाह-काल मे, मूर्ख होकर भी आप अपने ही गोत्र- 
वाले और ब्राह्मणों से, अपने को उच्च स्थिर करते हैं ? 
( २८ ) 
यहा: पवित्र॑ निजपूर्व जानाम_ 
विभाव्यते कि भवता संगम? 
निवेदय त्वं दशपथेन तेषां 
के के गृणा आत्मनि संगृहीता: ॥। 
बया आप अपने पूर्वजों के पवित्र यञ्ञ का विचार करके गवं से 
फूल उठते है ? अच्छा, क़सम पर कहिए तो सही, उन छोगों के कौन-कौन से 
गूण आपने ग्रहण किये हैं। 
( २६ ) 
त्व॑ं नाममात्रग्रहणेन तेषां 
श्रीहृषे मिश्रादिमहाजनाना म्‌ । 
समीहसे प्ृज्यपद॑ ग्रहीतु- 
महो विमोहस्य विजुम्भगं ते ! 
हम अम्‌क घराने के हें --इस प्रकार केवल नाममात्र का उच्चारण करके, 
आप, श्रीहृष॑मि'! आदि महात्माओ की पूछ्य पदवी को पाने की इच्छा 
करते है! शाबाश !! आपका मोह तना: उहंड | ! 


( ३० ) 
आस्ते यथोक्‍्तैव दशा त्वदीया 
तथापि केचिद्भुवि कान्यकुब्जा:। 


१९० दिवेदी-काव्य-माला 


सनन्‍्त्येव शुद्धाचरणाव्च येषां 
सन्दर्शन पुण्यकरं नराणाम॥ 


आपकी दशा तो वेसी ही है जेसी ऊपर वर्णन हो चुकी है; तथापि 
ऐसे भी कोई कोई शुद्धाचरणवाले कान्यकुब्ज महात्मा पड़े हे जिनके दर्शन- 
मात्र से पुण्य होता है 


( ३१ ) 
आस्तामिदं तत्तव लीलयाइलं 
पारं ब्रजेत्क:ः कथनेन तस्याः ? 
अतोश$्च्रुना साञ्जलिबन्धमेत- 
ददुच्यते तच्छुण्‌ भूसुरेन्द्र ! 


अच्छा अब इसे जाने दीजिए। आपकी लीला का वर्णन हम यहीं समाप्त 
करना चाहते हैं। भला कौन ऐसा पराक्रमी है जो उसका सविस्तर वर्णन 
करके उसके पार तक पहुँचने में समर्थ हो? हे भूमिदेव! हमारी अब 
आपसे हाथ जोड़ कर यह प्रार्थना है कि, जो कुछ हम आगे कहते हैं, उसे 
कृपा-पूर्वक आप सुन लीजिए। 


( ह३२ ) 
दिनानि ते तानि गतानि, नातः 
शुष्काभिमानेन सुवंशजेन । 
भविष्यति त्वत्कुशलं कदापि 
विचिन्तयान्त:करणे त्वमेव |। 


कहना यही हैँ कि, आपके वे पहले दिन गये। उच्चकुल में पैदा होने 
के शुष्क अभिमान को आप अब जाने दीजिए। ऐसा न करने से आप कदापि 


अपनी कुशल न समझें। आप अपने अन्तःकरण में विचार करके देखिए, 
इसी में आपकी भलाई है। 


( रे३े ) 
त्यजालसं, शीलय विप्र ! विद्या 
विधेहि दृष्टव्यवहारनाशम । 
उदारतां बन्धुषु दर्शय त्वं 
कुरुष्व कार्य सुजनादतां च ॥ 


काव्य-मञ्जूषा १९१ 


विप्र जी ! आप आलस्य छोड़िए, विद्या पढ़िए, बुरेबुरे व्यवहारों की 'इति 
श्री कीजिए, अपनी जातिवालों के ऊपर अधिक उदार हजिए, और भले आदमी 
जिस काम को अच्छा कहते हें उसे करना सीखिए । 


( रे४ ) 
मह्त्तमायाति हि मानवेषु 
सुविद्ययवात्र मनुः प्रमाणम्‌ । 
मन्दादरस्तद्व चने यदि त्वं 
तदा न कि हन्त हतः स्वधर्म: ? 


भली भाँति विद्याभ्यास करने ही से मनुष्यों को महत्व प्राप्त होता 
है। समें प्रत्यक्ष मत जी प्रमाण हैँ। यदि आप उनके भी वचन का तिरादर 
करेंगे तो हाय ! हाय ! हम समभेंगे, हमारा में आज ही रसातल को चला 
गया ! 


( ३५ ) 
सत्सं॑मृखेइसो कि कः पदार्थों 
विभावनेयं भवतरंच माभूंत्‌ । 
यदस्ति किड्न्चिद्वचने भदीये 

: ग्राह्म॑, गृहाण, त्यज सर्वेमन्‍्यत्‌ ।॥ 


“छोटे मूँह बड़ी बात करनेवाला हमारे सम्मुख यह क्या वस्तु है ?” स 
प्रकार आपको कभी न कहना चाहिए। जो कुछ हमने आपसे विनय किया 
उसमें, यदि कुछ भी आपके ग्रहण करने के योग्य है तो, उसे ले लीजिए और 
शेष सब जाने दीजिए । 


( रे६ ) 
त्वत्कीतिगाव,. चरितामृतरय 
पाने, रता विप्र ! पुराविदो5पि । 
जानन्ति के नो तव सप्रमाणं 
यशः पुराणादिष्‌ वण्पंभानम ? 


हे विप्रदेवता! आपकी कीत्ति के गाने और आपके चरितरूपी अमृत के 
पान करने में पुरातन ऋषि भी निमग्न रहे हैं। पुराणादिकों में प्रमाणपूर्व क 
वर्णन किये गये आपके यश को कौन नहीं जानता ? सभी जानते हें। 


१९२ दिवेदी-काव्य-माला 


( रे७ ) 
न विस्मरातवचरितं पवित्र. 
शाण्डिल्यकात्यायनकाइ्यपानाम, । 
अद्यापि विद्याविभवेन येषां 
विभूष्यते भारतभूमिखण्ड: ॥। 


अतएव शां डिल्य, कात्यायन, काइ्यप आदि अपने पूर्वजों के पवित्र चरित 
को आप न भूल जाइए । देखिए; इन महात्माओं की अप्रतिम विद्या इस 
भारतवर्ष देश को अब तक आभूषित कर रही है । 


(३८ ) 
कि विस्तरेण बहुनेति है दि प्रधाये 

है कान्यकुब्जमहिदेव ! नमस्करोमि । 
स्वस्थैव मामपि कुलस्य करीर रूप॑ं * 
जानीहि सादरमयं विनयो मदीय:॥। 


“बहुत विस्तार करने से क्‍या लाभ है ?” इस प्रकार मन में विचार 
कर, है कान्यकुब्ज महराज ! हम अब आपको नमस्कार करते हैं। आदर- 
पृर्वेक आपसे यही एक हमारा विनय हैँ कि, आप हमें भी अपने ही वंश का 
एक अति छोटा अंकुर समक्िएं। बिलकुल ही निकाल बाहर न कीजिए | 


3--समाचार पत्रसम्पादकस्तव: 
(संस्कृतचन्द्रिकाया: षप्ठलण्डस्थ द्वितीयसंख्यायां प्रकाशित: ) 


( १) 
देशोण्कारब्रत वारकाय 
नानाकलाकौशलकोविदाय । 
निःशेषशात्त्रेप्‌ च दीक्षिताय 
सम्पादकाय प्रणतिममाउस्तु ॥ 





* बंशांकुरहूपमित्यर्थ: । 


काव्य-मज्जूषा १९३: 


देशोपकाररूपी ब्रत जिसने धारण किया है; नाना प्रकार के कला- 
कौशल में जो कुशल है; समस्त शास्त्रों में जिसने दीक्षा ग्रहण की है--ऐसे 
सम्पादक को हमारा तमस्कार है ! 


ह; (३०) 
पत्रे स्वकीये जगदेकनेत्रे 
शित्ं त्रिपादं त्रिशिरस्करणज्च । 
सृजस्थजस््र॑ कुतुकेन तेन ४ 
सम्पादर्क | तल चतुरानवो5सि ॥। 
सारे संसार के नेत्ररूपी अपने पत्र में तीन पैर, तीन सिर, तीन हाथ 
के लड़के ( त्यादि) की अपूब सृप्टि आप कुतूहल से रचते हैं । अतः हे 
सम्पादक जी ! आप ब्रह्मदेव हें । 
( ३ ) 
आकृष्टुपुच्बनिजपत्र पून्‍्य॑ 
नवं.पहारादिविधेविधाने । 
समस्तमायाविशिरोमणित्वात_ 
त्वमेव सम्पादक ! माधवोडसि ॥| 


अपने पत्र का मूल्य वसूछ करने के लिए नाना प्रकार के उपहारो का 
विधि-विधान करने में समस्त मायावी जनों को आप मात करते हैं; इसलिए, 
हम आपही को (मायामय ) विष्णु भगवान जानो हे । 
(४) 
स्वदोषराशिञ्व तृणं विधाय 
त्रूटिं समालम्ब्य छूघूं परे |म्‌ । 
अलेख्यले खैं: कृतकालनाशात्‌ 
त्वमीश्वरो भीमभयकरोउसि ॥ 
अपने दोषों के ढेर को तृणवत्‌ देखकर, दूसरों की अत्यल्प त्रुटि के ऊपर, 
जिन्हें लिखते रज्जा आती है, ऐसे लेख लिखकर, आप कांलनाश करते हैं; 
अतएवं आप (काल के नाश करनेवाले) भयंकर महादेव है। 


(५) 
सम्पादक ! त्वतक्षपयव लेखा 
निद्या अपि स्थानमवाप्नुवन्ति । 
फा० १३ 


१९४ देबेदी-काव्य-माला 


बुधा5दुतास्तेषपि भवन्ति हैयाः 
सकोपदुकक्‍्कोशकटाक्षपातात्‌ ॥ 


सम्पादक जी | आपकी क्ृपः ही से निद्म भी लेख (आपके पत्र में) स्थान 
पाते है, और आपही की कुपित दृष्टि-कटाक्ष से, विद्वानों से आदर किये गये 
भी लेख निचछ् हो जाते हे। * 


. (६ ६) 
त्वं लेखनीं पाणितले निव्राय 
विराजसे वीर ! यदा5घ्सने स्‍्वे । 
सुरेन्द्र सह्मासनमप्यचिन्त्य 
तदा$तित्वेंग तिरस्करोषि ! 


है वीर ! जिस समय, आप अपने हाथ में लेखती को लेकर अपने आसन 
प्र आसीन होते हैं, उस समय इन्द्र के अचिन्त्य सिहासन को भी गर्वातिशय 
से आप तुच्छ समभते हे । 


( ७ ) 
गृह्लासि सम्पादकतां यदैव 
तदैव शास्त्राणि सविस्तराणि । 
भाषा; समस्ताः सकला कलाइच 
त्वा त्वद्धयेनेव समाश्रयन्ति ॥ 


आप ज्यों ही सम्पादकता को ग्रहण करते हैं त्तों ही सारे शास्त्र, सारी 
भाषा और सारी कला मानो आपके डर से आपका आश्रय लेती हैं । 


( ८ ) 

अहो ! विचित्र तदतीव भाति 
सम्पादकत्वेन सहैव यत्ते । 

आयाति शव्तमनसि क्षणेन, 
नानानवीनौबधिकल्पनाया:॥। 


एक बात यह अति विचित्र जान पड़ती है कि सम्पादकःव के साथ ही, 
क्षणमात्र मे, आपके हृदय में नाना प्रकार की नवीन ओ धियो की कव्पना 


अं, 


करने की शक्ति आ जाती है। 


काव्य-मज्जूषा १९५ 


( ९ ) 
पत्रेषु सम्प्रेषितपुस्तकाना 
नामेव गृह्नुत्‌ विदधासि मौनम्‌ । 
आलोचनामन्यकइृतां तथा5इपि 
रम्यामपि त्व किल धिक्‍करोषि ! 


भेजी हुई पुस्तकों का अपने पत्र में नाम मात्र देकर आप मौन धारण करते 
हैं, तथापि और की की हुईं अच्छी भी समालोचना आपके मन नहीं आती । 
( १० ) 
विज्ञप्तिमेता शृुणू भामकीनां 
वदामि ससरपादक ! ते हिताय । 
परस्य सत्पुरतकपत्र के भयो 
मा, मेव गृप्त॑ विबयात्‌ हर त्वम_॥ 
हमारी एक विज्ञप्ति आप अवश्य सून लीजिए; हम आपके अच्छे के लिए 
कहते हैँ । सम्पादक जी ! आप छिपे छिपे औरों की पुस्तक और पत्रों से 
विषय कभी न चुराया कीजिए । 
( ११ ) 
टाइम्समुख्यानि जयन्तु तानि 
पत्राणि येभ्यः परिगृह्य वार्ता: । 
त्वमन्यदानोद रपू रकस्य 
प्राणान्‌ स्वपत्र स्थ सदेव पासि ॥ 
दूसरो के दान से उदर पूर्ण करने वाले अपने पत्र के प्राण, जिनसे समाचार 
चुन चुन कर, आप पालते है, वे टाइम्स इत्यादि पत्र जीते रहें । 


( १२ ) 

नम्नोड्स मूल्यग्रहणे, च मौती 
पत्रोत्ते, दोषनिदर्शने स्वे । 

रुष्ट: कुतो नीतिविदो वद त्व॑ 
विलक्ष णा नीतिरियं गृहीता ? 


आप मूल्य लेने में नम्नता दिखाते हे; पत्र का उत्तर देने में मौनावछबन 
करते हें; और अपने दोष दिखलाये जाने पर रुष्ट होते हें। अच्छा कहिए 
तो सही किस नीतिविश्ञारद से आपने यह विलक्षण नीति सीखी है ? 


१९६  वेदो-का व्य-माला 


( १३ ) 
अभद्रभद्रोषधिपुस्तकानां 
विक्नेत वर्ग: समवाप्य सम्यक । 
विज्ञापनद्वा रमलभ्य लाभ॑ 
प्राप्नोति सम्पादक ! ते प्रसादात ।। 


हे सम्पादक जी ! आप ही के प्रसाद से भली-बुरी ओ घधिपों और पुस्तकों के 
बेचने वाले (आपके पत्र में ) विज्ञापन-रूपो द्!र के। पाकर अलभ्य लाभ उठाते हैं । 
(औ] 
इहास्ति साधुत्वमत: परं किम! 
प्रकाध्य लोकरय विपाननां यत्‌ । 
स्थिते भये पागियृग प्रसारय॑ 
क्षमस्व, हा द्ेति' च भाषसे त्वम्‌ ।। 
इससे अधिक और क्या सावता हो सकती है कि, आप पहले तो अपमान- 
जनक लेख छाप कर छोगों का अपमान करते हैं (और पश्चात्‌) भय उप- 
स्थित होने पर, हाथ जोड, क्षमा कीजिए, हम हा-हा खाते हे” इस प्रकार 
आप कहते फिरते हैं। 
( १५ ) 
गायन्ति सम्पादकतागुगानां 
लीलां यथाशक्ति महाजनास्ताम । 
स्वातन्त्रयविद्याबलवर न तानि 
सत्राणि यच्छ क्तविजृम्भणानि ।। 
स्वतन्त्रता, विद्या, बल आदि सभी जिसकी शक्षित का, प्रताप है, ऐसी सम्पाद- 
कता के गुणों की लीला को बडे बड़े महात्मा भी यथाशक्ति गान करते हैं। 
( १६ ) 
अतोष्न्वहं भवितभ रान्वितोडहू 
कीत्ति त्वदीयां किल कीर्तयामि। 
ममोपरीद॑ स्तवनं निशम्य 
प्रसीद सम्पादक ! स 'वंच्य ।। 


अतएव, प्रतिदिन, हम भी भव्ति-भावपुवक आपकी कीति का कीत॑न करते 
है; स स्तोत्र को सुनकर है स वच्य सम्पादक जी ! आप हम पर प्रसन्न हुजिए । 


ऋराा आशा सी. #क 0 धमाका... ५क०+ आा%+#ा+ गहाकान, 


'काव्य-म>जूषा १९७ 


८--नागरी ! तेरी यह दशा !! 
(जून १८९८ की नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित) 


( १) 
श्रीयुक्त नागरि ! निहारि दशा तिहारी, 
होवे विषाद मन माँहि अतीव भारी । हा 
हा ! हन्‍्त लोग कत मातु तुम्हें बिसारी, 
सैथें अजान उर्दू उर भाहिं धारी ॥। 


(२) 
माता त्वदीय शुचि संस्कृत देववानी, 
वर्णावलली तव मनोहर रूपखानी । 
अत्यन्त बुद्ध लिपि होति सदैव तेरी, 
अबास महँ सिद्धि सध॑ घतेरी ।॥। 


( ३ ) 
अत्यल्प बालकहु मास गये छ, साता, 
होवें प्रवीण सिखि तोहिं छिपी न बाता । | 
मूढ़ातिमूढ़ जिन दीख न पाठजाला, 
तेऊ पढ़ें तुहि बिना श्रम सर्वकाला ॥। 
( ४ ) 
एतादुछी सरल, सुन्दर, शुद्ध, सोई, 
तू नागरी जननि ! जानत' सर्व कोई । 
तौह तुम्हें चहहिं जे न जड़त्वपागे, 
ते कामधेतु तजि आक दुड्ढ अभागे ॥ 


(५) 
तेरी समान रुचिरा, सरला, रसाला, 
शोभायुता, सुमचुरा, सगूगा, विशाछा। ४ 
भाषा न अन्य' यहि कारू अहो दिवाई, 
बोल निशंक हम यों स्वभुजा उठाई ।! 


१९८ द्विवेदी-काव्य-माला 


(६) 
असू रदास, तुलती अह खानखाना, 
क्षेमेन्द्र, केशव, कवीन्द्र, कवीश नाना । 
छायो दिगनन्‍त यश जो इनको अपारा, ४ 
सो है प्रसाद तव नागरि ! देवि ! सारा ॥ 

(०) 
प्मावती जिन रची रूछिता, ललामा, 
विख्यात जे अपर क़ादिर आदि नामा। 
इस्लाम जाति; तडउ के तिन मातु तोरी, 
आराघना, सुयशराशि घती बटोरी ॥ 


( ८) 
सनन्‍नानय पअ्राउज़ कलेक्टर सु-प्र ता, 
श्रीमद्‌ ग्रियर्सन समाइत्य महा महात्रा । 
सेवा त्वदीय करि मातु लदह्ठी बडाई, 
क्रीतिध्वजा घरणि पै अपनी उडाई ॥ 


( ९ ) 
अन्यान्य जा।तेजनहू बनि भवत तेरे, 
गावें त्वदीय गुग नित्य नये घनेरे । 
तो जो तिहारि हम सर्व करें न पूजा, 
हा हा ! अनर्थ नहें या सम अन्य दूजा ॥। 


( १० ) 
अाता, पिता, सुत, सुता, दयिता सुशीलछा, * 
त्यागें मनृष्य कहेँ देखि विपत्तिकोरू। । 
पै प्रागनाश यदि होहि तऊ न माता, 
होवे वियुक्त सुत्त ते बिलगाय गाता ॥। 

( ११ ) 
माताममत्व जस वेदपुराण भाखा, 
तेत्तुन्य है अपर केवल मातु-भाषा । 
आजलन्म जो विमृख, ताहु विपत्ति माही, 
आवे सदेव मुख में सुद, अन्य नाहीं ॥। 


काव्य-मज्जूषा १९६९ 


( १२ ) 
हिन्दी ! दयालू इतनी तुम हाय ! ताही, 
हिन्दू तब्े यदि अकारण, दोष काही ? 


दुभग्यि--रंड--हृत--बु द्धि--विप्रेक जाई, 
होते परन्तु द्ुव देखि कृतध्नताई ॥ 


( १३ ) 
न्‍्यायालयादि महँ लेखकब्ृन्द बाढ़ी, 
हस्त--अलम्ब--परिमाण हिलाय डाढ़ी । हि 
देखो, अहो ! कफुलिशककश शब्द भाखें, 
मानापमान तव ते मन में न राखें ॥ 

( १४ ) 
“देशोपकार करित्रे” मि बोलि वीरा, 
के, लाज्ुु लेवचर उड़.वत जे प्रत्रीरा । 
त्वन्नाम ते सुनत कोश्षन दूरि भागे, 
पत्रादि हु लिखन में तुहि नाउतुरागें ॥। 


( १५ ) 
गाण्डित्य आदि-मूति नायक-वंश-धारी, 
ह॒त्कम्प होहि सुनि नागरि ! तोहि टारी। 
हा! हन्त ! पुत्र कर माहि धरे करीमाँ, 
लज्जा न आव तनिकौ तिनके €िये माँ ॥। 


( १६ ) 

जाके प्रचार बिनू लाखन लोग धाई, 

ले ले समन्‍स बहु दूँइत गाँव जाई । 
पा्वँ तऊ न॒तिन वाचन-हार, भाई ! 
ताते, भये व्मूख तासन, का भलाई ? 

( १७ ) 

जाके बिना कचहरीघर लोग घेरे, 

ताकें प्रारि मुख जाय बड़े रूबेरे। 
न प्रेम तासु जिनके मन माहि जाग. 

हा ! हा! विकोकि तिन पातकपूंज छागे |! 


मई 


95 0 


दिवेदी-काव्य-माला 


( १८ ) 
जाको लिखें सहज बालक, वृद्ध, नारी, 
जामें न भूल इक विन्दु--विसर्ग--वारी । 
सद्धम जासु परिशीलन में सदाहीं, 
ताकी करे स्तुति कह लगि ? शवित नाडीं ॥। 


( १९ ) 
देखो ! स्वदेश-नर-रत्न ! करो विचारा, 
सत्कार नागरिह केर करे उबारा। ३», 
हे ! हेलना न करि तासु, सुनौ पुकारा, 
कीन्हें विलम्ब बिगरे निज काज सारा ।। 


( २० ) 
कल्याणि ! नागरि! ती विनती सुनीजे, 
माता ! दयावति |! दया न कमी करीजे। 
हू जे अधीर जनि, यद्यपि होति देरो, 
सवा अवश्य करि्हिें अब सर्व तेरी॥ 


( २१ ) 
प्रेम, जोरि कर, तोहि मम प्रणामा, 
त्वद्धकत जे कहूँ कहूँ चमके सुनामा | 
मेरो नमो5्स्तु तिनहें कहँ बार बारा, 
ते धन्य, धन्य कुलदोप क्ुतोपकारा।। 


६---सूय्येमह णम्र 


(संस्क्ृतचन्द्रिकाया: षष्ठखण्डस्य तृतीयसंख्याय्रां प्रकाशितम्‌ 


( १) 
अत्यन्तभीषण रणों दिशि पर्चिमायाम्‌ ; 
हत्‌कम्पकारि महिकम्पनमेव पूर्वे । 
याम्ये तथा मतुजमारकरोगपीडा, 
प्रादुबभूव नितरां यूगपद्यदैव ॥ 


' काव्य-मज्जूषा २० १ 


पश्चिम की ओर अत्यन्त भीषण युद्ध; पूत्रें की ओर हृदय को कग्प उत्पन्न 
करने वाल। भूकम्प; तथा दक्षिण की ओर मन्‌ृष्यसंहारकारिणी महामारी की 
पीडा--यह सब एक ही साथ जिस वर्ष हुआ । 


# 5 5) 
वेदेष॒वंडशशिसचित वैक्रमीय, 
संवृत्सरे, जनपदेःत्र तदेव येयम्‌ । 
दृष्टा जनैन मस्त संघटनादभुतां,|ताम्‌, 
मित्रानु रोपवशतो ननू वर्णयामि । 


विक्रमादित्य के उसी वर्ष अर्थात्‌ १९५४ संबत्‌ में, यह 'जो अतीव 
अद्भुत घटना, आकाश में, यहाँ, छोगों को देख पड़ी, उसे हम अपने एक 
मित्र के अनुरोध से वणन करते हैं । 


( ३) 
के पित्त मध्यगृतमं गुलमाधमासे, 
मध्पे दिनं दिनकरस्यततूममायाम्‌ । 
अच्छादयिष्यति शणी नियतं निेन, 
बिम्बेन तृणमिति पूणतया निरूप्य ॥। 


शीतकाल मे, भाघ महीने की अमावस्या के दिन, मध्याह्लष समय, चन्द्रमा 
अपने बिम्ब से, अवश्यमे व, भटपट, सूर् को आच्छादित कर लेगा--इस बात का 
भली भाँति निरूपण करके--- क्‍ 
(४) 
तदशनाय विदुषामवलिः समन्ताद, 
द्वीपान्तरादपि चचाल विल्ध्य सिन्धून्‌ । 
नानाविधानि परिग ह्य _धस्तुतानि, 
यंत्राणि सुत्रवि _बिम्बपरीक्षकाणि ॥ 


क्ूयं और चन्द्रमा के बिग्ब की परीक्षा करने में उपयुक्त होनेवाले, 
वद्वज्जनों के द्वारा प्रशंसा किये गये, नाना प्रकार के यनन्‍्त्रों को लेकर, 
अनेक विद्वान्‌, समुद्रों का उल्डंघन करके, द्वीपान्तरों से भी, उस दृश्य के देखने 
के लिए चले । 





*$>र२ जनवरी १८९८। 


२०२ द्विवेदी-क व्य-माला 


|. 3) 
विज्ञानशास्त्रकुशछा विबुत्रा अतेका, 
उच्चोक्च राजपुरुषा अपि गौरकायाः: । 
सिद्धि विधाय रविवीक्षणसावनानाप्‌, 
तस्थुरपदा वसनवेश्मति बक्सरादौं ॥ 


विज्ञान-शास्त्र के पारदर्शी अतेक विद्वान तथा उच्च पदाधिकारी 
अँगरेज्न लोग, सूर्य को अवछोकन करने के साधनों को सिद्ध करके, जिस 
समय, बक्सर आदि स्थानों में, अपने अपने खीमें के नीचे, ठहरे- 


(६) 
पृर्णॉपरगमथ पंकजबान्त्रवस्य, 
श।त्वा तदा भुवि चिरेण भविष्यमाणम्‌ ! 
लौकेरकारि कृतभारतवर्ष वासे- 
यँग़द्रदामि तदहे नियतैवँवोधिः ।। 


उस समय, बहुत काल के अनन्तर होनेवाले, खग्रास सूर्यग्रहण का समाचार 
पाकर, हमारे भारतदर्षवासी छोगों ने जो कुछ कहा अथवा किया उसे हम 
संक्षेप से वर्गन करते हें । 


( ७) 
युद्धं भविष्यति नूप्रेषु परस्परेष्‌, 
ल.क॑गमिष्यति यमस्य रुजा प्रजा च। 
धान्‍यं धन बहु हरिष्यति चौरवर्ग, 
त्यादि करेचदिह सूरिभिरन्वभाषि ॥ 


राजा लोगो में परस्पर युद्ध होगा; रोश से मनुष्य यमपुरी को पधारेंगे; 
चोर, धन और धान्य दोनों को अतिशय चोरी करेंगे; इस प्रक।/र किसी किसी 
प्रसिद्ध पंडित ने भविष्यवाणी कही । 


( ८ ) 
ततन्निश्य सहसा मनृजाः सर्भंक- 
म्पच्चाज़ु वाचकजनानभिवन्द्य केचित्‌ । 
देवश्ञराज ! वद राशिफरं मदोय- 
मेव॑विरक्तसमनसाउज्जलिबन्धमूचु : ।। 


काव्य म जूषा २०३३ 


जिसे सुन सुन, स्ंक होकर, बहुतेरे सनु एम, पचागपाठी पंडितों को प्रगाम 
करके, हाथ जोड़, विरकत चित्त होकर इस प्रकार बोले-- ज्योतिषी जी [ 
ज्ञरा हमारा राशिफल तो कहिए; हमारे लिए ग्रहण केसे हें ? 
( ९) 
अन्नांशुकद्रविणदानवि नमाथु, 
दोषक्षयाय परिपृच्छय _धाँइच केचित्‌ । 
उद्योगिन: समभवन्‌ खल तत्तदास्तौ, 
नारत्यालये, तदपि देयमवश्यमेव ॥। 
ग्रहणजात दोष का परिह्वार करने के लिए, धन, धान्य और वस्त्रादि 
के दान की विधि को पंडितों मे पूछ करके, उन उन वस्तुओ को प्राप्त करने 
के उद्योग में बहुतेरे लग गग्रे ! घर में तो है नहीं, परन्तु देना अवश्य हैं ! 
कक) 
दैवज्ञमेव शरणं शिरसा नतेन, 
केचित्‌ फलानि भयदानि निशम्य जग्मु । 
केना5पि पंडितपते ! परिपाहि नस्त्वम्‌, 
यत्वेन, वाक्यमिति दीनतमं नन्‍्यवेदि ॥ 
“पंडित जी! अब तो आपही किसी प्रकार हमारी रक्षा कीजिए” 
इस प्रकार दीनता दिखलाते हुए बड़ तेरे मनुष्य, भयंकर फलों को श्रवण करके, सिर 
'भुकाय, ज्योतिषो जी की ही शरण में ग्रे । 
( ११ ) 
भानूपरागक्ृतभाविमहर्घताया:, 
संचिन्तनेन विवगा: कृतिचिद्‌बभूवु । 
अन्लंविना5.मदठवः कथमीश ! हा हा, 
स्थास्यन्ति दुविज॒सिता इति संविलप्य ।॥ 


“हे ईश्वर ! यह हमारे पापी प्राण बिना अन्न के ह! ! हा | कैसे रहेंगे 
इस कह्कार विलाप करके, सूर्यप्रहण के कारण होनेवाली महँगी का विचार 
कर, बहुतेरे, अतिशय विवज्ञ दद्मा को प्राप्त हुए । 


$ १२ ) 
तत्तत्स्थलस्थितप्रहीसु रव 'लभानाम्‌, 
गेटेषु दल नमाज निवेषगाय । 


२७०४ शिवेदा-काब्य-मा छा 


काशीप्रयागमथुरा ऊुरुपु ष्क रादि- 
तीर्थानि चे ठु रतिभक्तिभरेण केचित्‌ ॥ 


उन उन स्थानों के ब्राह्मणों की प्रियतमाओं' के घर में अपने दिये हुए 
दिन को भठपट, पहुँचा देने के लिए, बहुतेरे मनुष्य, बड़ी भक्ति के साथ, काशी, 
प्रथाग, मथुरा, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि तीर्थों को चले । 


( १३ ) 
कार्चित्तथा सुनयना: सुरनिम्नगादि- 
स्नानच्छलेन यूवक्र: साठ संगमाय । 
ईयूम॑ंनोरथशतं हृदि ध॥रयन्त्य:, 
सकेतितस्थलमनद्भनिपोडितांग्यः ॥। 
अनेक कामपीड़ित, सुलोचनी कामिती, नाना प्रकार के भमनोरथों को 
धारण करती हुई, गंगास्तानादि के बहाने, यूवकों से मिलने के लिए, संकेत 
किये गये स्थलों पर पहुँवीं। 


( १४ ) 
केचिद्व त्रृवदनचन्द्र विकोकना य, 
केचिद्वनस्य हरणाय परस्य, केचित्‌-- 
कूले ययृग्न हणदुष्परिणामदु:ख- 
नाशाय सन्निकटवर्तिजलाशयस्य ।। 


बहुतेरे बधू जनों के मुखचन्द्र को देखवे के लिए, बहुतेरे दूसरों के माल 
मारने के लिए और बहुनेरे ग्रहण के दुष्परिणाम को मिटाने के लिए, समीप- 
वर्ती जलाशय के किनारे उपस्थित हुए । 


( १५ ) 
येउस्मद्विधा विधिवशान्नत्‌ किंचिदन्यत्‌, 
शकता न क्मथ ते स्वकरे गृहीत्वा । 
काचस्य कज्जलितपृ ठतलस्य खेंड- 
मृच्चस्थ ले बहुभि रात्मजन बिरेजु: ।॥। 
हमारे समान जो लोग और कुछ नहीं कर सके, वे एक ओर काजल से काले 
किय गये काँव के टुकड़े को हाथ में लेकर, किसी ऊँवी जगह पर, अपने 
आत्मीय जनों के साथ, पहुँचे । 


काव्य-मच्जूषा ० फ 


( १६ ) 
यस्मिन्‌ क्षण चपलतातिशयेन चन्द्र, 
उत्प्लत्य मेघवदध: स्थलतश्चकार। 
स्पश प्रभाणितदिने दिवसेशबिस्‍्ब- 
स्तस्मिन्‌ बभूत्र जनलोचनलक्ष लक्ष्य: ।। 


उस दिन, जिस समय, मेत्र के समान, नचे को ओर से, अति चपलता के 
कर ९ ए 
साथ, एकदम, चन्द्रभा ने सूत्र के बिम्ब को स्पश किया, उप समय उसकी ओर 
मनुष्पों की लाखो आँखें आकथित हो गई । 


( १७ ) 
दृश्यं विलोक्य तदिंद किल कोपि नादः 
संश्रूयते सम भुवि लोककृत: समन्‍्तात्‌ । 
सस्‍्ताने, जपे, हरिहरस्मरणे, च दाने 
सर्वेडभवन्‌ रुचिविचित्रतया निमग्ना: ।। 


(ः नें कप 
इस सूथ ग्रहण के दृश्य को देख कर-वारों ओर से लोगो ने अतिशय कोलाहल 
करता प्र।रम्भ किया और अपनी अपनी रुचि के अनुसार स्तान, जप, हरिहर- 
स्मरण, दान त्यादि में सब छोग निमग्न हो गये। 


( १८ ) 
हँही ग्रसत्यरुगमडलमे राहु:, 
पोराणिक: खल्‌ पुनः पुनरित्यभाणि । 
वेज्ञानिकेरपरबुद्धिविचक्ष गस्तु, 
सर्वेरमानि शशित्रंडकराइभियोगः ॥। 


घ्ध जा अमन कक गें कब 
देखो, राहु सूय-मंडल का ग्रास कर रहा है” इस्त प्रकार पौराणिकों ने 
बारम्बार खलाप किया; परन्तु विज्ञान-शास्त्र के ज्ञाता तथा अपर बुद्धिमान्‌ जनों 
ने चन्द्रमा ओर सूर्य का योगमात्र निश्चित किया। हे 


( १९ ) 
धर्म प्रभो ! कुरु कुरु ग्रहणं प्रसक्तम्‌, 
त्व॑ देहि देहि वसनञझच, नव्च, धान्यम्‌ । 
त्यादि दीनवचनानि च याचकानाम , 
>> ९ 
केषां न कणकुहु रे पतितानि तानि ? 


२०६ दिवेदी-काव्य मःला 


“महाराज ! ग्रहण लगा है; धर्मं कीजिए; न, धान्य, वस्त्रादि जो जिससे 
हो सके दोजिए, दीजिए”, इस प्रकार याचर्कों केदीन वचन, उस सभय, किसके 
कान में नहों पड़े ? 

( २० ) 
छाया करोति वियति सम यदा यदेन्दुः, 
व्यापप्रभां विततुते स्व तदा तदाकों । 
आपत्सु देवविनियोगक्रतागमासु, 
धीरोडपि याति वदते किल कालिमानम्‌ ॥। 


आकाश में चन्द्रमा ने ज्यों ज्यों अपनी छाया बढ़ाई त्यों त्पों सूर्य ने 
इ्यामता धारग की । दैवप्रोग से आई हुई आपत्ति के समय धैयवान्‌ पुरुषों 
के भी मुख पर कालिमा छा जाती है ! 
( २१) 
कालक्रमेग गशिना निजतील्‍लमूत , 
संच्छादत॑ कृत मियद्र विमंडलूस्थ ॥ 
येतेह रत्नमिरिबक्सरगाहडील- 
ग्रानेष्‌ तस्य समलोकि समस्तलकोपः ॥ 


कुछ काल के अनन्त र चद्धमा ने, अपनी नी भूर्ति से, रविमंडर को यहाँ 
तक आच्छादित क्र लिया कि रत्नागिरी, बक्सर और शाहडोल आदिक 
स्थानों में उसका (अर्थात्‌ उर्षभभंडल का) पूरा पूरा लोप दृष्टिगोचर हुआ । 
६. हक 2 
शुश्र काशरहिते जगतीतजे5स्मन्‌, 
यल्लोहितातपरुचिदंदगे मनुष्य: । 
तल्कि पुराणलिवजितारुणराडुयुद्धे, 
जाते विधुन्तुदणिरोधख्ननिपातजन्ना ? 


शुत्र प्रकाश रहित इस भूतल में, कुछ कुछ लालू रंग की जो धूप, 
उस समय, देख पड़ी वह वया, पुराण-प्रधिद्ध राहु और सूयये के युद्ध होने से, 
राहु के सिर से निकले हुए रुणिर के गिरने से तो छा नहीं हो गई थी ? 
( २३ ) 
ग्रास॑गते नभतति पूर्गतया ७5 बिम्बे, 
स्पष्टीबभूव भुवि कोषपि तमिस्रपुज्जः । 


काव्य-मञ [षा २०७ 


अलोक्य कष्टभ्भितों महतां मलीना:, 
स्वान्ते सदा समतिकां मुदमृद्गहन्ति ॥। 


आकाश मे सूर्य का पूरापूरा छोप हो जाने पर, ,भूतल में, अन्धकार 
ने खूब ही अपना जोर जमाया । ठोक ही है; महात्माओं को विपत्तिग्रस्त 
देखकर मलीनात्त:करणवाजे दुर्नचब अधिक प्रसन्न होते हें। 


( २४ ) 
संध्या$$5जगाम सहसा किम त्यकाण्डे, 
वासेच्छुक॑ खगकुल॑ वितर्ति ततान। 
गाजो5पि गेंहगमनोत्सुकतां दधाना:, 
पुच्छ॑ प्रसायँ परितश्चलिता श्शब्दम्‌ ॥। 


“क्या अभी सायंकाल हो गया ?” इस प्रकार सा्ंकचित्त होकर 
अकाल ही में, अपने अपने घोंसऊों में जाकर वास करने की इच्छा रखने दाले 
पक्षी बोलने लगे; और पशु भी घर जाने के लिए उत्सुक होकर, पूँछ उठा, 
चारों ओर से शब्द करते हुए चल पड़े । 


( २५ ) 
खंग्रासतामभजता5क इतते प्रदातुप, 
साक्ष्य॑ किमेयु भगवानुशना मनुष्यान्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षेणे समुदियाय नभोथ्न्तराछे, 
यन्त्र विनेव यदयं सकलैव्यछोकि ? 


सूर्य का खग्रास ग्रहण हो गया--इस बात की मनुष्यों को साक्षी 
देने के लिए वह क्या शुक्र महाराज उस समय नभमंडल में उदय हुए, जो 
सब लोगों ने उन्हें यन्त्रों की सहायता के बिना ही दिन में देख लिया ? 


( २६ ) ह 
एवं गते मयि महाविषमामवस्थाप्‌, 
ए ] छ 
कृत्न्ति कि जगति सत्रजना तीव। 
द्रप्टू रविः पिहितबिम्बतठाइभिजात- 
ज्योतिच्छटाक्षिनिकरं बिभराम्बभूव ॥ 


इस प्रकार की विकम अवस्था को हमारे प्राप्त होने पर संसार में सब लोग 
क्या कर रहे हँ-- सचबात को देखने ही के लिए मानो सूर्य ने छिपे 


२०८ दिवेदो-काव्य -माला 


हुए अपने बिम्ब के किनारे से निकली हुई ज्योतियों की छटारूपी आँखों 
को घारण किया | 


( २७ ) 
देदीप्यमानदहनन्नजभास्करस्य, 
साहाय्यमापदि विधातुमहों किमेषः । 
वेगेन पश्चिग्रहरिद्ददनावलम्बी, 
वायु: क्षणं प्रवहतिस्म तदा रुषेव॥। 


प्रचंड अग्नि के समूह सूर्प की, आपत्ति के समय, क्‍या सहायता करने के 
लिए (अग्नि का मित्र ) यह वायु, पदिचिम दिशा की ओर, उस समय, बड़े वेग 
से, मानो क्रोध में आकर, बहने रूूगा । 


( २८ ) 
पृण ग्र;स्य समये कतिचित्पलानि, 
बिश्वों बिशे कपिशोक्षत्त ईक्ष्यतें सम । 
औदास्य भावमभजन्‌ जनतामुखानि, 
स्तब्धा बभूवुरिह सब्र दिशो नितान्तम्‌ ।। 


पूर्ण ग्रहण के समय, कुछ क्षण तक, सारा संसार पिंगल वर्ण दिखाई 
दिया और स्तब्घतापूरित सब दिशाओं में, मनुष्यों के मुख उदासीनता को 
प्राप्त हुए । | 


( २९ ) 
चन्द्रस्ततो लघुतया निजया दिनेशात्‌, 
'कक्षान्तरंष्‌ गमनेन तदीयरोधम्‌ । 
कालक्रमेण विजहो, तदनंतरं स, 
सूर्यों जगाम भुवि नेत्रपर्थ जनानाम्‌ ।। 


९७ 


इसके अन्तर, सूय से छोटा होने और कक्षान्तर में गमन करने के 
कारण, चन्द्रमा ने क्रम क्रम से सूर्य का रोध छोड़ा । तब वह भूतल में लोगों 
को दिखलाई दिया। 
( २० ) 
खग्नासमाप खल्‌ यः स दिवाकरोध्यम, 
स्वच्छे नभस्यतितरां महसा चकासे । 


काव्प-मज्जूषा २०९ 


सम्पद्विपद्युगमिदं हि नितान्तलोलम्‌, 
कुत्रापपि नैव भजते स्थिरता: चिराय ।।' 
जिस सूय का अभी खग्मरास हो गया था वही स्वच्छ आकाश में अब बड़े 
'तैजसे प्रकाशित हुआ । संपत्ति और विपत्ति का नितान्‍्त' चंचल जोड़ा कहीं 
भी चिरकाल स्थिर नहीं रहता । 
( ३१ ) 
लोकद्वये भवति यावदिदं समस्तम , 
विज्ञानशास्त्रपटुभि: समृुपादितानि । 
तावत्‌क्रमागतरविग्रहणस्य यन्त्रै- 
दिचत्राणि चित्रफलकानि मनोहराणि ॥ 
आकाश और भूतलू में जब तक यह सब होता है तब तक विज्ञान-शास्त्र 
के पारंगत विद्वानों ने, क्रम क्रम से होनेवाले सूयग्रहण के, यन्त्रह्ारा, अनेक 
भवोहर छायाचित्र सम्पादन किये । 
( ३२ ) 
आदित्यमोक्षमनुलक्षय ततो मनुष्याः, 
स्नान वि |य' विधिवद्ग हमागताः स्मः ।। 
एतस्य च ग्रहणवणनगं फितस्य, 
काय्यस्य पूतिरधुना क्रियते मया5पे | 


सूर्य के मोक्ष को अनुलक्ष्य करके, तदनंतर विधिवत्‌ स्वानपूर्वक, सब लोग 
भर आय । अतः ग्रहण वणनात्माक इस काव्य की हम भी अब पूर्ति करते हैं । 
( रे३ ) 
एतानि पद्मकुसुभानि मयापितानि, 
सन्त्येव यद्यपि गुणैरहितानि मित्र* | 
भक्ति विकोक्य मम तावदिमां तथापि 
त्वं स्वीकुरुष्व बुधपूजितपाद |! तानि ॥ ह 
हे बुधजन पूजित मित्र ! हमारे द्वारा अपित किये गये ये पद्चरूपी पृष्प, 
यचपि सब गुणों से रहित हैं; तथापि हमारी भक्ति को देखकर आप 
इन्हें स्वीकार कीजिए । 


* “मित्र इति सम्बोपनेन श्रीमन्‍्माधवराव व्येंकटेश छेके--यस्य सूचनेत 
दं काव्यं कृत स॒ तथा च सूर्यस्याप्यर्थें! ज्ञेयः । 





फूए० १४ 


२६० 


द्विवेदी-काव्य-माला 


१०--बालविधवा-विलाप 


(७ अक्टूबर, १८९८ के भारततित्र में काशित) 


(१) 
आकाशमध्य रवि अंशु अनन्त धारी, 
देखो प्रदीप्त दिन में तमपुण्जहारी । 
ताराधिनाथ जनमानसमोदकारी, 


नक्षत्रयुकत विलसे रजनीविहारी ॥। 
। 

विद्युत्प्रकाश अनलोज्धवभास भारी, 

नाना नई विमलदीपशिखा सुखारी । 

तेजोमयी शुचि महामणिमूर्ति सारी, 

रत्नादिराशि महि माहि घनी निहारी ॥ 


( ३ ) 
काहे तऊ अहह ! मोहि भमहाथध्न्धकारा, 
सर्वत्र सम्प्रति दिखाय अहो ! अपारा ! 
मत्प्रश्न हाय ! यह, जीवन के अशारा ! 
पापिष्ट हृत्पटल फारि करे दररा ! ! 
( ४ ) 
मेरे दिनेश तुमहीं, तुमही निशेशा, 
तारादिह तुमहिं नाथ ! रहे अशेषा । 
प्राणेश ! अस्त तव होतहि, लछोक माहों, 
सारे प्रकाश मम अस्त भये लखाही ॥ 
(५) 
गर्भप्रषात कत हा ! विधना न कीन्हा ? 
काह न जन्मतहि मो कह मृत्यु चीन्‍्हा ? 
रोगादिहू न अबलौं मम्र जीव लीन्हा ? 
रे देव निष्करण ! दुःसह दुःख दीन्हा ! ! 


काब्य-मञ्जूषा श्ह 


(६) 
वे व्यजातदुव्सम्मुख . तीन्न ,आगी, 
है कः पदा्थ ? जरु देह! अरे अभागी । 
हे प्रागनाथ ! नहिं सम्भव सोउ हा हा ! 
जानों भल्ले विधिविरुद्ध शरीरदाहा।॥ 


(७) 
जो प्राण' देहँ जल मध्य ।करि प्रवेशा, 
पाशादि लाय अथवा करूँ स्वशेषा ।॥ 
तो आत्मघातक्ृतपातकपुआ्ज जोरी, 
' है नाथ ! होहि कुदशा अति और मोरी ॥ 


(८) 
सूझे कछू यहि घरी अब नाहिं मोहीं, 
बूफे न अन्य हतचित्त वविहाय तोहीं । ु 
जावौं कहाँ ? कह करौं ? किहि धौं पुकारों ? 
है जीवितेश ! किमि धीरज चित्त धारौं ? 

( ९) 
हे प्राण दुलेलित ! खोजहु अन्य ग्रेहा, 
दुःखार्निदरश्ध रहिहै न मदीय देहा। 
अद्यापि न त्यजहु मूढ़ ! मृषासुखा5ध्शा, 
देख्यो न काह तुम हा ! मम सर्वनाशा॥ 

ह (0३ ५) 
को हो, कही न कत, जीवित पाप, पूरे ? 
पाषाण पूर्ण तुम हौ अथवा बचधूरें? 
देवेन्द्रवत्न अति ककंश वा ? बतात्रौ, 
जावो न जो दुख--दवारि दहे, सतावौ ॥। 

( ११ ) 
देखी कहें न विटपाश्रयहीन बेली, 
प्राचीन होहु अथवा अतिही नवेली। ४ 
में मन्दभागर्य तिनतेडधिक भूमि आई, 
आधारहीन जउ जीव ८ऊ न जाई ॥। 


२१२ 


दि वेदी-काव्य-माला 


( १२ ) 
आलाप दूरि, परिरम्भण दूरि, अंग- 
स्पर्शादि दूरि, अरू दूरि निश्ि-प्रसंग । 
देख्यों न हाय ! मुखह तब नेत्र छाई, 
त्वन्नान साथ तउ नाथ ! गई बिकाई॥। 


( १३ ) 
एतादृुशी लखि दशा मम दुःखदाई, 
हा हा करें निपट नीचहु धाय धाई। 


'पै देव! तोहि मम नेकु दया न आई, 


रे दुष्ट ! रे कुटिल ! रे शठ ! रे कसाई ! 
( १४ ) 


तद्प्रन्थिचिक्न पट में अजहूँ दिखाई, 
जाके मि प्रणयबन्धन कीन आई। 
त्यागा, सु भूलि सब, हाय ! मदीय साथाड 


विश्वासघात अस तोहि न योग्य नाथा ॥ 


( १५ ) 
मद्दु:ःख देखि विधि ! जो करुणा न आबकै, 
नैष्ठुयंनीरनिधि ! मीचु न तू पठावै॥] 
तो काह दुष्ट ! मम मातु बिलाप भारी, 
छाती न फारि दुई टूक करें तिहारी ॥ 

( १६ ) 
बीते निमेष इक कल्प समान मेरो, 
छूटे न जीव जिहि छुटतही निबेरो। 
सन्‍्धा कटे यदि किह, न कटे सबेरो, 
जावे वियोग अब ताथ ! सहो नततेरो॥ 

( १७ ) 

प्राणाधिक ! त्वदनुराग हिए जगाई, 
राखों शरीर यदि दारुण दुःख पाई। 
सारी समाज हठि निर्देयता दिखावै, 
हाहा ! मनौ क्षत भये पर लोन लछावें |॥। 


* पालकी । 


काव्य-मज्जूषा २६३ 


( १८ ) 
सौभाग्य जासु मम पूर्व सबे सराहा, 
सोई भई अब अमंगलूमूल हा हा! 
यामेध्पराध नहिं मोर कछू टठिखाई, 
मस्तिष्क में न यह नारिन के समाई ॥। 


( १९ ) 
नारी करें, करहि सो, नरह अनेका, 
देवें अनाथ अबलान न सौख्य एका। 
देखें विपत्ति जउ नित्य नई हमारी, ४ 
होवें दयाद्र तउ ते न जड़त्वधारी ।। 


( २० ) 
ले साठिवर्षतन स्यन्दन* में पधारी, 
ब्याहे स्वयं सुभग बारहवर्षवारों। “४ 
पे ज्ञानगीत हम काहि अहो सिखावें, 


च, 


के पक्षपात अस ते न हिए लजावों ॥ 
६ २१-) 
भावी दशा सुधिरि आपनि जीवितेश ! 
काँपे हियो अह॒ह ! होहि ने धैयेलेश । 
देवे जिते नरक पापिन धर्मराजा, 
मों को इतेहि मिलि है तिनके समाजा ॥॥] 
(१8) 
अत्यन्धका रमय दुगूहगर्भे माहीं, 
होई निवास मम रेति दिना सदाही । | 
तत्रस्थ मूस, छिपकी अरू [घूस केरी, 
ढेरी अभद्र बनिहे सखिरूप मेरी॥ 
( २३ ) 


उच्छिष्ट, रूक्ष, अरु नीरस अन्न खहां, 
चाण्डालिनीव मुख बाहर मूँदि जैहों। 


ज्३४ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


ग्रारि-प्रदान निशि-वासर नित्य पैहौं, 
हा हन्त ! दुःखमय जीवन यों बितहाँ | 


( २४ ) 
“रंडे | तुही अवशि मत्सुत लीन खाई”, 
त्वन्मातु नाथ ! जब तजिहि यों रिसाई । 
ह्वैहै इहै तब मदीय मताउंधिकाई, रा 
पृथ्वी फटे त्वरित जाहूँ तहाँ समाई ॥ 

( २५ ) 

हे प्राणनाथ ! बिनु तोहि हमारि हानी, 
जेती भई सकहि नारि समस्त जानी। 
तोहू दुरुक्‍ति कहि या बिधि नीचताई, 
देहे प्रकाश करि हाय ! हया विहाई ॥ 


( २६ ) 
जो जाहि इष्ट तिहि नाश कर न कोऊ, 
अत्यन्त उच्च अथवा अति नीच होऊ। 
होवे प्रविष्ट इनके हतचित्त माही, 
सदभाव हाय ! कत या विधि नाथ ! नाहीँ ? 
( २७ ) 
ज्योहीं कियो तुम हहा ! इतते पयाना, 
त्योंही हमें सबहि पातकमूति आना 
लोग प्रचण्ड-शनि-दृष्टि समान सौंहीं, 
त्यागें सदेव शुभ कारज माहि मोंहीं॥ 
( २८ ) 
ऐसो भयोहु कहहु मो सन कौन पापा ? 
जो देहिं मोहि सिगरे मिलि तीब्र तापा 
आप भरो जु तिहि मारन में उछाहा, 
अन्याय हाय ! इहिंते बढ़ि और काहा ? 
( २९ ) 
वाणी सुहात नहिं मोरि, न दीठि मोरी, 
ताने कहे तिय, तथा शिश्ु, वृद्ध, छोरी । 


काव्य-मज्जू षा २१५ 


सासू प्रदत्त चरखा तजि और कोई, 
रेहै न पास दिन जेहहि रोय रोई॥ 


( ३० ) 
घोती मलीन तन, कण्जलू हीन नैन, 
सिन्दूरबिन्द बिन मस्तक, दीन बेन। _> 
एरंड दंड सम हस्त, जठालु केश, 
भहेशवासि अस कीन मदीय' वेश ।। 


( ३१ ) 
एतेहु पे कतहुँ शिप्टसमाजरत्न, 
पावें न मोद, कछ और करों प्रयत्न । 
प्राणातिरिक्त जिनकी किय नित्य सेवा, 
कार्टे कदर्य तिन केशनि हाय देवा ॥ 


( ३२ ) 
धिक्‍कार तोहिं हत भारतवषंदेश ! 
धिक्‍्कार सभ्यसमुदायहु निविशेष ! _» 
धिक्‍्कार बूद्धि बल वेभव को हमेंश ? 
पावें जहाँ निर्बंछ नारि इतो कलेश॥। 


( रे३ ) 

ऐसे कछू प्रकट, गुप्त कछू, उचारी, 

भारी विल्ाप करि मस्तक भूमि मारी । 

शोकातें बालविधवा तनताप जारो, 

हा ! हन्त ! ! हाय ! ! ! कहि मूछि परी बिचारी ॥। 
( रे४ ) 

एहो समाजकुलदोप ! इती हमारी, 

विज्ञप्ति लेहु सुनि, दीनदशा निहारी। 

जो पै करी न सधवा विधवान भाई ! 

दीजो तदीय दुख अन्य अहो ! नसाई ॥ 


२१६ 


दिवेदी-काव्य-मा ला 
१ १--गदेभ-काव्य 
(२९ अगस्त, १८९८ के हिन्दी वंगवासी में प्रकाशित) 


[5 
शिशिर, वसन्‍्त, हिमनत, एक नहिं, ग्रीपम॑ हमको प्यारा है, 
तपती भूमि, गाँव के बाहर, बरफिस्तान हमारा है । 
सन्‌ सन्‌ सन्‌ सन्‌ चले लृहु जब, आँवाँ अस जग जारा है, 
तबहिं करें हम मौज मजे में, सारा मुल्क जारा है ॥। 


(२) 
हरी घास खुरखुरी लगे अति, भूसा लगे करारा है, 
दाना, भूलि पेट यदि पहुँचे, काटे अस जस आरा है । 
लच्छेदार चीथड़े, कूड़ा, जिन्हे बुहारि निकारा है, 
सोई, सुनौ सुजान शिरोमणि' !, मोहनभोग हमारा है ।। 


( रहे ) 
विप्रवर्ग से छठि आठें है, क्षत्री महा जुभारा है, 
बेह्य जाति के यहाँ हमारो घंटा भरि न गुजरा है । 
योग्य जानि यजमान आपनो हम धोबी स्वीकारा है, 
सच्ची कहना ऐसो उज्ज्वल कोई और निहारा है ? 
( ४) 
परम प्रसिद्ध राम को वैरी खर सो ससुर हमारा है, 
कान कान्ह के खड़े कोन जिन भेनुक, सोई सारा है । 
नाम धरें जे तऊ हमारो तिन मानहूँ भूख मारा हैं, 
जाके असि ऊँचे सम्बन्धी ताकों कहै' नकारा है? 
(५) 
बड़े बड़े, कवि, पण्डित, ज्ञानी, जग जिनते उजियारा है, 
तेऊ लहै' उपाधि हभारी जब तब; अस सत्कारा है। 
मलिन, मनन्‍्द, अपवित्र, इते पर जिन हम काहिंविचारा है, 
हियो कपार द्वऊ में तिनके उपज्यो चक्षुविकारा है॥ 


च्न्हीं 


काव्य-मज्जू पा .. २१७ 


४ 0) 
हल नहिं छूवे , छुवे नहिं छकड़ा; जानत सब संसारा है, 
जुते देखि घोड़े, तन हमरो होवे फूलि नगारा है। 
घरते घाट; घाट ते घर को, जावे हम दुई बारा है, » 
सो तो कियो वायुसेवन को मानहें अपर प्रकारा है ।। 


( ७) 
कोट, कमीज, आदि को जबलों मिले कड़ी फटकारा है, 
तब लौ नदीतीर कुज्जन में होहि विहार हमारा है । 
पैठि गर्दभीमंडल भीतर कोककला दिस्तारा है, 
वह रसपान करन कहूँ केवल एक हमे अधिकारा है ॥। 


( ८ ) 
शीतकाल में शीत न व्यापे धरै पोठि पट-भारा है, 
गरमी में गिरि जाय सहजही तासों तन की छारा हैं । 
करि बहुवार कमेटी, उत्तम लद॒दूब्॒त्ति निकारा है, 
सुधि आगे गिट्टीवालेन की पै हियहोति दरारा है।॥ 


आर, * 
चपत हमें चम्पा सम लागे; घूँत्ा फूल हज़ारा है, 
लात खात मुश्द बात न बोल, अटल मौन विस्तारा है । _,, 
धम्‌ धम्‌ धम्‌ दस पाँच करें जब गरुई गदा प्रहारा है, 
चले पैग भरि तब कहुँ; ऐसो सहनशील हम धारा है ॥ 

( १० ) 
पीर उठे यदि सुनें पियानो; ककेश लगे सितारा है, 
कोकिल कक हूक उपजावै; अस स्वरज्ञान हमारा है । 
दिलबहलाव हेत हम अपने मृख तें दुःख अपारा है, 
मृदुल बोल बोले पंचम मे कबहूँ कबहूँ बहु बारा है ॥ के 

६ ६१ ) 
खच्चर औ खचरी बहुतेरी आफरोदियन मारा है, 
भाई बन्द हमारे यद्रपि, हम नहि' आह निकारा है। 
गुलछरें नित उड़ें हमारे; सुरपुर रजक दुआरा है, 
कोई मरे न सोच हं,हि कछु--हमें सुलभ यदि चारा है ॥ 


२११८ 


द्वि वेदी-का व्य-मा ला! 


( १२ ). 
मिले पेट भरि भूलि न कबहूँ यद्यपि हमें अहारा है; 
मग ते पग भरि हम नहिं खिसके पचिपचि सब जगहारा है । 
शेर आय यदि सिर पर गरजे, होहि न भय संचारा है| 
जहू के तहाँ डटे हम रहहीं, अदभुत शौयें हमारा है ।। 


( १३ ) 
रण हित लेन काज जब हम कहे बाबू एक सिधारा है, 
अंगद सम पद रोपि दीन हम तिल भरि टरो न टारा है । 
लाठी, लात, हजारन हंटर, तब उठि वाने भारा है, 
सिर हिलाय इक बार फुर करि, सो हम सकल विसारा है 


(५ 0] 
सीधी राह जाहिं, देखें नहिं, कहाँ कप कहँ नारा है 
निशचल चित, नीचे सिर राखें, मन संतोष अपारा है । 
लादें बोक बराबरि अपनी, मुख ते चूँ न चकारा है; 
अस स्वभाव, अस शील हमारो, को जग जाहि न प्यारा है ? 
६5५: ) 
जब ते रेल देश यहि माही चरण आपने धारा है, 
तब ते दु:ख अनन्त हमें अति होवे विविध प्रकारा है । 
गिटकी, कंकर, ढोय नाक लो पीड़ित प्राण पधारा है, - 
है कोउ हमे बचाव ? इतना, बस, इक विनय हमारा है ॥। 


१२५--श्राशा 


' (नागरीप्रचारिणी पत्रिका के तृतीय भाग की तृतीय संख्या में प्रकाशित ) 


(7) 
अहो देवि आशे! प्रशंसा तिहारी, 
सके के यथावत्‌ न जिह्नमा हमारी । 
महीमंडल, व्योम, पाताल माहीं, 
कहाँ शक्ति न व्याप्त तेरी सदाहीं ? 


काव्य-मञ्जूषा २१९ 


(२) 
कलानाथ तेरी क्ृपाटृष्टि पाई, 
कलाहीनहू नित्य देव दिखाई । 
ग्रहग्रस्त तेजोनिधी सूर्य, सोई, 
प्रकाश प्रभा को तवाधीत होई ॥। 


( ३) 
उतारे न एकौ घरी जो अहीशा, 
धरा धारि राखी किये नम्र शीज्षा । 
कहाँ सत्य सो सव तेरो प्रभावा, 
यही सों तब स्तोत्र है मोहिं भावा ॥ 
( ४) 
जिती कल्पना, औ मनोवृत्ति जेती, 
तिहारीहि दासी सदा सब तेती। «० 
न मानौं जु पूछी स्वयं चित्त काही, 
विना आश जाके कहूँह, कि नाहीं ॥ 
(५) 
घनी, निधनी हूँ, जराजीण गाता, 
वटी, चूण, लेहादि पुष्टिअदाता । 
तब प्रेरणा पाय सेवें सबेरे, 
बहावें वुथा द्रव्य कंदप-चेरे ॥। 
(६) 
ज्वरी, जन्मरोगी, क्षयी, क्षीण देहा, 
वशीभूत तेरे भये, बेठि गेंहा । ४ 
नई नित्य विज्ञापना देखि देखी, 
ठगावें; न पे हानि मानें विशेषी ॥ 
( ७ ) 
प्रियाहीनहू छोक में लोग नाना, 
लहें कामिनी कामपत्नी समाना। 
गहँ पाणि 'केरुह प्रेमबोरे, 
सब सो अहो ! एक तेरे निहोरे ॥। 


२२० द्विवेदी-काव्य-माला 


( ८) 
पु ५ पु 
प्रजावग को के व्ञीभूत आशे ! 
दिखावबे घने आपने तू तमाशे । 
महाखवंहू त्वद्दयादुष्टि पाई, 
छुव्रे चन्रमा हाथ ऊँचो उठाई ॥॥ 


( ९) 
बिना पैर के पंगू पा्थविपारा, 
क्षणैकादे मे छाँघि ऊँचे पहारा। 
जहाँ जी चहे जाय, नाना प्रकारा, 
बविलोकी छटा, पाय तेरो सहारा ॥ 
( १० ) 
गये गर्भाही म हऊ नैन जाके, 
सुनो, हो सुनाऊं, समाचार ताके। 
अहो, सोउ, आश्याकृपा पाय ! तारा, कट 
गिने सर्व आकाश के ीस बारा ॥] 


( ११ ) 
महामूकह जे हिए तोहि धारी,' 
प्रियापास ते प्रेम-गाथा उचारे। 
विना कण्णशक्ति त्वदाक्ृष्ट नाना, 
सुने बात सौ कोस की सावक्षना ॥ 


६ 002 ॥| 
अहै लोग भत्तुल्य जे पादगामी; 
तवालम्ब ले जोति जोड़ी सुनामी | 
फिरे नित्य सानन्द संध्या सबेरे, . * 
न गाड़ी, न घोड़ा, न साईस नेरे॥॥ 
( १३ ) 
भहादु:ख में, शोक में, रोग माही, 
विपत्काल में, कालह में सदाहीं। 
छखे लोग आशे ! सुसत्ता तिहारी, 
गत ॥णवत्‌ त्वह्विना प्राणधारी ॥॥ 


हु 


काव्य-मलू्जूषा श्र ५ 
( ४ ) 


युवा आश के पाश ते बद्धताना, 

करे काम बेदाम जाने जहाना, 
बिना तोहिं कैसे करे घेयधारी, 

कई वष लौं कोउ उम्मेदवारी | 


2) 
गृहस्थाश्रभी, संयमी, भूमिपाला, 
युवा-बाल-वुद्धांदि जो जीवजाला। 
कहूँ कोटि में एक है वीतपापा, 
न तेरो जहाँ जागरूक प्रतापा॥। 


( १६ ) 
अपुत्री जिये पाय तेरो प्रसादा, 
तिया भत्‌ु हीना तजै दुधि [दा। 
पितागेह में कन्यका कामजारी, 
रहै व बाईस लौंह कुमारी ॥ 
( १७ ) 
तुही मोहिनी, तूदि भायाविनी है, 
तिहू लोक की तूहि संजीवनी है । 
रहै त्‌ न जो, विश्व-जात-प्रसारा, 
बने दण्ड में दण्डकारण्य सारा ॥ 
( १८ ) 
उड़ावे शरन्मेघ को वाय जैसे, 
इते ते उते को चहूँ ओर तैसे । 
मनोवृत्ति को तू सदेव भ्रमावे, 
न विश्वाम एक क्षणों लेन पावे ॥ 
( १९ ) 
न पृथ्वी, न पाताल न स्वगंधामा, 
बचे एकहू; तू फिरे अष्टयामा । 
असी रेल, सौ तार, विद्युत हजारा, 
भगे साथ तेरे जू, पाव न पारा ॥ 


२२२ 


द्विवेदी-काव्य-माल 


( २० ) 
कछू प्राथना है हमारी सुनीजै, 
जगद्धात्रि आशे ! क्पाकोर कीजै । 
सबे देन की देवि ! सामथ्य तेरी॥ 
यही धारणा है सविस्वास मेरी ॥ 


( २१ ) 


गुण-ग्राम की आगरी नागरी है, 
प्रजा की जु सम्मानसोजागरी है । 
मिले ताहि राजाश्रय क्षेमकारी, 
यही पूरियौँ एक आशा हमारी ॥ 


सपा अम७2-॥2ामया 'आत काम, करमड0-०२॥ ल्‍धा3३- 4 ॥०-णफमन.. है 


१३--प्रार्थना 


(७ एप्रिल, १८९९ के श्री वेंकटेश्वर-समाचार में प्रकाशित ) 


( १) 
काशी, अयोध्या सम राजराज़ा, 
माने जिन्हें राजन को समाजा । 
पन्ना तथा क्षत्रपुर प्रधाना, 
ओर्छा धराधीश महामहाना ॥ 


(२) 
ओरीौ जिन्हें देखि दगे सलामी, 
स्वामी मही के महिपार नामी । 
तथैव अल्पाल्प-घ राधिकारी, 
अतीव उदूं जिनको पियारी ॥ 


काव्य-मब्जूषा श्र्‌रे 


( ३) 
कर दढ्वरऊ जोरि तिन्‍हें दुखारी , 
हाँ प्राथंता एक करों पुकारी |, < 
महीप ! मोसों सुनि ताहि लीजे, 
कृपा इती आप अवश्य कीजे ।। 


( ४) 
न भूमि, विश्वा भरि भूमिपाल ! 
नाहीं रसाल-ऋमहें विशाल । «८ 
न वस्त्र माँगाँ तयनाभिराम, 
ते धाम, न ग्राम, न ५ छदाम ।। २ 


औ , 
मत्प्राथना-जात तव प्रसादा, 
विदारि सारो जनदुविषादा । 
तिहारिही पृण्यकथा बढें है, 
यशःपताका चहुँधा उड़ेहे ॥ 


( ६ ) 
त्वदीय वंशीय महीप नाना, 
जे जे भये हष सम प्रधाना । 
ते ते जब मत्स्मृतिपन्थ पावे, 
धारा प्रमोदाश्रुन की बहावें ॥ 
(७) 
श्रीविक्रमक्ष्मापति, भोज भूपा, 
श्रीमानसिहादि महेन्द्ररूपा । 
स्वरेश-भाषा-हित-सिद्धि जेती, 
कीन्ही, छिपी आजहूँ नाहि तेती ॥ 
(के) 
न जो इतो संस्क्ृत-सुप्रकर्षा , 
सदैव ही ते करते सहर्षा । 
विपन्न होती निज देखि अन्त, 
पधारि पातालपुरी तुरन्त ॥ 


श्र्ष हदिवेदी-क/ब्य-माला 


(९) 
कहाँ किराताउज््जुन की कहानी, 
कहाँ नई नैषधकार बानी । 
होते कहाँ काव्यकलाप सारे, 
शकुन्तला आदि कहाँ हमारे ।॥। 


( १० ) 
तथव जे ज्योतिष, नीति केरे, 
साहित्य के, व्याकृति के घनेरे । 
लखे परें ग्रन्थ अहो अनेका, 
कदापि होते कहूँ नाहिं एका । 


( ११ ) 
बिना स्वराजाश्रय देवबानी, 
न भूलि होती गृुणराि खानी । 
जाने सब्र सो तिहँलोक माही, 
है सत्य , है सत्य, असत्य नाहीं ।। 


( १२ ) 
हा हन्त ! हिन्दी सुइ तासु कन्या, 
। सवे प्रकार व्यवहार न्‍या। 
। गली गझी आजु मलोन- दीना, 
मारी फिरे है अवलम्ब-हीना ॥ 
ह ( १३ ) 
त्वत्पृव-पृथ्वी-पति-पक्ष पाई, 
भई सुसम्मानित जासु भाई । » 
तदात्मजा दुदिन देखि हा हा ! 
कोहे हियो जासु दहै न दाहा ? 
( (४ ) 
दयाधन ४ क्ष्मापतिवंशदीप ! 
प्रजाजन-प्राण ! अहो महीप ! 
दया तिहारी कित है सिधाई, 
स्वमातृ-भाषा सुधि जो भूलाई ॥ 


काव्य-मञठ्जूषा २२५ 


( १५ ) 
यदि स्वपुर्वार्य-पदानु रागा, 
न देवभाषा सन जो विरागा । 
तो को तदीय प्रियकन्यकाही, 
देवे बहिष्कार बिसारि ताही ।। 


( १६ ) 
यदि स्वकन्या प्रतिपाल धम्में, 
यदि स्व॒सु[* त्यागन में अधर्म्म । 
अहे बहिष्कार अनीत-जात, 
तो नागरी को, यह सत्य बात ॥। 


( १७ ) 
सिंहासनारूढ़ जहाँहि माता, 
रही, तहां धूलि भरो स्वगाता ! 
विलोकि, आत्मा अपघात नारी, 
करे अप्मानादित जीव-जाशी ॥ 


( १८ ) 
कुलीन कन्या सम धम्म॑थीरा, 
न नागरी, किन्तु, तज्यौं शरीरा । 
तथापि जीण5खिल-गात बाला, 
भनावती आपन मृत्युकाला ! 
( १९ ) 
भुजावल्‍ूम्ब क्षितिपालरत्न, 
अवध्य दे ताहि करो प्रयत्न । 
न होहि जासे। अपमृत्यु तःकी, 
सहायता माँगहूँ श्रोर काकी ? ' 
( २० ) 
न जो कदाचित्‌ विनती हमारी, 
प्रवेश पैहै बृधि में तिहारी । 


# स्वसा--भ गिनो । 
फा० १५ 


२२६ द्विवेदी-काव्य-मा ला 


जनापवाद-व्यथमान हे हौ, 
अन्त स्वयं सर्व यर्थष्ट देहौ ।। 


( २१ ) 
सदं।ष उद , पूनि अन्य देशी, 
हिन्दी गुणग्र स-भरी, स्वदेशी । ८ 
तुम्हें तथापि प्रथमा पियारी, 
हा ! हा! द्वितोया घर ते निकारी |! 


( २२ ) 
निकारि नारी निज, तोष माने, 
बीतब्री विदेशी यदि कोउ आने। 
विलोकि ताको, सिर भूमि मारी, 
“अन्याय अन्याय” न को पुकार ? 
( २३ ) 
रलम्े परे केतिक ते नरेश, 
हस्ताक्षरा उर्दृहि में हमेश । 
करें, अहो ! जे सुखसों विशेष्ठ, 
आने हिए में न विचारलेश ॥ 
३...) 
ऐसी दशा देशहि में निहारी, 
सहस्रवारा दृगअश्रु ढारी । 
अधोगतिप्राप्त महादुखारी, 
हिन्दी हहा ! जाय कहाँ विचारी ? 
( २५ ) 
कियो परित्याग यदि क्षितीश्ञ ! 
न और हिन्दी कर कोउ ईश। 
विचारियो भूषति ! चित्त माँहीं, ईं 
तुम्हें बिना तदगति अन्य नाहीं | 
( २६ ) 
सुहेलना भूछि सबे स्वकीया, 
महीप ! माँगे शरण त्वदीया। 


5.32 


3 


काव्य-मच्जूषा २८७ 


अवश्य ताको अपनाय लोजे,' 
हिन्दी हियो शीतल आजु कीौजे।। 


( ०२ ) 
अज्ञात, वा ज्ञात, जुपैष्पराधा, 
हिन्दीकृत क्ष्यमापति ! एक आधा। 
भयो, तऊ ताहि बिसारि देह, 
क्षमा क्षमा बोलत धाय लेह ॥| 


( २८ ) 

मत्पाथंता एक इती भुृवाल, 
सुपृति ताकी करियो कृपाल ! 

राज्य प्रजा आयु बढ़े तिहारी, 
अखण्ड आशीष है हमारी।। 


१४--मेघमालां प्रति चन्द्रिकाक्तिः । 
(हिन्दीप्रदीप की २३वीं जिल्द की चतुथ, पंचम और षष्ठ संख्या में प्रकाशित) 


( १) 
स्वदोषराशिड्च तृणाय भत्वा 
भमोपरि त्व॑ यदकारणडञ्च | 
करो!षे क्ृष्णे ! करकानिपात- 

५ 
माइचय मेतन्ननु मेघमाले ! 


है कृष्णे! (काले रंगवाली) मेघमाले ! अपनी 'दोषराशि को तृणवतः 
समभकर, मेरे ऊपर, अका रण ही तू जो ओले बरसा रही है, वह बड़े आइचय 
की बात है। | 


(२) 


रत्नाकरो यस्य पिता, च लक्ष्मी: 
स्वसा स्त्रयं सा जगतोड्स्य माता | 


श्२८ द्विवेदी-कात्य-माला 


नारायणो यदभगिनीपतिश्च 
स विश्वुतः कि तव नो सुधांशुः ! 


जिसका पिता रत्नाकर (रत्नों की खान--समुद्र ); जिसकी बहन स 
सारे संसार की माता, साक्षात्‌ लक्ष्मी; जिसका भगिनी-पति (बहनोई) स्वयं 
नारायण--उस सुधांशु (चन्द्रमा) का क्‍या तूतें नाम भी कभी नहीं सुना ? 


( है) 
इन्दु: सदा यः शशिशेखरस्य 
महात्मनः सर्वसुखाकरस्य । 
विराजते विस्तृतभालदेशे 
तस्यांगजामेव हि. मामवेहि |॥। 


सब सुखों के आकर (खानि) महात्मा महादेवजी के विशाल भाल- 
प्रदेश में सदेव जो शोभायभान है, उसी चन्द्रमा के अंग से में उत्पन्न हुई 
हैं; समभी | 
( ४ ) 
तामेव मां व्योम्ति वृथावृगोषि 
पुनः पुनः कृष्णमुखि ! त्वमेवम्‌ । 
कुबृद्धिशीले ! त्रपसे कंथं न 
विशालवर्षोपलवर्ष गेन ? 


हे कृष्णमुखि ! (काले मुखवाली) उसी मुृभको, इस प्रकार आकाश 
में तू बारबार वृथा घेरती है। है कुबुद्धिशीले ! यह बड़े बड़े पत्थर बरसाते 
तुमे लज्जा भी नहीं आती ! 


(५) 

[न॑ विजानासि न भेघमाले 

दितदन्याय्यमिह प्रदर्य । 

श्रीक्षीपति ज्यम्बकमिन्दुमब्धि 

स्वीश्च कोपाकुलितानू करोषि ॥ 

है मेघमाले ! जान पड़ता है तुझे इस बात की ख़बर नहीं है, 

कि इस अन्याय के कारण, तू, मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले श्री-श्रीपति-व्यम्बक- 
इन्दु-अब्धि-इत्यादि इन सब देवताओं के क्रोध को बढ़ा रही है। 


काव्य-मञ्जूषा 8 


(६) 
सुश्छाघते यामनि्श॑ त्रिलोकी 
तां निन्‍्दयन्ती प्रतिभासि में त्वम्‌ । 
उन्मादयूक्ता, किम्‌ सन्निपात- 
ग्रस्ता, पिशाचस्य करे गता वा ? 


जिप्त मुझे तीनों लोक अहनिश साध्ुवाद से प्रसन्न करते हैं, उसी की 
तू निन्दा करती है! मुभफो जान पड़ता है, तुभे उन्‍्माद हुआ हैं; 
अथवा उन्माद नहीं तो सन्निपात हुआ है; अथवा सनच्निपात नहीं तो तेरे 
ऊपर कोई पिशाच सवार है । 


(७) 

“अहूं जगज्जीवनहेतुभूता'' 
यदेवमेव॑ बहुशो विकत्थ्य । 
इतस्ततस्ताण्डवरमातनो*षे 
जानामि तत्सवनहं यथ।थ म्‌ ।। 


“में ही सब जीवों के जीवन का कारण हूँ”, इस प्रकार पुनः पुनः प्रकाप 
करके चारों ओर, जो तू अपना नाच-कद दिखला रही है, उसका मर्म' 
में भली भाँति जानती हूँ । 

( ८) 
स्वस्यैव दोषञ्च गृगञूव सम्यक 
नेत्र य॑ पश्यति न स्वकीयम्‌ । 
तत्तत॑ मुखान्मे श्रृणु तत्वमच 
यद्यस्ति वःझूडा श्रवणे त्वदीया।। 

अपने ही दोष अथवा अपने हो गृग को, अपने ही नेत्र, अच्छे प्रकार 
से नहीं देख सकते। अतः यदि तेरो इच्छा सुनने की हो, तो तू आज मेरे 
मुख से अपनी यथार्थ लीला सुन । ह 


( ९) 
विभाव्यते चण्डि ! मयेति नून॑ 
समस्तदेशार्दनतत्परस्य । 
अवर्ष स्याद्य न त्त्य कोडपि 
स्मृति विसस्मार विकम्पदात्री _॥ 


२३० . द्विवेदी-काव्य-माला 


हे चण्डि ! (लड़ाकी) में समझती हूँ, समस्त देश को पीड़ित करनेवाले, 
उस अकाल की, कम्पोत्पादक सुधि, अभी तक किसी को नहीं भूली। 


( १० ) 
भिक्षारतासंख्यमनुष्यजाति- 
रहो सादेव तवेबव पह्य । 
विना जल वृष्टिभव॑ विनाज्नं 
कीनाशदेशातिथितामवाप ।। 


देख, उस समय, तेरे ही प्रसाद से, बिंना पानी और बिना अन्न के असंख्य 
मनुष्य, क्षधात्त हो होकर, यभपुरी को चल्ले गये । 


,.. (११ ) 
वध्वर्च बाला (विधवात्वमापु- 
रा: पितृश्नावु वियुक्तताब्न्च । 
विचिन्त्य तत्तत्‌ हृदयं जनानां 
हा! हनत !! हाहा।!!! झशतधा प्रयाति॥ 


नवीन विवाहिता स्त्रियाँ विः वा हो गई, मनृष्य बिना भाई और बिना 
बाप के हो गये। हाय! हाय ! उन बातों का स्मरण होते ही कलेजे के 
सौ दुकड़े हो जाते हैं ! 


६ 5३0..॥ 
त्वं# सेव पापे ! खलरू वत्सरे5स्मि- 
न्देशानहों मालवगुज रादोन्‌ । 
पुनहच निर्मानुष्तां - विनेतु- 
मवर्षणेतव समुद्यताइसि ॥ 


हे पापिनी ! वही तू, फिर भी, इस साल, पानी न बरसा कर, गुजरात, 
मालवा इत्यादि देशों को मनुष्यहीन करने पर उच्चत हुईहै ! 


( १३ ) 
विकत्थसे दुर्मुखि ! जीवदान- 
कर्था मुहुस्त कथयन तथापि । 





# यह पद्म फरवरी, १९०० में लिखा गया है । 


काव्य-मज्जषा २३६ 


विधाय कम्मेंदृशमप्यनहं, 
न लज्जसे ? धिक तव साहसिक्यम_॥। 


हे दुर्मुंखि ! (बुरे मुखवाली) तिस पर भी तू, पानी बरसा कर छोगों 
को जीवदान देने की कथा, बारबार इधर उधर कहती फिरती है। स 
प्रकार का अनाय॑ कर्म करके भी तु्े लज्जा नहीं आती! तेरे साहस 
को धिक्‌ !! * 

( ४) 

विहारदेश: सहसा बभूव 
प्रायो विनष्टः सलिलाप्लवेन। 
दिनानि जातानि बहुनि नेव 
न विश्वुतं तत्किमु मेघमाले ? 


हे मेघमाले ! अभी बहुत दिन नहीं हुए; बूड़ा आने से प्रायः सारा 
बिहार-प्रान्त सहसा जहू-मग्न हो गया | क्‍या यह भी तूने नहीं सुता ? 


( १५ ) 
मृता मनुष्या: पशवों हताइच 
गता जले ग्रामगणा अनेके। 
पिनाकपाणिमेंत विद्यते5स्मिन्‌ 
साक्षी, त्वदीयोषपि च बजञ्भपाणि:॥ 


अनेक मनुष्य मर गये; अनेक पशु मर गये; अनेक ग्राम रसातरू चले 
गये । में क्या भूठ कहती'हेँ । कदापि नहीं। इस विषय मे मेरे शंकर साक्षी 
हैं; तेरे भी साक्षी इन्द्र हें। उनसे पूछ । 


( १६ ) 


अयं प्रसादोषपि तबेति लोके 
विलक्षणं वेत्ति मनृष्यव्रगें:। 
दंत्ते च तुभ्य बहु धन्यवाद॑ 
त्वया गृहीतः स न वा, न जाने ॥ 
यह भी सब तेरा ही प्रसाद हैं। इस बात को सब लोग विलक्षण प्रकार 
से जानते हैं। जानते ही नही किन्तु तुझे धन्यवाद भी देते हैं! में नहीं 
जानती, उनका धन्यवाद तूने ग्रहण किया अथवा नहीं! ! 


२३२ द्विवेदी-काव्य-म। ला 


( १७) 
_पृशसताम्यासपरा,ममां स्वां 
_क्ृृतिड्च विस्मृत्य तथापि कृष्णे ! 
चराचरप्राण धनप्रदान- 
भेरीं भूशं वादयसीति चित्रम्‌।। 


: है कृष्णे! तिस पर भी, तू, अपनी एतादूशी .मनुष्यसंहारकारिणी कृति 
को भूलकर, चराचर को प्राण-दान देने की दुन्दुभी बजाती फिरती है। 
यह महा आइचय की बात है ! 


( १८ ) 
धन्या त्वदीया किलर सत्यतायां 
प्रीतिर्च, धन्यस्तव, युक्तिवादः। 
धन्यव््च धाष्टर्य ननू मेघमाले ! 
त्वञ्चापि धन्या स्वयमेव बाले ! 


मेघमाले ! धन्य तेरी सत्य प्रीति ! धन्य तेरी बातचीत करने की यूक्‍्ति ! 
धन्य तेरी धृष्टता ! धन्य तू स्वयं भी ! 


( १९ ) 
गृहणासि पाथोडघिपतेश्वच यस्मात्‌ 
पाथ: सदा पाणियूगं' प्रसाय। 
करोषि तस्मिन्नपि वज्पात॑; 
हा हा विवेकस्तव कीदुशोध्यम ॥।] 


जिस समुद्र से सदेव हाथ जोड़ जोड़ तू पावी लेती है, उस पर भी 


तू वज्यपात करने से नहीं चूकती। हाय ! हाय ! तेरा यह अविवेक 
कैसा ? 


( २० ) 
जानासि कि त्वन्न तवैव योग 
प्राप्य प्रिया: प्रेमपरा निशायाम्‌ ।! 
केलिस्थलं सत्वरमेव गत्वा] 
कुवन्ति पापं व्यभिचारजातम्‌ ॥] 


क्या तू नहीं जानती कि रात में, तेरे योग से अधिक अन्धकार देख, 


काव्य-मञ्जूषा र्‌३२३े 


कामान्ध स्त्रियाँ, संकेतसस्थान को जाकर, व्यभिचारजात घोर पातक 
करती हे। 


( २१ ) 
तत्रेव योगेन निश्ि प्रहृष्ठा- 
इचौरा धन धान्यमहो हरन्ति । 
दह् न्त रुर्पा अपि घोररूपा 
यदासि रात्रौ गगने त्वमेव॥। 


तेरे ही योग को पाकर, प्रसन्नतापूत्रेक, रात्रि में, चोर लोग धन-धान्‍्य 
सभी हरण करते हैं । यही नहीं, किन्तु, रात्रि में जब तू आकाश आच्छादित 
कर लेती है तभी बड़े बड़े घोर सर्प भी लोगों को दंश करते हें। 


( २२ ) 
हे ध्रृम्रवर्ण ! जलवाष्पदेहे ! 
कृष्णे ! न चाहडः कृतिमुद्दहस्व । 
स्व्पां स्थितिं स्वामनुलक्ष्य तिष्ठ 
वातोषपि ते घातक्ृतौ समर्थे:॥ 


हे धृम्रवर्ण ! हे जल-वाष्पदेहे ! हे कृष्णे ! बहुत घमंड मत कर। 
तेरी स्थिति दों ही चार घड़ी की होती है। उसे न भूल। चुपचाप बैठी 
रह। और की तो बात ही नहीं, यः कश्चित्‌ एक छोटा-सा वायु का भकोरा 
भी तुझे समूल उड़ा ले जाने के लिए बस है । 


( रे ) 
दुर्धाविणि ! क्‍्वापि भविष्यसि त्वं 
प्र णी मे न वदामि सत्यम्‌ । 
पर्जेन्यपूर्ति मदमित्रतेत्र- 
धारा: करिष्यन्ति सदा यथेच्छम्‌ ॥ 


हे दुवषिणी ! तू मेरे लिए कभी भी प्र३प्रिणी (आनन्द देनेब,ली) नहीं 
हो सकती। यह में सत्य कहती हूँ । तेरे बिना मेरा काम न चढेगा-- 
यह तू मत समझ। मुभझो, मेरे शत्रुओं के नेत्रों से निकली हुई अश्रुवारायें, 
वृष्टि का काम देने के लिए सदा अल होंगी। 


कराकर परफरमपकरा बपेममपलननपाफका:, 


२३४ द्विवेदी-काव्य-माला 


१५४--कथमहं नास्तिक॑: 
(२७ मई, १८९९ इत्येतत्तिथे राजस्थान-समाचारपत्रे प्रकाशितः) 


( १) 
जागति देव ! तव शक्तिरनन्तरूपा 
व्याप्ता चराचरमये भुवनत्रये5स्मिन्‌ । 
तारापथे, भूवि, नरे च, नरेहवरे च 
तोग्रे जले, मरु।ते, मृद्यपि सा5४विरास्ते ॥ 


है देव | आपकी अनन्त शक्ति, इस चराचर पूरित त्रिभुवन में व्याप्त 
होकर, देदीप्तमान हो रही है। वह कहाँ नहीं है? आकाश मे, पृथ्वी मे, 
राजा में, प्रजा में, अग्नि में, जल में, वायू में, सब कहीं है। और कहाँ 
तक कहें--मृ त्तिका तक में वह विद्यमान है । 


(२) 
पश्यामि ता भुवननायक ! भूतमात्रे 
दुष्ट हि नैकमपि वस्तु तया विहीनम्‌ । 
एतन्मुहु हु रहं ।मनसा विचिन्त्य 
पारं न याभि' परमेश्वर ! ते महिम्नः ॥ 


है भुवननायक ! आपकी उस अनन्त शक्ति को हम भूत मात्र में देखते 
हैं। एक भी तो वस्तु ऐपी नहीं जिसमें वह अधिष्ठित न हो। बारम्बार 
यही सब मन ही मन चिन्तन करके, आपकी महिमा के पार जाने से, हम 
असमथ हो रहे हैं। 


( ३ ) 
पत्र न कम्पमयते घरणी हाणा- 
माज्ञां विनैत तव तक्ततविदों वदन्ति। 
जानामिसव महमीइ्व र ! चेतसीदं 
तहि भो! कथमहों नन नास्तिको$स्मि ! 


हे ईश्वर आपकी आज्ञा बिना पत्ता तक नहीं हिल्ता--यह बड़े बड़े 
तत्त्वज्ञानी महात्मा कह रह हैं । इस बात को हम भी भरी भाँति जानते 
हैं; अतः हे भो! हम नास्तिक क्‍्योंकर हें ? यह हमें नहीं समझ पड़ता। 


काव्य-मज्जूषा २३५ 


( ४ ) 
वेदास्त्वदीयवचरसां यदयं विलासो 
जानाम्यहं तदपि; तान्‌ हृदि धारयामि। 
केनास्तु नाम मम नास्तिक ?- इत्यबेषि' 
त्वञ्बे या न! दयालतयार्शज घेहि॥ 


चारों वेद आपकी वाणी का विलास हे अर्थात्‌ आपही के मुख से निकद्े 
हुए हैं; इसे भी हम जानते है; जानते ही नही किन्तु वेदों को हृदय 
से मानते भी हें। फिर, हमारा नाम, नास्तिक” क्योंकर हो सकता 
है? हे दयाघन ! यदि इसका भेद आप जानते हों तो, दया करके आपही 
हमें बतलाइए । 


(५) 
लोक कदीपकमणोौ दूयूमणो त्वदीयं 
सत्व॑ चकास्ति खल्‌ यत्तिमिरापहारि, 
तस्येव के5.पे भुवनाधिपते ! सदंशों 
रध्यारज: कणगणेषु विराजतेडपम्‌ ॥ 


है भुवताधिपते ! त्रेछ्षोक्यरीपक सूर्य में, अन्धकारनाशक आपका 
जो सत्व चमक रहा है, उसी का कई क्षद्र अंश गलियों में पड़े हुए रजः-कगगों 
में भी विराजमान है। 


( ६) 
जानाति तत्त्वम्दियेव सदा जो यो 
ब्रृहि त्वपेंव भगवन्‌ |! कियू नास्तकः सः ? 
एवं भवेद्दे तदा जगवीतले$ सेमन्‌ 
भन्‍ये ह्यमावसहमीश ! सदास्तिकानास्‌ ।। 


है भगवान्‌ ! जो मनुष्य इस तत्त्व को जानता है, आपही कहिए, क्‍या 
वह नास्तिक है ? हे ईश! यदि यह बात सम्भव है, तो इस महीतल में, 
हमारी समभ में, कोई आस्तिक ही नहीं; सभी न/स्तिक हैं। 


( ७ ) 
मूर्तिस्तु नौमि निखिलेप्वमरालयेष 
नाह, न, देव ! श्रूणूं सत्यवच्रो बदामि । 


२३६ द्विवेदी-काव्य-मा ला 


सत्तां विकोक्य सकले जगति त्वदीयां 
प्रीतिस्तथाप्यतिशया प्रतिभासु नो में ॥ 


हे देव ! जितने देव-मन्दिर हैँ, उनमें स्थापन की गई मूर्तियों को हम 
ननस्कार नही करते, ऐसा नहीं; हम नमस्कार करते हें। हमारे इस कथन 
को आप सत्य समभिए। तथापि, आपकी सत्ता को, इस सारे जगत्‌ में विद्य- 
मान देख, केवल प्रतिभाओं में ही हमारा अतिशय प्रेम नहीं । 


( ८) 
आदचर्यमेतदखिलेश ! न ते प्रभूतां 
शक्ति विलोकयत एवं चराचरे मे । 
सर्वत्र पदयति तब प्रभूतां प्रभो ! यः 
स॒ त्वेकवस्तुनि कथंं विदधातु भक्तिम्‌ ? 


है अखिलेश ! आपकी महती शक्ति को, चराचर में देखनेंवाले हमारे 
लिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। हे प्रभो ! आपकी प्रभूता के। जो, 
सर्वत्र, सारी वस्तुओं में, देख रहा है, वह एक ही वस्तु की भक्ति में, किस 
प्रकार लीन हो सकता है ? 


(५९) 
एतादुगं जनमथों खलु ये बिमूढा 
आस्तिक्यतत्तरहितं प्रवदन्ति, ते तु। 
मेरेयनाशितधियः: किमुत त्रिदोष- 
पाशैकतानहृदया: किम्‌ नेत्रहीनाः ? 


ऐसे मनुष्य को, जो मूढ़ नास्तिक कहते हैँ, वे हमारी बुद्धि में मद्य- 
प्राशन करके मतवाले हो रहे हैं; अथवा सचन्निय्रात की पाश में फेंसे हे; अथवा 
आँखो के अन्धे हें। 
( १० ) 

द्रष्टू वधूजनमुखानि सुरालयेषु 

साय॑ प्रभात इह यत्क्रियते प्रयाणम्‌ । 

लोकाः स्तुवन्तु यदि नाथ ! तदेव नून 

हा हा! हतं !! जगदधोश ! तदा5$स्तिकत्वम्‌ ।। 


है जगदत्रीश ! जो लोग मृगनतयनी कामिनी जनों की ओर घूरने 


काव्य-मञ्जूषा २३७ 


ही के हेतु, देवालयों को, सवेरे और सायंकाल, जाते हैं उन्ही की सब 
कोई यदि प्रशंसा करे, तो, हाय! हाय! आस्तिकता अस्त हो गई 
सम भनी चाहिए ! 


( ११ ) 
हस्तं॑ निवाय जगदीश ! पटान्तरेष्‌ 
प्रातस्त्वनेकवि भन्त्रजपच्छलेत । 
कुबन्ति येबन्यजनपीडनचिन्तनानि 
तेम्पो मर्दयतमनानि लसन्‍्तु दूरात ॥ 


है जगदीश ! तिदिन, प्रातःकाल, हाथ को कपड़े में छिपा कर 
अनेक प्रकार के मंत्र जप करने के मिष, जो छोग, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने 
ही का चिन्तन करते हैं, उनको हमारा दूर ही से नमस्कार है! 


( १२ ) 
एबंवि व भुवि धासिकता |जनेषु 
तोष॑ तनोति यदि देव ! तनोतु कामम। 
प्राणात्ययेडपि ननू नाभिलषाम्यहं ता 
स्वर जनाभिहितनास्तिकता भमास्तु ॥ 


हे देव ! यदि इसी प्रकार की घामिकता से लोगों को सन्‍्तो होता हो 
तो, बहुत अच्छी बात है; वह भली भाँति सन्तुष्ट होवें। परन्तु हम तो 
प्राण जाने तक भी उस प्रकार की धामिकता की अभिलाषा नहीं रखते। लोग 
हमको भले ही नास्तिक कहा करें। 


( १३ ) 
कृत्यं विधाय जगतीह मलीमसं ये 
भाले दघत्यमरूूचन्दनपं कलेपम। 
तेषां निशम्य गणनामतिधाश्मिकेषु 
हास्यं जहाति जगदीश्वर ! नो मदास्थम्‌ ॥। 


हे जगदीश्वर ! इस संसार में काले से भी काले कर्म करके, जो 
लोग ललाट पर चन्दन का सफ़ेद लेप /लीपते हैं, उनकी भी गणना 
जब हम बड़े बड़े धामिकों में सुनते हैं, तब हमारे मुख में, हँसी किसी कार 
नही रुकती । 


२३८ द्विवेदी-काव्य- माला 


( १४ ) 
ये सन्ति धम्मनिचया धरणीतछे 5स्मि- 
ब्रेका दयेव सकलेषु च सारभूता । 
जानन्ति तत्त्वमिदमीशंवर ! बालवद्धाः 
श्रद्धास्तु, नास्तु, रुचिभेदव्शेन तस्निन' ॥ 


हे ईश्वर ! इस भूतल में जितने धम हैं, सबमें एक मात्र दया ही सार 
है। छोटे-बड़े सभी, इस सिद्धान्त को मानते है। फिर चाहै रुचि-वैनित्य 
के कारण उसमें उनकी श्रद्धा हो अथवा न हो । 
५ ( १५ ) 
सद्धम्मसारमनुमाय' यथामतीद॑ 
शोकात्तेबालुविधवासु दयां द्धेह्हम। 
तेनेव नास्तिकनरः किम भवेयम्‌ ? 
पश्य त्वमीश ! जडता जगतोथ्स्थ केयम ? 


हे ईशा ! इस प्रकार, यथामति, सब सद्धमों का सार समभकर, शोकार्त्त 
बाल-विधवाओं के ऊपर हमको दया आती है। तो क्‍या इससे हम नारितक 
हो गये ? देखिए तो सही; संसार की इस जड़ता का कहीं ठिकाना है? 
( १६) 
धम्मस्य मलमिह देव! यदि प्रक्ृष्ट 
आचार एवं सुविचारकलोकदृष्टया । 
तेहि प्रयान्तु विलय॑ श्रुतयस्त्वदीया 
अब्धो पतन्तु तरसा स्मृतयोउस्मदीया:॥। 


हे देव! सुविचारक जनों की दृष्टि में, उत्कृष्ट आचार ही यदि धर्म 
का मूल हो तो, आपकी श्रतियाँ विछय को प्राप्त हो जावे और हमारे 
पूतजों की स्मृतियाँ भी समुद्र में डूब मरें? उनकी आवश्यकता ही फिर 
क्या रह गई ? 
( १७) 

ईश ! श्रुतिस्मृतिपथं प्रतिवासरब्च; 

के न त्यजन्ति बहुवारमिहैव नूनम्‌? 

एते तु धाम्मिकशिरोमणयस्तथापि ॥ 

ग्लानि भजन्ति भुवनेश्वर ! नो कदापि! 


काव्य-मजञ्जूषा (२३९ 


हे ईश! श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मार्ग का--एक बार नहीं अनेक 
बार--कौन नहीं उल्लंघन क़रता ? तथापि हमारे धामिक-शिरोगणि, 
ऐसा करके भी, मन में किडिचन्मात्र भी ग्लानि नहीं छाते.! 


( १८ ) 
रूढि विहातुमथ यो यतते परन्तु 
तं, दुर्बरछागहरिणं किलर केसरीव | 
विश्वेश ! पश्यति रुषारुगतेत्रलोको 
हा हा! विवेकविषयें किमियत्यूपेक्षा ! ! 


परन्तु, हे विश्वेश ! रुढ़ि से बाहर होने की जो मनृष्य ज़रा भी इच्छा 

.] ९ कप ९५, ें 

करता है, उसको--दुब लू हरिण की ओर शेर के समान--लोग क्रोध से नेत्र 
को लाल लाल करके देखते हें। हा विवेक-पग्रहण में, तनी उपेक्षा ! ! ! 


( १९ ) 
आचारमात्रपरिपालनलीन एव 
लोके किला।स्तकन रप्रवरो; जनोध्न्य;। 
घोरो हि नास्तिक-- ति ब्रुवता नराणां 
स्वल्यापि देव ! समदेति कथ्थं न लज्जा ? 


हे देव ! “आचारमात्र के परिपालन में जो लीन हो रहे हैं, वही 
आस्तिकों में श्रेष्ठ हें; शेष सब मनुष्य घोर तास्तिक हैं” इस प्रकार 
प्रताप करनेवालों को जरा भी लज्जा नहीं आती! 


( २० ) 
यत्ते स्वयं जगदिदं, परिवत्तिशीलं, 
देवाधिदेव ! तदहो ! .ननू को न वैत्ति ? 
आचार एवं भजत्‌ स्थि रतां कथं त- 
चेसगिक॑ नियममीश ! विहाय भूभौ॥ 


हे देवाधिदेव ! आपका बनाथा हुआ स्वयं यह जगत ही परिवत नशील 
है--कुछ न कुछ फेरफार इसमें हुआ ही करता है; इस बात को कौन नहीं 
जानता ? हे ईशा ! फिर इस नैसगिक नियम को छोड़कर, अकेला आचार 
ही किस प्रकार एक ही दमा में स्थिर रह सकता है ? 


२४० द्विवेदी-काव्य-माला 


( २१ ) 
कि भूयसाउस्ति ! भगवन्‌ ! न बिभेमि नूतन 
लोका ब्रुवन्तु नितरामिह नास्तिक॑ माम्‌। 
विव्व॑ विकोकयति नेत्रयुगझच याव- 
त्तावदभवामि भुवनेश ! न तादुशोडहम ॥ 


हे भगवन ! और अधिक कहना-सुनना व्यथ है। हमको सब लोग 
यथेच्छ नास्तिक कहे; हम डरते नही। है भूवनेश ! जब तक हमारे दोनों नेत्र, 
आपके निभित स संसार-चक्र को देख रहे हैं, तब तक तो हम, किसी 
प्रकार, नास्तिक नहीं हो सकते। 


( २२ ) 
हस्त: कदापि कलितो न हि गोम्‌ खीषु 
सन्ध्यापि देव! समये समुपासिता न। 
जानासि सव मिदमेव वदाम्यहूं किम्‌ ? 
स्वान्ते सदैव यत ईश ! विराजसे त्वम॥। 


हे देव ! हमने भूल से भी कभी, गोमुखी में हाथ नहीं डाला; यही नहीं, 
किन्तु यथा-समय सन्ध्योपासन भी नहीं किया। हे ईश ! यह सब आप स्वयं 
जानते ही है; हमारे कहने की क्या आवश्यकता ? क्योंकि आप तो सदेव 
सेबके हृदयारविन्द में विराजमान हें। 


( २३ ) 
नित्य जपामि यदहं शुचिसत्यसूत्र 
लोके तदस्तु मम मंत्रजपः पवित्र:। 
या सज्जनेषु भगवन्‌! मम भवितरेषा 
सैव प्रभो ! भवतु देवगणस्थ पूजा ।॥। 


हे भगवन ! पवित्र सत्य का जो हम सदैव जप किया करते हैं, उसी को 
आप हमारा मंत्र-जप समक्किए; और सत्पुरु )ें में जो हमारी भक्ति है, उसी 
को, है प्रभो ! हमारी देवपूजा भानिए। 


 ( २४ ) 
सर्वष्‌ जीवनिचप्रेषु दयाब्रत में 
श्रेयो ददातु नियत निखिलब्नतानाम्‌ । 


काव्य-मज्जू षा २४९१ 


अच्छाच्छचन्दर्रसादपि शीतलो मा- 
भानन्दयत्वनिशभीश ! प्रोपकारः ।॥। 


हें ईश! जीवमात्र के वि य में हमने जो दयात्रत धारण किया है, 
बही, हमारे लिए, प्रदोषादि सारे ब्रतों के फल का दाता होव; और उत्तमोत्तम 
चन्दन से भी अधिक शीतछता को धारण करनेवाला परोपकार, सदैव, 
हमकी आनन्द देता रहे ! 


( २५ ) 
अन्यद्ब्रबीसि किमहं ? जगदेकबन्धों ! 
बन्धुन को5पि मम देव ! सुतोडपि नास्ति ! 
तन्नास्तिकस्य भगवन्नथ वा स्तिकस्य 
हस्ते तवेव करुणाम्बुनिधे ! गतिमें ॥ 


है देव! और अधिक हम क्या कहें? आप स् जगत के एकमात्र 
बन्धु हैं; परन्तु संसार में हमारे कोई बन्धु नहीं; पुत्र भी कोई नहीं है। 
अतएव, हे करुणा-सागर ! हे भगवन! इस नास्तिक अथवा आस्तिक की 
गति केवल आप ही के हाथ में है । 


१६--नागरी का विनय-पत्र 
(१५ मई, १८९९ के भारत-जीवन में प्रकाशित ) 


( १) 
मेरे प्रचार हित यत्न भये अनेका; 
पै हा! अभाग्यवद् सिद्ध भयो न एका। _. 
न्‍न्यायाल्यादि महँ होय न मत्पवेश; 
कासों कहों अपनि दीनदशा महेश ! 


(२) 
मेरे सुयोग्य सुत जे, तिन धैर्य धारी; 
कीन्हें उपा+ बहु, देखि दशा हमारी। 
काहू सनी ने अबलों मम दुःखगाथा; 
आवे हिए मरहूँ आपन फोरि भाथा ॥। 
फा० १६ 


२४२ 


द्विवेदी-काव्य-मा रा 


( ३) 
स्वीकार हाय! सरकार करे न मेरो; 
घधिक्कार मोहि, कित जाय करो बसेरो ? 
घोरान्धकार अब मोहि चहेँ दिखाई; ... 
खाई न जाय अहिफेत तऊ दुराई॥। 

( ४ ) 
आत्मापघात करते करते बने ना; 
भारी बहाय जलधार थक न नेता। 
हैं एकमात्र अवशेष उपाय ईश! 


न] 


के ताहि कर्म्म कहूँ नावब नष्ट शीश ॥। 


(५) 


3प्र 


राजाधिराज-गण  पूजित राजरानी: 


न्‍ 


विद्िवोपकार-रतदान-दयादि-खानी । 
विक्टोरिया नगर हलूण्डन में विश; 
जासु प्रताप लखि दिव्य दिनेश लाज॥ 


हा | 
ताके सुराज्य महँ निबल जाति नारी; 
सम्मान पाय विहरे सुखयुक्त सारी । 
हुंकार भथात्र जिनकी सुनते5धिकारी; 
धावें तुरन्त सिगरे करि कोप भारी॥ 
६ 32.3 
ताही महामहिमराति-निदेश धारी; 
सर्वोच्च तत्प्रतिनिधि-प्रतिमानुकारी | 
है जो प्रयाग महँ धम-भुरीण लाट; 
तद्द्वार ओर गत लेहहुँ आजु वाट।॥ 
( ८) 
के के कठोर हिय धीरजहू दुढ़ाई; 
लज्जा विहाय बहु बार नमः सुनाई। 
आज स्वयं विनयथपत्रक हो लिखे हौ; 
स्वप्रान्त-लाट-मुख-सम्मुख यों सुनेहौ।। 


काव्य-मञ्जूषा २४३ 


( ९) 
न्‍्यायी ! दयाधन ! महाप्रभु ! दीनबन्धों ! 
नारी पुकार सुनियों करुणैकसिन्धों ! 
आवबो स्वकीय गृह बाहर नाथ ! आवौ; 
आवबोौ, न बेर अब आज अहो लगावौ ॥ 


( १० ) 
एतत्प्रदेश-नगर-पु र-खे र-वासी ; 
आबाल, वृद्ध, वनिताजन, दास, दासी । 
भाता समान सब मोहि चहें सदाहीं, 
तो सों छिपी तनिकह यह बात नाहीं ॥ 


( ११ ) 
में हैँ अतीव रुचिराकृत धारि रूपा; 
सेवों सबेहि सम जानि भिखारि भूपा । 
विश्यात विश्व बिच अदभुत शुद्धि मेरी; 
शंका अछीोक यह--होहि मदथ देरी॥ 


( १२ ) 
चाहे लिखें निपट अल्प वयस्क बाल; 
सो अन्यथ्रा न कहूँ कोउ पढ़े त्रिकाल। 
सत्यानुराग मम ईदृश चित लाई; 
बेठे विपक्षि--जनहू सहसा लजाई॥ 


( १३ ) 
तो हे कृपा-कुछू-पते ! गत-पक्षपात ! 
काहेडधिकार मम मोहि न देहु तात ? 
न्यायाधिदेवहि थदि प्रभु ! सत्य बात; 
त्यागे, तदा हठि हलाउस्मि विशीण-गात ॥ 
( १४ ) 
हूँ चारि चारुमति जे विपरीत भाखों; 
स्वार्थान्ध ते तजि सिता शुचि, राख चाखें। 
सौ में करें जू दश पाँच विपक्ष-जाप; 
को बुद्धिशील सुनिहे तिनको प्रलाप ॥। 


२४४ 


द्वि वेदी-का व्य-्म। ला 


( १५ ) 
जो सत्य में गुणवती, नृपधर्मा सत्य; 
प्रायः प्रजा सब चहे यदि मोहिँ सत्य । 
तो सत्यशोल ! तुम कारण तौ बतावौ; 
जा सो मदीय बिनती मन में न छावौ ॥ 


( १६ ) 
सत्यानुयायि सुकरात महादुरन्त; 
प्राणापहारि विष पान कियो तुरन्त। 
गेलीलियोहु भूव भध्य भयो महाना; 
सत्यान्रोध सिगरो जग जासु जाना॥ 


( १७ ) 
ले सत्य पक्ष, तजि जीव, यशः प्रसारा; 
क्राइस्ट कीन्ह चहूँ जानत विश्व सारा। 
तो सत्य जीति करिहौ तुम जो न हा हा ! 
है नाथ ! तोहिं कहिहें सब लोग काहा ?॥ 
( १८ ) 
जेती प्रजा सकल सन्‍्तति तुल्य मेरी; 
मत्प्रीत्ति रीति तिनमें अति ही घनेरी। 
तो लौं सकों न करि तासु तथापि सेवा; 
जो छा सहाय तव मोहिं मिले न देवा ! 


( १९ ) 
नीके निकारि तव इंग्लिश वण शाला; 
इंगलेण्ड माहिं हिबरू यदि होहि भाशा। 
तो मद्विपत्ति सब नाथ ! घरी मेफारा; 
होवे त्वदीय' हृदयस्थ भले प्रकारा। 

( २० ) 
तेरी दया वह कहाँ भगवन्‌! सिधारी ? 
मेरी बिहार महँ जै विपदा विदारी। 
सोऊ त्ववीय करुणा कक्‍्व ? +अकाल जारे; 
लाखों मनुष्य जिंहि अद्धेंमरे उबारे।। 


काव्य-मज्जषा श्ब्प्‌ 


( २१ ) 
कीन्हे प्रजा दुख-विनाशक-काज नाना॥ 
दीन्हे अनेक अबलों अभय प्रदाना। 
अभंग मात्र महँ होहि भलछो हमारो; 
कार्पप्य तदगत न यूक्‍त अहो तिहारो ॥। 

(: २२-) 
- श्रेयः क्रिया जितिक, विध्न बिना न होहीं; 
जानौ स्वयं तउ करौं न कृताथ मोहीं। 
देव ! त्वदीय' नहिं दोष; अभाग्य मेरो; 
पावां न मेरू सन जो कण हेम केरो।। 


( २३ ) 
विद्ददवुरीण तव केतिक देश वारे; 
सानन्द नित्य गृणगान करे हमारे। 
इस्लामजाति-नरपुंगवहू कितेक; 
सत्साधुवाद मम हेत कहें अनेक॥ 

( २४ ) 
तौह अहो प्रभुवर ! प्रभुता बिप्तारी; 
अत्यल्प-विष्न-भय-मम्भ्रम-चित्त धारो । 
मान्‍योौ न ताथ ! अबलों विनती हमारी; 
आइचप्रकारि यह नीति नई तिहारी॥ 


( २५ ) 
जाके सुराज्य महूँ नाश सती न पावें; 
होते सुता न यमराज पुरी सिधावें। 
उदृण्डदाप पति की लहि अल्पबाला; 
प्रणणान्त दुःख सहती न कदापि काछा॥ 


( २६ ) 
ताही प्रभो! बृटिश-बंश विशाल माहीं,॥) 
त्वज्जन्म,--याहि बिप्तरौ निमिषाद्ध ताहीं। 
आगे कहों कह ? कढ़े मुख ते न बानी; 
दुःखातिरेक-वश बात सब भुलानी।॥। 


२४६ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( २७ ) 
माता जुप सुत सुता सन छूटि जाही; 
होवे कितो दुख परस्पर देहदाही। 
लेडी स्वकीय सन या विधि पूछि, नाथ ! 
कीजे यथा उचित; नावहेँ तोहि माथ | 


( २८ ) 
में नारि जाति, अबला, शिथिलाग, दीना; 
द्रव्यादि कार्यकर सव॑ सहाय हीना । 
श्रीमल्ललाम म्यकडानल धाम जाई; 
मध्यस्थ छोडि विनती मम को सुनाई ॥। 
६) 
ताते महान्‌ मदनमोहन माल्जीय' ! 
दीजो पठाय यह पत्रक मदद्वितीय | , 
विज्ञप्ति एक इतनी सुनियों मदीय; 
होवो चिरायु; यश नित्य बढ़े त्वदीय॥। 


१७--सुतपञ्चाशिका 


(८ जनवरी, १९०० के भारतमित्र में प्रकाशित ) 


( १) 


दिन विगत भये पर एक बार, सदवश-जात अति ही उदार।॥ 
चिरमित्र एक मम गेह आय, बोलेहु, यहि विधि मो सन सुनाय ॥॥ 


( २) 


करि राजकाज सब, आज, मित्र! घर आय एक लोकछा विचित्र | 
देखी तिहि “विषयक सर्व बात, हों तोहिं सुनावहँ सुनिय तात ॥ 


( ह ) 


पद धारि गेह, पुनि पट उतारि, जहँ के तह सारे धरि सँवारि | हि 
अन्त: प्रवेश करि, दृश्य एक, लखि मोहिँ भये संशय अनेक ॥ 


काव्य-मज्जूषा २४७ 


( ४ ) 
माता मदीय विस्रस्तकाय, कर में कपोल करि, ज्ीश नाय । 
दृग दोउन से अँसुआ बहाय, बैठी, जनू निज ससु गँवाय॥ 
(५) 
मूख पे लट लटकत तीनि चारि, अवलोकत होवहिं कंप भारि। 
धोती मलीन इक अंग धारि, कहछु सोचति-सी सुधि वृधि बिसारि।॥ 
( ६) 
यह देखि भयो मम विकल चित्त, पत्नी तन हेरन के निमित्त । 
गृहकोण माहि छोचन चलाय, जो दशा दीख सो कहि न जाय ।॥ 
( ७ ) 
मुख ऊपर घूँघुट-घटा तानि, रहि रहि सह सिसकी रुदन ठानि । _.« 
तन वसन सबे महाँ धूरि सानि, फुूफकरति मनहु नागिनि रिसानि।॥ 
( ८ ) 
वतगमन-ताहि, वरु वज्भधपात, सुनिइतो न दुख किय राम मात । 
पृतिनिधन जानि घननादनारि, पाई ने विकलता इती भारि।॥ ५” 
( ९ ) 
पहधम चारिणोी - नयन-धार, लरलूेखि समरय फोरन में पहार। 
अनुमान अमित किय हिये माहि, दुख हेतु सके हम जानि नाहिँ ॥ 
( १० ) 
भयभीत पीतमुख विकलूगात, करकंपत हियरो थरथरात । 
तब जाय मातु पहँ, डरत जात, जिमि तिमि, हम या विधि कही बात ॥। 
( ११ ) 
हे अम्ब ! कहहु किन, भयो काह ? किहि कारण है यह दुख अथाह । 
सुनि सुनि यह मातु ! तिहारि आह, हों पावहें दुस्तर देहदाह ॥। 
(३) 
यदि कीन कोउ अपमान आय, कलिही तिहि ऊपर समन” जाय। 
यदि मेहि मातु ! अपराध-सझ, मम माथ तिहारे पादप ॥। 
ह ( १३ ) 
हे अम्ब ! घैय अवरूम्ब लेहु, इतनो वर माँगे मोहिँ देहु । 
कहिये, कहिये, कहिये, बुझाय, किहि हेतु मची यह हाय हाय ? 


२४८ द्विवेदी-काव्य-मा ला 


(६ १४.) 
सुनि या विधि मह्विनती विभीत, अनुमानि मोहि अतिमात्र भीत। 
जननी दुखपावकदग्व मीत ! आरम्भ कीन इमि बातचीत ॥। 
( १५ ) 
पूछहु कह मोसन बार बार, अनजान बचने तुम हे कुमार ! 
सुधि लेत नहीं मम इष्ट देव, कछु जानि परे न अदृष्टभेव॥ 
( १६ ) 
में और बहू ब्रत किय अनेक; उपवास न जानहुँ धौं कितेक । झ 
सुर ध्यान रो; बहु करो दान; सनमाने भूसुर, बुध, महान॥। 
१७ ) 
बरसों सनन्‍्तान-गोपाल मंत्र-जप भयो, बँधाये विविध यन्त्र | “ 
हरिवंश पुराणहु बार सात, उन सुन्यो; न तउ कछ कहेँ दिखात ॥। 
( १८ ) 
सुनि मंत्र तथैव पुराण वानि, भय भयो न्यून मम, मम्मे जानि। 
& 6 
सुब्यय॑ स्व॑ यह घटाटोप, लखि उपज्यो मन महँ कछुक कोप ।! 
६ 05 ) 
तउ मान्यमातु कर राखि भान्‍य हटठि बीचहि में हम कछ कहा न। 
उन सोइ पूववत अपनि गाथ, गाई इमि मन्‍्द, नवाय भाथ ॥। 
( २० ) 
तुलसी अरू पीपल पेड़ केरि, दस छाख प्रदक्षिण कीन घेरि। 
जल जड़ में इनकी डारि डारि, कितनेक कूप हम किय उघारि ॥ 
( २१ ) 
व्रत बचे कौन जो हम न कीन ? ग्रहदान कौन जो हम न दीन। ७८ 
उपदेश कौन जो हम न लीन ? हा हन्त ! तऊ सुत सुत-विहीन ॥ 
(२३) 
ग्रुचरणन॑ में करि नित्य लीन, . प्रतिमास दीन ओषधि नवीन । 
कीन्हें बहु यद्यपि में उपाय, मम इष्टसिद्धि तउ भें न हाय! 
६ कक) 
यह तनी धन, अरु, धरा धाम; वन, उपवन बाग्र-विभाग, गाम । > 
हे पूत्र ! कौन लैहहि समस्त ? जिय विकल होत गृति वंश-अस्त ।। 


काव्य-मज्जूषा २४६ 


( २४ ) 

बिन पुत्र रही किहि विधि निशान, को दैहृहि हाहा ! पिण्डदान ? 

ये राशि राशि पोथी पुरान, कित जैह॒हिं तजि तव वास-स्थान ? 
बा, 

छल छाँड़ि करहु जउ शुद्ध प्रेम, स्वप्रागहु दे जउ चहहु क्षेम । 

तउ अपनि होहिँ नहिं जे परारि, हे पुत्र ! सत्य बच ये हमारि॥ 
( २६ ) 

यह सोचि, मोचि दिन रैनि धार, निज नेननि ते सुत ! बारबार । 


चर 


में पावह हा हा! दुख अपार, प्रविशों जु होहि महि में दरार ॥4 
( २७ ) 
धिक मोहि, हाय में महा नीच; घधिक भाग्य मोहिं आवे ने मीच ॥ 
घिक धिक धिक में पापिनि महान- जिहि हियो न सुत-सुत ले जुड़ान ।॥ 
( २८ ) 
यहि भाँति विविध विधि करि विलाप; सिर धुति धुनि अति उपजाय ताप | 
तन वसन केरि सुधि-बुधि बितारि, जब थाकी छाती मारि भारि॥ 
( २९ ) 
निज जननी सम्मुख हाथ जोरि, बहु बार विनय करि अरु निहोरि ॥ 
तब बोले हम यों समय पाय, वाणी अवसरही पे सुहाय ॥॥ 
( ३० ) 
है मातु ! वथा कत करहु शोक ? सुनि कहहिं कह बुधिवन्त लोक ? 
जामें न कछ अपनी बसाय, खेदित तदथ को होहि माय ? 
( २१) 
सुत-वदन-धूरि धर भूरि लोक, दुखह महू होवहिं विगत शोक। _ 
यह सब सत्य; पै सुन्‌हु तरव, कर अपने में नहिं ईदवरत्व॥ 
( रे२ ) 
सब होहिं न जग में पुत्रवान, न तथा सिगरे धन-धान्यवान। 
बुधि, विद्या, आदिक सव माहिं, समता सदैव कहूँ होति नाहिं॥ 7 
(३३ ) | 
जाकी दशा जु, तिहि में सुकम, करि तोष युक्त रहिबो हि धम । 
इक पुत्र मात्र सब सौख्य-मूल; अस कहिबो भारी मातु + भूछ।॥। 


२५० द्विवेदी-काव्य-माला 


( रे४ ) 
हे अम्ब ! कहहुँ तोसों त्रिवार, सुत में सुखसोंडघिक दुःखभार। 
यह केवल कल्पित कथासार, न करो तुम कबहँ अस विचार ॥। 
(३५ ) 
हमरे सुत हाहा ! होत नाहिं, अस गुनि, निमग्न दुख-सिन्धु माहि। 
जब होत; तासु रोगादि काहिं रलखि, पुनि दृखसागर में समाहिं॥ 
( २६ ) 
यदि दुष्ट, मूख, व्यभिचारि, चोर, नर पावहिं निशिदिन दुःख घोर । 
यदि गूणी; तासु दीर्घायू हेत, पितु मातु, बने चिन्ता-निकेत ।। 
(३७) 
गूणवान मरे यदि पुत्र हाय! तब तो दुख सीमा नहिं दिखाय। 
अति अगम शोक उर छाय छाय, ले जात तहे जहूँ पत्र जाय।। ४ 
( ३८ ) 
शत सहस माहिँ कहूँ इक सपूत, लखि परे; शेष सारे क्पूत । 
निज नेनति सं स्वयमेव नित्य, जननी ! तुम देखहु सत्य सत्य ।। 
( ३९ ) 
सुविचारि, यथा-विधि, सत्र बात, नहिं मोहिँ खेद कारण दिखात । 
यदि होहि तनय दुर्गूग निधान, सुख दूरि दुःख पावहु महान ।। 
( ४० ) 
यदि निर्गुण अथवा सगृण जात,* निरचय नहिं पहिले होहि मात । 
तो सुत-विहीन रहिंबो हि इष्ट, इक हेत अद्ध को तजहि शिष्ट ॥ 
( ४१ ) 
लखि मातु, पिता, सुतसुता हाहठ, घर घर में सबके अति करार । 
हम भाग्य आपनो धन्य मानि, सुखसो नित सोवहहि वस्त्र तानि॥ 
(६ 2.) 
तुम हौ ज्ब लो तब लौं, तिहारि, आदेश हस्त करिहे हमारि। 
पीछे, त्वदीय कथनानुसार, हल है समस्त अस्त-प्रकार॥ 
( ढेंई ) 
धन, धाम देखि मोको न शोक, यदि होत हाथ मेरे त्रिलोक, 
सब दे, शरदिन्दु-मगूख-भास, हम छूटित यश बिनही प्रयास ॥। 





# जात - पृत्र 


काव्य-मज्जूषा २५१ 


( ४४ ) 
दुदेव जो न अस करन दीन, पत्नी प्रयाण पहिलेहि कीन। हि 
तो, जो यह भारतवर्ष राज, संभारत सबके देखि काज ॥ 
( ४५ ) 
सोई मदीय अत्यल्प धाम, पट, पुस्तक, पृथ्वी और दाम। 
ले, यथायोग्य करि तदुपयोग, सकिहै न, कही अस कौन लोग ? 
( ४६ ) 
बहु पुत्रवान, जनके निश्ञान, मिट गये, न कोऊ कतहुँ जान। 
पै सुयशवान, जउ पृत्रहीन, भे अमर विश्व बिच ताम कीन ॥ ' 
( ४७ ) 
सुतहो सुमुक्ति-दाता प्रवीन; अस बोलहिं केवल बृद्धिहीन । 
जिहि जाति माहिं नाहिं पिण्डान, सब जावे नरकहिं ! कह प्रमान ? 
( ४८ ) 
सत्कम, धरम अरू दयाभाव, उपकार, सदा सरल स्वभाव । 
सनन्‍्मुक्ति हेत येही समथ; . आडम्बर और विशेष व्यथ॥ ४“ 
00, 
भरणोत्तर चाहे मम शरीर, सुरसरित जाय वा ताल - तीर। 
क्षिति, नभ, जल, पावक, पवन-जाल, जहाँ के तहँ जेहहिं अन्तकाल ॥। 
(५० ) न्‍ 
मम बन्धु विश्व, तौ जे विशेष, मत्यीतिपात्र तिनमें अशेष । 
अवलोकि आजु मेरो5दरूम्ब, मन में जनि अचरज करहु अम्ब॥ 
( ५१ ) 
हो सम्प्रति में जिन पैज्नकूल, ते द्वे करें जउ तउ "न झूल। 
सन सम्‌ झब अस, तिन कृपा कीन, गत जन्म, तासु हम फेर दीन ॥। 
६ ५२) 
आचन्त मातु ! ताते विचारि, तुम धरहु धीर, सब दुख बिसारि॥ 
परितोष वाक्य में यों उचारि, आयहुँ इत; सम्मति कह तिहारि है 
( ५३ ) 
सुहृद कथित वानी सत्यतासारपूरी, श्रुतिपष मिआती, वाह वा भाषि भूरी । 
निज मत कहि तासो, वायुसेवा निमित्त, हम उपवन आये दीउ विश्वस्तचित्त ॥ 


२५२ द्विवेदी-काव्य-माला 


१८--स्वन्न 
(४ दिसम्बर, १८९९ के भारतमित्र में प्रकाशित ) 


( १) 
कविवर लक्ष्मणसिह भूप को आत्मरूप अविनाशी, 
नगर आगरा ते चलि पहुँचो जब सुरपुर सुख राशी । 
दरश निमित्त चित्त उत्कण्ठित हिये बढ़ाय हुलास, 
गयो, प्रथमही, और छोड़ि सब, कालिदास के पास ।। 


( २) 


मांसहीन मानस की ठठरी ठठठ समान शरीरा, 
पुतो मनहूँ मुख ऊपर कारो कज्जल जल गम्भीरा। 
रोष-शोक-सनन्‍्ताप-जज रित अस कविकु रू -गुरु-रूप, 
लखि सशंक भयभीत भये अति मन में लक्ष्मण भूप ॥ 


( ३ ) 

क्रमश: परिचय पाय कवीश्वर डगमग पग सम्भारी, 
उठे मिलन हित अश्ुरु बहावत, दोऊ भुजा पसारी । 
सकुचे लक्ष्मणसिह प्रथम, कहूँ हाड़ न हिय गड़ि जाहिं, 
सोचि समृझि पै लयो लगाई निज हृदय-स्थलू माहि ॥। 

( ४ ) 
कछक काल इकएक परस्पर देखत रहे दुखारे, 
मुख ते कढ़े न बात, यत्न बहु दोऊ करि करि हारे । 
क्षत्रिवंश अवतंश क्षणिक महँ धीरज हिये दृढ़ाय, 
बोले; -कालिदास जी ! कहिए अपनी दशा बू्‌ काय ।। 


(५) 
यश दिगन्तगामी तव, मुख पै कत मलीनता छाई ? 
किहि कारण अति कृशित भगों तनु ? दुग जलू कत अधिकाई ? 
सुनि अस प्रदन और दुख दारुण मानहू तोरि कपाटठ, 
निकरि परो लोचन-जल मिस ते गहि मनमानी बाठ |। 


काव्य-मज्जू षा २५३. 


( ६) 
गदगद-कण्ठ विकल, विह्लुल वह रहे दण्ड इक भारी, 
कविवर लक्ष्मण सिह सान्‍त्वना विविध भाँति उच्चारी | 
अश्नु घ्ोंछि बहु बार वस्त्र सों ले लम्बी निश्वास, 
जिमि तिमि दशा सभारि आपनी, बोले कालीदास ।। 


(७) 
इत आये भे दिवस मोहिँ बहु, कवितावध्‌ हमारी, 
रही उतेहिं भरत भूमी मह मम प्राणन ते प्यारी। 
यदपि वियोग होत ही मेरो भइ वह निपट अनाथ, 
पटकि पटकि सिर मित्र ! आपनो फोरो वाने माथ ॥। 


( ८ ) 
छाया यदपि पाणिपल्लव की पाय पवित्र तिहारी, 
रण्डा-दशा-जनित दुख .संसूृति वाने कछक बिसारी। 
हाय ताहि तुमहूँ तजि आये उर कठोरता धारि, 
भिनत्र | मरी अब बिना मीच्‌ वह हाहा ! प्रिया हमारि।। 


(९) 

प्राणिमात्र कह नारि पियारी, जानत सब संसारा; 
कवितावध्‌ू परम रसिका मम हती प्राण आधारा। 
तासु दुर्दशा देखि हिये के होवहिं खंड हज़ार, 
रोरव नरक समान स्वर्ग यह देवे दुःख अपार॥ 

26) 
विक्रम, भोज आदि भूपालन जाहि महा सनमानी, 
छोड़ि ताहि, तोता मना की नृप अब सुनें कहानी । 
दुःख तुम्हें प्रियतमे ! प्रिये ! हा प्रार्णा के ! अथाह; 
सोचि सुखानो तनु मम; मुख ते निकरत निशि दिन “आह' ।। 


(४६४६ ) 
लखि कामितनि कमनीय अरक्षित, विवि लोग, जग भाहीं, 
चाहहि' करन आपनी ताको यदपि योग्यता नाहीं। 
तद्वत कविता प्रिया हमारी इत-उत ऐंची जात; 
हे त्रिशूलपाणे ! त्रिपुरान्तक ! धावहु बिगरति बात ॥ 


२५४ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( १२ ) 
रस के रुचिर भेद नहि जानत तद्यपि बाहु पसारी, 
वा रसिका सों चहहिं, मोहवश, आलिगंन, बलिहारी । 
भाग दूरि घृणा करि जउ वह, सरे न एको काज; 
तऊ बलात्कार में नक्रों आवे तनिक न लाज ॥। 


( १३ ) 
रसिकशिरोमणि कालिदास बिनू, अन्य पुर रस भाषी, 
वाहि लखाहिं हीन, पौदष बित, अहृहिं विबर॒मम साखी । 
पति अब वाहि और नहिं भावे विधवा वर्ष करोरि, 
चाहे रहै सहै दुख दा ण मित्र ! बहोरि बहोरि॥। 


( १४) 
माता सम अथवा भगिनी सम जानि, ताहि घर आनी, 
सेवे जो सनेह यूत, ताकी करें सदा भनमानी । 
तुम औ नासिकस्थ ेले' हू हे प्रत्यक्ष प्रमान, 
दिग्गामिती कीति' दोउन की, जानत सबे जहान ।॥। 


( १५ ) 
अनुचित भाव धारि, हठ ठानी, नर, असमर्थ घनेरे, 
व्यर्थ वशी करिबे कहे ताको, करें यत्न बहुतेरे । 
महा .सरस रमणीया रमणी विरस होति यहि भाँति, 
जिमि हँसी लखि ताल तीर पै उजरी बगुलन पाँति।। 


( १६ ) 
सहृदय-लक्ष ण-हीन सके नहिं वाको जब अपनाई, 
चित्र-विचित्र वस्त्र छल-बढक करि देहि' ताहि पहिराई । 
आडम्बर अस घृणित देखि वह औरहु दूरि पराय; 
हा हा प्रिये ! तिहारी या विधि, दुर्गति देखि न जाय |। 
( १७) 

जरमन में कोऊ पक्षी-पर-खचित टोप उपजाई, 

फ्रांस देश पेरिस में कोऊ चोली चारु सिलाई। 

गोन बचाय पाय लौं कोऊ लंदनवासी वीर, 

करन चहहिं अनुकूल ताहि हठि हाय ! होय सुनि पीर॥ 


लॉ 


काव्य-मज्जूषा २५५ 


( १८ ) 
पूना-नागपू र-मदरासी धोती रग रेगोली, 
लोगन पकरि पकरि पहिराई काली, लाली, पीली । 
कहूँ बनारसी कहँ कलकतिया कहूँ बम्बई जात, 
सारी लाय लाय लिपटाई कविता-कामिनि-गात |। 

( १९ ) 
घेरदार घाधरो अवध को कोऊ बूरो बनाई, 
ग्राम हा शक जिहि लखि, उठे आँख अधिकाई। 
बरबस पकरि प्रिया की चोटो तन महँ दोन ढकेलि; 
हाहाकार सुने नहि नेकहु वाके जानि अकेलि। 

* ( २० ) 

अभि अनर्थ निज नैनपि सों तुम दोख मित्र ! बहुतेरे, 
पूंछहू तऊ भय्रे किहि कारण अंग दूबरे मेरे । 
लखि निज तिय अपमान जासु मुख मषीवर्ण नहिं होय; 
रोष-बवेग वद्य सत्य कहहिं हम, जानहु मनुज न सोय ।। 


६:२३) 
इतनीहूँ करि रसिक-शिरोमणि ये न रहहि अरगाई; 
आगे करे ज्‌ ताहि देखि हिथ दक टक हे जाई । 
वशीभूत जब होति न वह तब तत्प्रतिबिम्ब बनाय; 
राखन चहहिं गेह अपने महें, हा ! हा ! हा अन्याय ॥। 


२२३) ) 
चित्र-कला-कौशल्य सिखे बिन्‌ हस्त लेखनी धारी, 
ब्रठहिं तत्प्रतिरूप उतारन' करि अभिलाषा भारी । 
चिंत्र दुर्दशा देखि उड़े सब मेरे होश-हवास; 
उम्गें एक बारही तीनो क्रोध, शोक, उपहास ।। 


( ररे ) 
प्रतिकृति-लेख-परिश्रम सों जनू पाय प्यास अधिकाई, 
लावण्योदक प्रथमर्ह क्रमशः घट घट जाहि चढ़ाई। 
कोमलता तन की, प्रसन्नता मुख की, बहुरि बहाय; 
ये कृतार्थ होवहिं रविवर्मा के प्रतिपक्षी हाय ! 


लगीं 


२५६ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( २४) 
मुग्ध रूप मोहक कविता को क्रम क्रम सबे नसाई; 
जरठा साठि वष की लिखि कै मारहि वृथा बड़ाई। 
हाट-बाट सब माहि दिखावहि; फूले उर न समात; 
है है विषम-विलोचन ! अनरथ नहिं अस देखो जात ।। 
६२१.) 
महा महाकवि कोउ दिखावत अतिशय हाथ सफाई ; 
अंग अंग कविता की दुग ति करें नित्य अधिकाई । 
यदि कटि लिखें, न कुच; यदि सीधो कर, मृख वक्र बनाय; 
एक पैर काटे, इक राखें, त्रिनयन ! होहु सहाय ॥। 
(२६), 
श्रीभवभूति आदि औरहु कवि रसिक-शिरोमणि सारे; 
बसि स्वग हु में सहत याहि विधि कष्ट नरक सम भारे। 
निज निज प्रिय-कविता-बनिता की देखि दुर्दशा भूरि; 
धुनो करें सिर, अकविवुन्द को साहस निद्य बिसूरि।॥। 
( २७ ) 
कविता-कुलकामिनि कलाप की दुगति कहि नहिं जाती; 
को अस सहृदय विश्व बीच, सुनि जाकी फटे न छाती ? 
इतनो स्वप्न देखि हम, इक निश्षि, जागे प्रातःकाल; 
क्रालिदास नहि, कहुँ, तथैव नहिं लक्ष्मणसिंह भूवाल ।। 


न्‍सकन->त->म« सारकामलाक तरनननसछा न्याकममपण सदन, 


१ ६--मेघेपालम्भ 


(४ सितम्बर, १९८९ के हिन्दी-वंगवासी में प्रकाशित ) 


(१) 
मेघ ! त्वदीव अनिरीति सही न जाई; 
कहूँ न बूँद, कहूँ दीन नदी बहाई। 
नावौ धराधरनि ऊपर वारिधारा; ४ 
अत्यन्त घोर अविचार अहो तिहारा |। 


फ्‌!० १७ 


काव्य-मज्जूषा २५७ 


(२) 
नीकी यथासमय वृष्टि भये बिनाहीं, 
बोयो न बीज जिन लोगन भूमि माही, 
तन्मम्म कन्तक कथा सुनि हाय ! हाय ! 
होवे न को विकल दुःसह दुःख पाय ? 
(३) 
देखें कहूँ कहुँ जु शस्यलूता-वितान; 
ज्वारी, तिली, मृदुल् मुदगल, मोठ, धान | ._... 
ज्यों ज्यों सुश्राहि नित ते, दुखिया किसान, 
त्यों त्यों करे रुदन; सूखत जात प्रान ॥। 
(४) 
सप्ताह, पक्ष, दिन, रैनि, घरी प्रमान, 
त्वन्मागं दीख हम सव्ब॑ सदा समान। 
बीते द्विमास नहिं वारिद ! वारिदान; 
ठानी कहा ? कत करौ विनती न कान ? 
7 2 
“आरद्द्रान्ति रात्म बहुशः करुगाद होही'; 
भूली तदुक्ति कवि की कह आजु तोही ? 
देखो, सुनो, जलद ! चित्त करो विचार; ५४ 
हाहामयी सकलरू ओर उठो पुकार ॥ 


(६) 
तेरे बिना गगनमंडल नाहि सोहै ; 
कोउन्य त्वदीय चपला बिनू चित्त मोहै ? 
है मेघराज ! तुम आज कहाँ सिधारे ? ४ 
हारे पुकारि हम भूतलछ लोग सारे। 
(७) 
एहो घन ! प्रथम आय महा अथाह, 
हाहा बहाय जिन दीन पय:, प्रवाह । 
देवों न बूँद इकहूेँ, तुम सोह भाई ! 
लज्जाहु, दीन दुख देखि, तुम्हे न आई ॥॥ 


२५८ द्विवेदी-काव्य-मा ला 


( ८) 
चारा नहीं; चराह काह पत्मृ बिचारे ? 
सुखीहु घास मिलती नहिं, खोजि हारे । 
जो लोग-कष्ट रूखि तोहिँ दया न आवे; «८ 
तो काह मूक पशु-दुःखहँ ना दुखावे ।। 


(९) 
वापी, तड़ाग, अरु कप सुखान छागे; 
पक्षी, पद अबहि ते बिललान लागे। 
रोग प्रजाविपिन-तीक्ष्ण-कुठार जागे ; 
पानी बिना न बचिहें इकह अभागे ॥। 


( १० ) 
श्रीकृष्ण-वर्ण कहणाकर केर पाई; 
सीखी कहाँ इतिक मभेघ ! कठोरताई ? 
प्राणातिरिक्त हरि की प्रिय धेनू सारी; 
देखो, उठाय सिर, काह कहे दुखारी ? 


( ११ ) 
अन्नाम्बुदान जिन जीवन को हमेश, 
दे प्राणरक्षण किग्रो तुम निविशेष । 
कारुण्यपात्र तिनही कर आजु का हा, 
हत्याप्रकाण्ड करिहो घन ! घोर हाहा ? 


( १२ ) 
ताते अहो जलरूदराज ! हिए विचारी, 
आबौ अवश्य जनदीन दशा निहारी। 
नावो यथा-उचित वारि मही-म भारी, 
भारी विपत्ति, यहि भाँति, हरौ हमारी ॥ 


काव्य-मञ्जूषा २५९ 


२०--शर त्सायजड्ञल 
( १३ नवम्बर, १८९९ के भारतमित्र में छकाशित ) 


( १ ) 
जाके पूर्व, प्रतिपद, घने केतकी-कुञ्ज, बाग, 
भाँसी में है विमल जल सों पूर्ण 'लक्ष्मीतड़ाग | 
एक प्यारो सुहृद संग ले, जाय तत्तीर देश, 


सायंशोभा शरदऋतु की देखि जो जो विशेष ॥। 


(२) 
सो सो सारी गूनि निज हिये नित्य ही बारबारा, 
मोदोद्रेकद्रवित सिगरो देह होवे हमारा । 
कोकाबेली, पवन सियरी, वारि की चारुताई, 
को है ऐसो, करहिं नहिं ये जासु तल्‍लीनताई ? 


( ३) 
नाना पक्षी अरुण पियरे पाद औ चंचुवारे, 
- चन्द्र-ज्योत्स्ना-सम-सित घने पक्षतिद्वन्द्र धारे। 
धीरे घीरे विरुत मिस ते स्व साथी बुलाई, 
ऊँची ग्रीवा करि करि उड़े पंक्ति सो पंक्ति छाई ॥। 


(४) 
थोरी केला करूकल भयो पक्षिसम्भूत भारी; 
मानौ शालाशिगुगण तहाँ वेदवाणी उचारी । ४” 
पदचात भृद्भा55रव तजि, चहूँ पूर्णतः शान्ति छाई; 
तत्कालीन प्रियवर ! कही जाय ना रम्यताई ॥। 


(५) 
चेतो हारी सुभगनवलानारिवक्षोजरूपा, 
ऊंची ऊंची कुमुदकलिका स्वच्छ अच्छी अनूपा । 
बारंबार स्परशि सलिल स्तिश्धता संग लाई; 
गन्धोद्याही अनिछू अखिल श्रान्ति देवे नसाई ॥। 


२६० द्विवेदी-का व्य-मा ला 


(६) 
शाली-पं क्ति-प्रचु र-रचना शोभती जासु तीरा; 
अम्भोजा55डी-दल सन छिपो मध्य में जासू नीरा । 
छोटी छोटी चपलर शफरी खेलतीं जासू माहीं;। «४ 
शोभाशाली अस सर करी काहि संतुष्ट नाहीं ? ।॥ 


(७) 
येही भूज्भ भ्रमि दिवस में पदह्मचिनीसआ माही; 
आये धाई शठ अब इते; नेकहू लाज नाहीं । 
मानो योंही कुमुद वनिता षट्पदब्नात काहीं; 
वाताघातच्छल सन शिर: कम्प के के रिसाही ।। 

( ८ ) 
ज्योंहीं सायंसमय सविता रक्तिमा धारि भारी; 
अस्त प्रायः भयहु गगनग्रामलीला निवारी ! 
त्योंहीं काष्ठानलू महेँ जरी व्योमलक्ष्मी दुखारी, 
तारारूफ़ी प्रकटित' करीं आपनी अस्थि सारी ॥। 

(९) 

ज्योंहीं चण्ड्यूति दुरि गयो, चन्द्रमा त्योंहि आई, 
व्यक्त व्योमाड्भरण महँ भयो हष॑ निःसीम पाई । 
होवें एक प्रमुदित, पर त्रस्त तत्काल लोग; 
हा हा देखो विषम विधि के पृव्वकर्म्मानुयोग ! 

( १० ) 
जैसे जैसे विशदशशि की भासपीयू राशी; 
आकण्ठाभ्र द्रुततर करी पान, ले ले उसासी । 
तेसे तेसे विकसनगति ब्याज ते एक एका, 
देखादेखी कुमुद उदरस्फोट पावें अनेका ।। 


( ११) 
ऊँची ऊँची चपरहूलहरीमध्य देखो निशेष- 
च्छाया काँपे भनहुँ भय सों भानु के निविशेष । _/ 
जौह लोकत्रय यशकथाकौमुदीकीर्ण होवे; 
तौहू को न प्रबकू-रिपुज-त्रास सों बैय खोवे ? ।॥॥ 


काव्य-मञ्जूषा २६१ 


( १२ ) 
नेत्रानन्दप्रद शरद की चन्द्रिका चारुताई; 
मन्द स्तिग्ब-इवसन-सुखमा, नीौरठीछा निकाई । 
होवे चित्तस्थित जब, रहै मोद मर्य्याद नाहीं। “४ 
आधि, व्याधि, क्षण भरि, जिती सर्व बाधा बिलाहीं ।। 


२११--श्रोधरसप्तक 


(२५ दिसम्बर, १८९९ के भारतमित्र में प्रकाशित ) 


(१) 
बाला-वधू-अपब र-अद्भुत स्वादुताई, 
द्राक्षाहु की मबुरिमा, मधु की मिठाई । 
एकत्र जो चहहु पेवन प्रेम-पागी, 
तो श्रीधरोक्‍त-कविता पढ़ियेउनु रागी ॥। 
(२) 
पीयूष है यदि पदार्थ , यथार्थ कोऊ, 
काहे न ताहि करि पान प्रसन्न होऊ ? 
प्रत्येक पद्य, प्रति पंक्तिहु में क्षदाहीं; 
सो विद्यमान कवि-श्रीध र-काव्य माही ।। 
(३) 
जाकी कवित्व-पद-कोमलूताइधिकाई, 
आबाल-बृद्ध-जन चित्त रूथों चुराई। 
सोई कवीन्द्र विजयी जयदेव आई ; पडा 
लीन्ह्यो५वतार कह श्रीधर-देह पाई ? 
( ४) 
माधुय्य॑मंत्र, रसरज्जन-सिद्धि धारी, 
अत्यन्त-कोमलरू-कवित्व-कलाप-कारी ; 
जाके कहे सुयशगीत सुने सुरेश, 
आयो सु अग लपुरी कह किन्नरेश ? 


७ 


नल 


२६२ द्विवेदी-काव्य-मा ला 


(५) 
कोऊ कहूँ मृदुल पद्म सके बनाई, 
स्वारस्य-युक्त कहूँ कोउ सुअर्थ लाई । 
लालित्य-लास्य, रसराशि, सदर्थ गाथा; 
सोहे सदैव सब श्रीधर-काव्य साथा ॥। 
(६) 
बानी बसे सुकवि-आनन में सयानी, 
भानी जू जाय यह बात सुनी पुरानी । 
तो सत्य सत्य कविता कबिरत्न तेरी, 
.वाही त्रिलोक-परिपूजित-देवि प्रेरो ।। 
(७) 
तोसों कहौं कछ कवे ! मम ओर जोवौ 
हिन्दी-दरिद्र हरि तासु कलंक धोवो । ४ 
होवो शतायु; सुख सों रहि, दुःख खोवबौ, 
फैले त्वदीय यश; स्व-व्यथा विग।वौ । 


२२--प्लेगस्तवराज 


(१९ मार्चे, १९०० के भारतमित्र में प्रकाशित) 


3 अरय श्री प्लेगस्तवराज-महामन्त्रय डाक्तर यमराजाचार्य डबल 
 शम०, डबल डी०, ऋषि: ४ पटापटच्छन्द:; श्रीप्लेगदेवता; ह्रींशक्ति:; ्रीं 
कीलकम्‌; बदबीजम; सर्व--स्वाहाकरणाथ जपे विनियोग:। 

3“ हीं म्रीं मारय मारय मारय--इति मंत्र:। अथ करन्यास -““चूहा- 
वाहनाय अगुष्ठाभयां नमः । होशहारिणे त्जनीभ्यां नएः। महाक्लेशकारिणे 
सध्यमाभ्यां तसः काल-स्वरूपिणे अनाभिकाभ्यां नमः । प्रचण्डशक्तिधारिणे 
कनिष्ठकाभ्यां नमः। प्राणसंहारिणे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । अथ 
अंगन्यास:। महाशूलोत्पादकाय हृदयाय नम:। पकड़ कर प्लेग अस्पताल नेत्रे 
शिरसे स्वाहा। अंग प्रत्यंगदारुणपीड़ादात्रे कवचाय हुमू। अत्युग्रसन्निवातकल्रें 
नेत्राभ्यां वौषट। [हह्दारपुत्रकलत्रबन्धनविनाशिने अस्त्रत्रथाय ठ! अथ 
बैयानम्‌:--- 


काव्य-मज्जूषा २६३ 


ध्यायें सदेव मनृजनक्षयहेतुभूतम्‌ , 
दंष्ट्राकरालवदनं किल कालहूपम । 
प्रणापहारकरणे निपुण्ण नितान्तम्‌ , 
प्लेगे विशालबदकारणमादिदेवम ॥। 


२--अथ पृजापद्विति: । इस पूजा में प्लेण की आराधना करनेवाले की 
अश्वुधारा पाच्य है। उसके कुटुम्बियो की आँखें अर्धा है और उनसे गिरवेवाले 
जल अर्घ है। दाँत पीसना अक्षत है। हाय हाय करते हुए ऊध्व श्वास लचा घूप 
है। निराशा दीप है। दवाइयाँ पुष्प हें। सन्निपातनाशक लेप चन्दन हूँ । ब्रा 
मधपक है। धर की अथवा अस्पताक की चारपाई यूप (खूँटा) हैं। उसी 
यप में, बलिदान के निमित्त, आशारूपी रज्जु से प्राणपशु बचा है। औषधोपचार 
खड्ग है । डाक्टर हाफकिन पुरोहित हैं । 

३---अथ स्तवराज: । हे प्लेग ! हे प्लेगराज ! हे मारकासुर ! आपको हम 
किस नाम से पुकारें ? विष्णुसहल्ननाम के समान यदि एक प्लेग सहख- 
नाम बनता तो भी आपके नामों की गणना निःशेष न होती | कोई आपको भरी 
कहता है, कोई विसर्प कहता है, कोई प्लेग कहता है, और कोई अ्न्थिक _ 
सबन्निपात कहता है। परन्तु ठीक ठीक कोई नहीं कह सकता कि आप कौन हूँ। 
रूप तो आपका समझ में आगया है; परन्तु नाम अभी तक किसी की समझ 
में नहीं आया । अतः हे बोखार के खालू ! हे बद के दादा ! हे सच्निपात 
के प्रपितामह ! आप तब तक यही नाम ग्रहण करें। 

४--आप ब्रह्मा हैं । इसमें कोई संदेह नहीं। नही, नहीं, ब्रह्मा से भी 
बड़े हैं । ब्रह्मा बिचारे को उत्पन्न करना ही आता है; मारता नहीं आता; 
मार वह एक खटमल तक भी नहीं सकता । परंतु आप विलक्षण स्वयंनू 
देव--क्या दानव हैं। बिना सुचना के, बिना पूर्व-हप के, अकस्मात्‌, कुक में 
रूसी सेना के समान, आप प्रकट हो जाते हैं और एक एक का संहार 
करते चले जाते है। अतः है रुद्रब्नह्मरूपिगे युगपत्र सृष्टिसंहारकारिणे तुथ्भ्यं 
नमोस्तु । 

५-हे ब्यूबानिक प्लेग ! आप वामन-ओ, नो, (0, ४०) त्रिविक्रम 
है । पहले आपने अपना बालरूस्वरूप बम्बई में दिखलाया था; फिर धीरे 
'धीरे पूना, शोलापुर, धारवाड़, बंगलौर, मदरास, कराची, पंजाब, नागपुर, 
कलकत्ता आदि तक बढ़ कर अब पश्चिमोत्तर देश में भी आपने अपना पर 
फैलाया है । परन्तु याद रखिए, आपका आगे बढ़ना अच्छा नहीं । आ क 


२६४ द्विवेदी-काव्य-माला 


हौसला दिखलाने से सर अंटोनी मेकडानलरूपी बलि आपको सात समुद्र पार, 
महाप्रढय तक, अहोरात्र खड़ा रक्खेगा। अतः होशियार ! 

६-हे महामारी के मामा ! आपकी सत्ता सब कही जागरूक है ; अतः 
आप सर्वब्यापी विष्णु हे। आप सह्खलिग स्वयंभू शंभू भी है, वर्योंकि गिल्टी 
के बहाने आपका लिंग मनृष्य की बग्मल में, गरदन में, जाँघध की जड़ में 
सब कहीं आपही आप उत्पन्न होजाताहै। नलक्षणों से आप हरिहर-रूप 
हुए। अतः हरिहराका रामुदारां तनुँ” ते नमः ॥ 

७-हें विसर्प के बाबा! कहते डर छगता है ; परन्तु हम कहे ही 
डालते हैं कि, आप अजीब सिफारशी टटट है। पहले और दूसरे दर्ज के 
टिकट का हालूचव दिखलाते ही आप अपने भक्तों को अभय कर देते 
है। फिर चौसा के मौसा की भी दारू नहीं गलाई गलती। परन्तु यह 
रिश्वत सच्चे दिल से न देने से, आप देनेवालों को अलीपुर, नैनी इत्यादि 
में बने हुए बिना भाड़े के बड़े बड़े घरों की हवा खिलाते हैँ। 
लोग कहते हे कि मकक्‍्खी और बाल हजम करनेवालों ही को रिश्वत 
हजम होती है, फिर, आप भला क्‍यों न हज्म कर सकें ? आपने तो अनगि- 
नत जीव और बालों से ख़चाखच भरे हुए अनगिनत मूंड़ खाये हैं। हे सबे- 
भक्षक ! मनुष्यों की अन्धी खोपड़ी आपका स्तोत्र गाने में असमर्थ है। 

८-है सन्निपातराज ! हमने सुना है "के जब आपका भानृषी नैबेद्य कम 
हो जाता है तब आप बंदरों पर भी हाथ फेरने रूगते हैं। परन्तु ज़रा पुरानी 
दिल्‍ली और पुरानी रूुंका का स्मरण कर लीजिए। आपके लिए इतना ही 
इशारा काफी है ! 

९-हे नरारण्यहिरण्ये रत ! आपको साक्षात्‌ अग्नि कहने में क्या आपत्ति 
है ? आपका आगमन होते ही ज्वरा्नि का वेग डाक-गाड़ी की गति के 
समान बढ़ता हुआ, थोड़ी ही देर में, खाण्डव जलाने के समय का-सा रूप धारण 
करता है। अतः अग्निमीडे प्लेगरूपं त्वं मां पाहि पुरोहितम्‌ । 

१०--हैं लयंकर प्लेग ! आपके दया तो छ ही नही गई। निर्दयता 
में आप नाना साहब के भी नाना हैं। ज़रा ज़रा से बच्चों को आप बिना 
बाप का कर डालते है । जिनका द्वि रागमन तक नही हुआ ऐसी अल्पवयस्का 
बालाओं को आप विधवा कर डालते हैं । जिनके एक ही पुत्र है उनको भी आप 
अपुत्री करने से नहीं हिचकते । जान पड़ता है आपके कलेजा ही नही है ! और' 
अगर है भी तो ईस्पात का है; अथवा पत्थर का है। अतः है “वच्जादपि 
कठोर / आपको दूर ही से दस्तबस्ता सलाम करना चाहिए। 


काव्य-मञ्जूषा रद५ 


११--है प्लेगावतारी कालभरव ! आपका नाम सुनते ही कलेजा काँप 
उठता है। नगर में आपका आगमन होते ही घर, द्वार, लड़केबाले कपड़े-छत्ते 
छोड़कर, मनुष्य इतस्ततः भागते फ्रिरते हैं; परन्तु आप उनको फिर भी 
नहीं छोड़ते । आपका प्रचण्ड दण्ड उठते ही इमशान-यात्रा का प्रस्थान लोगों को 
रखना ही पड़ता है। आपकी बदौलत अगणित कपार दुलकते फिरते है। 
हाँ डयो के भी इतने ढे र हो गये है कि एक कया चाहे लाखों दण्ड तैयार कर 
लिय जावें। सर्पो का जनेऊ बनाने की तो बात ही जाने दीजिए, क्योंकि आप 
स्वयमेव वासुकी, काली आदि सर्पों से भी अधिक भयंकर विषधर हैं। 
अतः-- 
करकलितकपाल: कुण्डलीदण्डपाणि- 
स्तरुणतिमिरनीलबव्य, लयज्ञापवीती । 


यह वर्णन आपके अनुरूप नहीं; इससे बढ़कर होना चाहिए ! इतनी 
शिष्टता आप अवश्य दिखलाइए कि जो आपके मंत्र का अनुष्ठान करें उनको 
अपनी दंष्ट्रा से बचाये रखिये । मंत्र आपका यह है :-- 
3“ हीं प्लेगाय जीवितोद्धारणाय कुछ कुरु प्लेगाय हीं 4 
१२--हे गिलटी रोग के गवर्नर ! आपके यमराज होने में कोई संशय 
नही । यमराज तो एकही आध के ऊपर कभी कभी अपना त्रिश्यूल उठाते 
हैं; आप तो कुटुम्ब के कुट्म्ब स्वाहा करते चले जाते हे; परन्तु फिर भी 
आपका पेट नही भरता। आपका झूल बहुत ही भयानक है। आप अपने वाहन 
भेसों से तो नही बोलते / परन्तु गणेश के बाहनों को ढूँढ़ ढूँडढ़ प्लेगलोक को 
पहुँचाते है । गणेश ने भी आपसे बदला लेने के लिए डी ब्रिटेन साहब को अपना 
एजेस्ट बनाया हैं । यही कारण है कि जो अहमदाबाद के आस-पास आपका एक 
भी प्यारा भेंसा और उसकी एक भी प्यारी भेस नहीं बचने पाती। उस प्रान्त 
में आप बहुत दिन तक रहे हैं; इसी लिए गणेश ने वहीं अपनी एजेन्सी खोली 
है। हममें तो बदला लेने की वय। आपके सम्मुख होने की भी शक्ति नही । 
अतः, यस्य छायामूत॑ यस्य मृत्यु; तस्मे देवाय भवते हविषा विधेम । ह 
१३-हे प्लेगराज ! आप रसिको के शाहन्‌शाह हैं। महामारी का अस्प- 
ताल आपकी राजवानी है । पुलिस और पलटन के गोरे आपके पताकाधारी 
नक़ोब हें | डाक्टर आपके पार्षद हैं । सेप्रीगेशन कैम्प आपका क्रीड़ाकानन 
है। वही आप और आपके आश्रित लोग नाना प्रकार की क्रीड़ायें किया करते 
है । कभी जल-विहार देखते हैं ; कभी एक एक की गठरी खोलकर चित्र- 


२६६ द्विवेदी-का व्य-माला 


नी 


विचित्र वस्त्र और वस्तुझ्नों से अपने नेत्र सफल करते हैं, और कभी स्व्री- 
पुरुषों की गिल्टियाँ टटोलते हैं। इसी प्रकार आप अपना दिल बहँलाते रहते 
है। जिसमें आप प्रसन्न रहें उसी में हमारी भी प्रसन्नता है ; परन्तु हमारे आबरू 
रूपी जहाज की पतवार जो आपके हाथ में है, उसे मत 'छोड़ दीजिएगा। हम 
हा हा खाते है ! त्वां प्लेगदेवं शरणं प्रपद्ये । 
१४-हे सन्निपात-शिरोमणे ! आपको हम सफ़ाई के मोहकर्में का सबसे 
बड़ा अफ़सर समभते हैं। आप मनुष्यों की, चूहों की और बन्दरों की तो सफ़ाई 
करते ही है, मकान और गली-क्‌चो तक की सफ़ाई आपके भय से, समय समय 
पर, हुआ करती है। यों साल में, दिवाली पर, एक ही बार मकानों की सफ़ेदी 
होती थी, अब आपके प्रभाव से कई बार दिवाली के दिन याद आते 
हैं। ऐसे तो आप गनन्‍दे मकानों के भीतर चोर के समान छिपे पड़े रहते 
हैं; परन्तु सफ़ाई होते ही आप भग खड़े होते है। इससे हम क्या समर्मे ? 
सफ़ाई से आपको रग्बत है या नफ़रत ? आपकी माया कुछ समभ में नहीं 
आती ! अतः, मायाबिनं त्वां शिरसाभ्युपैभि । 
१५-हे सर्वापहारिन्‌ ! जिस क्ृपाकटाक्ष से, जिस दयाद्रभाव से, जिस 

प्रेमद्ष्टि से आप इस समय डाक्टर और दाइयों को देख रहे है, उसका 
विचार करके बृद्धि चक्कर में आ जाती है। आपही के भाव से आजकल इनकी 
घेली छ: टके की चल रही हैं। आपकी कृपा का एक कण इस ओर भी आने 
दीजिए। स्त्री को पति से, पुत्र को माता से और सेवक को स्वामी से पृथक 
होते देख अपने बज्त हृदय को द्रवीभूत होने दीजिए। घरों का तोड़-फोड़ 
ओर गृहस्थी के सामान का सत्यानाश होते देख क्या" आपका कठोर कलेजा 
जरा भी नही दहरूता ? आपका स्तवन करने की हममें शक्ति नहीं। हम 
एक यः कश्चित मनुष्य हैं। अतः हमारे थोड़े ही कथन को आप बहुत 
समभिए।। हे ज्वरज्जालामालित्‌ ! हे प्रतिप्रलयकारिन ! हे करालदंष्ट्रकाल ! 
हे मनृष्यक्षयकारक प्रवण्ड पेंच ! अब हम आपका स्तोत्र समाप्त करते है । 
इसका हम यही फल आपसे चाहते है कि इस स्तोत्र के पढ़ने वालों की ओर आप 
कभी भूल कर भी दृुकपात न करे ! ४० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: ! ! ! 

इमां प्लेग महाराज ! पूजामादाय भामकीम । 

गच्छ त्वं रौरव॑ घोरमित आयाहि मा पुनः ॥। 

यदक्ष रपदश्रष्ठट मात्राहीनज्च यद्धवेत । 

तत्सवे क्षम्यतां प्लेग शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ।॥। 


सर 
_मिवरोकारक को अर अपादाकरे: भाएकमा> प्लााधपा-पता:+०बूइए प६०७+३स, भ्यवासभया८ 22४र८ंसद़ी क्रम जज 


काव्य-मज्जू षा २६७ 
२३----अयोध्या का विलाप 


(माच १९०० के सुदशन में प्रकाशित) 


(१) 
प्रासाद जासू नभमंडल में समनने; 
प्राचीर जासू रूखि' लोकपह सकाने । 
अत्यन्त दिव्य, दृढ़, दुग विछोकि जाको, 
आइचययूक्त मन मुग्ध भयो न काको ? 


(२) 
जाकी समस्त सुत्रि सम्पति की कहानी, 
नीचो नवाय सिर देवपुरी लजानी ।, 
ताकी अरे निपट निष्ठर कारू ! ऐसी, 
तूने करी शठ ! दह्या अति ही अनैसी ॥ 


(३) 
प्राचीर नाहिं; नहिं ढुग; न सौधमाला; 
अटटालिकाहु नहिं हेरि परे विशाला ।४ 
उध्वस्त, जज रित, भग्न शरीर मेरो, 
हा हा ! न जाय अब मोसन और हेरो ॥। 


(४) 
हे राम ! हे कुश ! रघो ! रविवंशदीप, 
दुष्यत्त ! भव्यभरतादि महाभहीप ! 
नाना विपत्ति सहि, हाय ! महादुखारी; 
नामावशे अब होति पुरी तिहारी ॥। 


(५) 
सायंप्रभात जिन गेहनि में सदाहीं, 
सत्सामगान तजि दूसरि बात नाहीं। 
भल्लूक कुक दिन-रैनि तहाँ मचावें; 
लाखों श्रगाल रव घोर घने सुनावें ॥ 


२६८ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


(६) 
रत्नप्रदीप रविरश्मि छठा समान, 
दोभायभान जहूँ भे अतिदीप्तिमान । 
देखो तहाँहि इकह नहिं दीपबाती; टी 
काहे न होय अजहूँ दुइ टुक छाती ? 


( ७) 
उत्तृग-कुञ्जरघटा सुख सों अन्हाई, 
कीन्हे जहाँ जलविहार सदैव आई । 
हा हनत ! वाहि सरयूतट पे घने रे, 
बूढ़े वराह, खर आदि फिरे सबेरे ॥ 


( ८) 
साननन्‍द राजगण चामरछलत्रधारी, 
कीन्हथौ प्रवेश जिन द्वारनि तें सुखारी । 
पैठें कढ़ें तिनहि ते अब हाय ! हाथ ! 
निःशंक चोर चमगीदड़ वृन्द आय ॥। 


(९) 
वापी; जहाँ जलजजाल खिले सुहाई; 
काई कठोर तिनमें सब ओर छाई। 9 
रत्नादिराशि जहँ हाय ! हती घनेरी; 
* फैली तहाँहि अब कंकरकेशढे री ॥ 


( १० ) 
दिव्यातिदिव्य रुचिराकृति गे हराजी; 
गच्ची महामणिमयी जिनकी विराजी । 
हाहा ! अभाग्यवश, आज तहाँ कटीली, 
है कंटकारि उपजी सित, पीत, नीली ।। 
(११) 
न्दुप्रियामणि अनेक रहीं जहाँहीं; 
जाले लगे मकरिकागण के तहाँही । 
हौ' में सुनी जह॒हि कोकिलकंठ कूक; 
बोलें अमांग लिक बोल तहाँ उलक ॥ 


काव्य-मज्जूषा २६९ 


( १२ ) 
चन्द्रानगी कमलकोमल-गात नारी, 
क्रीड़ा विचित्र जहँ कीन निशाम भारी । 
हाहा ! तहॉँहि अब वन्यबिलाव-बाला, 
निद्व॑न्द हन्दसुख लूटाहिं सत्रकाला ।। 


( १३ ) 
बिच्छू, विषाक्त अहि, मोहि सदा सतावें, 
उन्मत्त-मकट निरन्तर ही ढहावें। 
दे चारि चिह्न मम जो अजहूँ दिखाहीं, 
है हैं विलीन सोउ सत्वर भूमि माहीं ॥ 
( १४ ) 
अत्यूच्च मन्दिर महाहँ जहाँ रहे है, 
देखो, तहाँ, कबर, आज, चहूँ छये हे । 
अल्लाह और बिसभिल्लह आदि बैन, 
कीन्हीं तहाँ वधिर मोहि सुतो परे न ॥ 
( १५ ) 
जाही स्थल प्रचुर हीरन सों सवारो, 
सिहासन-प्रवर राम रहो तिहारो । 
पर्णाल्यस्थ, तह मस्जिदमध्य, देखी, 
दंवन्मू ति, दुःखदव मोहि दहै विशेषी ।। 
( १६ ) 
है कोसलस्थजन ! रामपुरी दुखारी, 
नाशोन्मुखी, नयननीर बहाय भारी । 
सारी विपत्ति अब आज तुम्हें सुनाई, 
माँगें विदा अह॒ह ! अन्तिम शीद्य नाई ।। 
( १७ ) 
जो प्रीतिलेश कछू होहि स्वधम माहीं, 
जो पै दया तुभहि वंचित कीन्ह नाहीं । 
जो देश-भक्ति हिय में कछह तिहारे, 
तो धाय शीघ्र अब कष्ट हरौ हमारे ॥ 


२७० 


द्विवेदी-काच्य-मा ला 


( १८ ) 
नाना नरेश अजहूँ चहूँ ओर छापे, 
मेरेहि सन्निकट एक अहो सुहाये । 
अत्यल्पह॒ यदि मिले इनसे सहाय; 
तौहू अदृश्य नहिं तोहँ विनाश पाय ॥ 
( १९ ) 
प्राचीन चिह्न अभिभावक छाटवीर ! 
हे दुज्जनान्तकर कज्जन ! धम्मघोर ! 
लीजौ बचाय म्रियमाण शरीर मेरो; 
कल्याण होय सब काल दयालु ! तेरो ॥ 


२४---ऊतत्ञता प्रकाश 
(अप्रैल १९०० के सुदशन में प्रकाशित ) 


(१) 


काहे प्रजाववन आज विकाशमान ? 
उत्साह हु सब कहूँ कत वतमान ? 
अज्ञान बाल-वनिताहु सबे समान, 
चर्चा चहँ दिशि करें कह मोदमान ? 
(२) 
संवादपत्र कत आज सहसख्रवारा, 
धारा बहाय वचनामृत की अपारा । 
पूज्य प्रयागनगर स्थित-लाट केरो, 
सप्रेम, शुश्र यश-गान करें घनेरो ? 
( ३) 
सवत्र आज कंत पश्चिम-उत्त रान्त- 
वासी प्रफुल्छ अपने मन में नितान्त । 
न्यायप्रियत्व निज-शासक को सराहैं; 
तत्पूणं-आयु-पद-वृद्धि विधान चाहे ? 


रॉ 


काव्य-मञ्जू षा २७१ 


( ४) 
हाँ ! आज, राज-अनुशासन-पत्र पाई, 
न्यायालयादि महँ, आदर सो, सिधाई। 
हिन्दी असह्य दुख भेलि महा महान, 
बैठी तु रन्‍त उरदू संग सावधान ! : 
(५) 
ऐसो अपूर्त मुददायक दृश्य देखी, 
प्रेमाश्नु-पूर-परिपूरित हे विशेषी। 
आनन्दगीत नर-नारि-समूह गावें, 
सोत्साह उत्सव अनेक सब मनावें ! ! 
(६) 
हे न्‍्यायधाम ! गूग-गौरव-धम्प-धाम ! 
सत्शीलूधाम ! म्यकडानल पूण काम ! 
सारी प्रजा पुलक-पूरित-गात घारी, 
उन्मत्तवत्‌ कहहि जे जय जे” 
(७) 
प्रत्येक काम हलकों अथवा $ति भारी, 
सत्यानुराग तव सव कहूँ निहारी । 
प्राचीन सत्य हरिचन्द गपो भुलाई, 
है सत्य सत्य; न असत्य कहौ बनाई।॥। 
(८) 
अन्यान्य शासक निजाकृति अश्म* रूप, 
है राजमाग महेँ छाड़ि गये अनूप । 
त्वन्मूति नाथ ! रहिहै सुख सों सदाहीं, 
आबाल-ब॒द्ध सबके हृदयाब्ज माही ।। 
(९) 
अन्याय स्रो अननु रक्ति, तथैव, तेरी, 
न्‍्यायान्‌ रक्ति लखि, यों मति होय मेरी । 
न्याय स्वयं, अनय्॑ सों डरि, भागि आयौ, 
आकार धारि तब, भूतलू माहि छायो॥। 


तिहारी || 





* अश्म >पत्यर। 
नी अनय ८" अन्याय । 


२७२ दिवेदी-का व्य-माला 


( १० ) 
सत्यानूरोध, नय* दिव्यदया-विधान, 
तीनौ, त्रिवेणिवत, ये गुण भासमान । 
सीखे प्रयाग सन काह ? कहो बुभाय ; 
हे तीथ राजपुर-लाट ! पुनीत-काय ! 
( ११ ) 
सारी प्रजा महँ निरन्तर विद्यमान, 
वात्सल्यभाव तव देखि सदा समान । 
सन्देह होय मन में यह सोचि बाता, 
को है पिता ? तुमध्थवा निज जन्मदाता ? 
( १२ ) 
विक्टोरिया विजयिनी-वर राज्य माहीं, 
अन्याय-लेशहु कभू कहूँ होत नाही । 
पूरी प्रतीति इहि की हम आज पाई; 
योहीं परस्पर मनुष्य कहें सुनाई।। 
( १३ ) 
हिन्दी-हिता्थ तुम जो कछु कीन्ह आज; 
तत्तुल्यता न सकिह करि अन्य काज । 
लोकोपका रक किये तुम काज नाना; 
पे सत्यमेव सब भाहि इहै प्रधाना ।। 
( १४ ) 
एतन्निमित्त रहिहे चिरकाल सारे, 
ये पश्चिमोत्त र-मनृष्यः ऋणी तिहारे। 
औरौ अनेक दिन राज्य रहे त्वदीय; 
इच्छा इती सफल शंभू करे मदीय ।। 


( १५ ) ५ 
जौ लॉ प्रभो ! बुटिश-शासन-सूय चण्ड'', 
अस्तित्व नागरिक-अक्षर को अखण्ड । 


तौ लौ त्वदीय यश-सौरभ सों विशेष, 
ह्वै है सुगन्धयुत भारतवष देश ॥। 


# नथय >न्याय। | चण्ड -प्रचण्ड । 


काव्य-मव्जूषा २७रे 


२५--बलीववर्द 


(१९ अक्टूबर, १९०० के श्रीवेंकठेश्वर-समाचार में प्रकाशित) 


फा० १८ 


(१) 
बलीवद जो, मद गाय के, गद उड़ाने वाले वीर; 
प्यारे वृषभ वृषभवाहन के, अति दुमंद, अतिशय रणघीर। 
नन्‍्दीश्वर के विशद वंशधर, कंस समान विवेक-विहीन ; 
वदराज ! वृषराज ! बैल्वर ! सुनिये कुछ निज कथा नवीन ॥ 


( २) 
विश्वनाथपुर में जब कोई विश्वनाथ को जाता है; 
सम्मुख वही देख तुमको वह कम्पित हो घबड़ाता है। 
भीम भूवराकार भयंकर रूप याद जब आता है; 
म्यूनी सिपल गाड़ियों के भी बैल देख डर जाता है ।। 


( २) 
जुतो तुम्हीं हल में, गाड़ी मे, चरसे तुम्हीं चलाते हौ; 
बनजारो के गोन हजारों तुम्हीं पीठ पर छाते हो । 
तिस पर, कभी कभी कौड़ी के तीन तीन बिक जाते हौ; 
बधिक-वैध में पड़ जीते ही अपनी खाल खिचाते हौ ।। 


( ४ ) 
बूढ़े हो जाने पर भी तुम कभी विरक्‍्त न होते हौ, 
किसी न किसी काम में, सब दिन, जब देखो तब जोते हौ। 
तुमने साहब लोगों का भी, इस सद्गुण में मात किया; 
इसी लिए, सबने, घर घर में, सादर तुमको वास दिया ॥ 


( ५) 
अतिशय अद्भुत सहनथीलता वुम सदेव दिखलाते हौ, 
मार तड़ातड़ खाने पर भी सिर तक नही हिलाते हौ । 
छिले हुए कन्धे से भी तुम छकड़े नित्य चलाते हौ; 
बहुत कष्ट पाने पर मग में, गिरते हौ, उठ आते हौ ॥। 


२७४ 


द्विवेदो-काव्य-माला 


( ६ ) 
तुम्हीं अन्नदाता भारत के सचमुच बेलराज ! महराज ! 
बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मुहताज । 
तुम्हें खण्ड कर देते है जो महा निर्दश्रीजन-सिरताज; 
विक उनको, उन पर हँसता है, बुरी तरह, यह सकल समाज | 


( ७ ) 
“में जैसा विषयी हूँ वैसा और नही दिखलाता है, 
किसी किसी कामी के मन में यह घमण्ड आ जाता है। 
वह क्या वस्तु तुम्हारे सम्मुख ?, जब तरुणाई आती है; 
काली, पीली, धवल, धूमरी धेन्‌ न बचने पाती है ॥। 


(८) 
इस प्रकार की अनाचारता जब विशे बढ़ जाती है, 
म्यूनीसिपल सभा की, तुम पर, तब रिस अति अधिकाती है । 
पकड़ पकड तुमसे वह अपना कूड़ा-कीट ढुलाती है; 
वहाँ किये का फल पाते हो, सामत पूरी आती है ।। 


(९) 

सजातीय अनगिनत तुम्हारे चक्र छाप छगवाते है; 
दस प्रकार द्वारकापुरी से आये से दिखलाते हैं। 
शंकर-चिह्न शूल अति सुन्दर कोई कोई पाते हैं; 
इस मिष, नये नये, निशिदिन, वे मजे सदेव उड़ाते हैं ।। 

( १० ) 
इसी तुम्हारे जाति-वर्ग ने स्वतंत्रता-सुख जाना है, 
लट-मार में यह अति निष्ठुर नादिर का भी नाना है । 
यह फ़िरक्ा वृषराज ! तुम्हारा गाँव गाँव मे फिरता हैं; 
सारी कृषी स्वर्ग जाती है जहाँ कहीं यह गिरता है ॥। 

( ११ ) 
एक बार म्यूनिसपैलिटी का पाकर अखण्ड आदेश, 
काशी के दुमद साँड़ों ने ढोया है कूड़ा निःशेष । 
दण्ड न पाता है कोई यदि उन्हें चुरावे, डाले मार; 
हुईं नज़ीरें प्यनलकोड पर ऐसी ही कितने ही बार ॥। 


कव्य-मज्जूषा २७५ 


( १२ ) 
अभिमानी में वृषभ ! तुम्हारा लक्षण सभी समाता है; 
तौल तुम्हारी करें उसी से यही चित्त में आता है । 
बलीवद ! मत बुरा मानना, बात सत्य हम कहते हैं; 
भूठ बोलने वाले से हम सदा दूर ही रहते हैं ॥ 


( १३ ) 
गज भी जो आवे, तुम उसकी ओर न आँख उठातें हौ; 
लेटे कभी, कभी बैठे ही, कभी खड़े रह जाते हो । 
अभ्यागत को अभिमानी भी मन मे तुच्छ समभता है; 
वह उसके भानापमान का ज़रा खथाल न रखता है ॥ 


( ९४) 
धनीगव मदमत्त, गले में गोफ-गुन्ज लटकाता है; 
लटका कर, सब काल उन्ही से अपनी आँख लड़ाता है । 
तुम भी मोरपंख का गहना गरदन मे सजवाते हौ; 
देख देखकर उसे मनीमन फूले नही समाते हो ।। 


( १५) 
धनी पुरुष गद्दी के ऊपर, धोतीभर कटि से लिपटाय; 
तुन्दिल तनू पर हाथ फेरता रहता है घमण्ड में आय । 
वृषभराज ! तुम भी निज थल पर भूल पीठ पर से लटकाय; 
पूँछ फिराते हो शरीर पर बैठे ही बैठे सुख पाय ॥। 


( १६ ) 
बलीवर्द ! तुम पशु होने से अविवेकी कहलाते हौ; 
मद पर भी निज उन्मदता से विजय-बड़ाई पाते हो। _. 
साभिमान धनवान पास भी नहीं विवेक फटकता हैं; 
अहंकार-मद में वह अपने चूर सवंदा रहता है ॥ 

( १७) 
यदिच देखना चाहे कोई मूतिमान अद्भुत अभिमान; 
बलीवद ! वह रूप तुम्हारा देखे मत्त-मत्तंग समान । 
अहो भाल, कन्वा विशाल वर, शैल-शिख र सम शीश महान; 
भूमि-भंग-कर अहो श्ंग युग अति उत्तुंग अंग बलवान ॥। 


२७६९ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( १८ ) 
खड़े खड़े जब घोरनाद तुम करते हौ सगव भरपूर; 
तुम्हें देव कर मदमत्तो का मद होता है चकनाचू र। 
होती नही पूछ भी तिस्ध पर अभिमानी नर मोंछ मरोड़; 
ठसक दिखाने के करते है यत्न सदेव करोड करोड़ ।। 
( १९ ) 

में कुबेर; में ही सुरगृर हैँ; मेरा ही सब कही प्रमाण; 
यह घमण्ड रखने वालो का मुख-दशन है पाप-निधान । 
तदपेक्षा हे वृकभ ! तुम्हारा पीवर अण्डकोष-समुदाय; 
अवलोकन करना अच्छा है; सच कहते हैं भुजा उठाय ॥। 

( २० ) 
बिना तुम्हारे अन्न दिये नर यमपुर जाय विचरते हे; 
अत्यादर अतएव तुम्हारा भारतवासी करते हैं । 
बिना तुम्हें, इस वर्ष, देखिये, कितना कष्ट उठाते हैं; 
गुजर और राजपूताना हाहाकार मचाते हैं।॥ 

( २१ ) 
चतुष्पाद-कुलक रव-हिमकर ! हे वृष ! हे अति उपकारी ! 
बना रहे यह देश तुम्हारी कृपादष्टि का अधिकारी । 
बिना तुम्हारे शंकर का भी क्षण भर नहीं गुज़ारा है; 
कारणवश, भटपट, यह हमने अल्प लेख लिखभारा है ॥। 


२६--शेख सादी की अक्तियाँ 


(ब्रजवासी के प्रथम खण्ड की नवम और दहाय संख्याओं में प्रकाशित ) 


(१) 
स्वाभाविक सौन्दय जो सोहे सब अँग माहि। 
तो कृत्रिम आभरन की आवश्यकता नाहि।। 
(२) 
सधन होन तें होत नहिं कोऊ लक्ष्मीवान, 
मन जाको धनवान है सोई धनी महान ।। 


काव्य-मञ्जू षा २७९ 


( ३ ) 
एक' कामरो मे रहें दस साधू सुख पाय। 
दे नरेस इक देश में पे नहि सकत समाय || 

( ४) 
अपने जीवन तें मनृज जो निरास हे जात। 
वह जो चाहे कहि सके भली बुरी सब बात ॥ 

(५) 
जो पै अपनों भित्र है मूरख निपट अजान। 
तौतासों शत्र्‌हि भलो बुद्धिवान गृणवान ।। 
हे 


( ६) 
मित्र आपनो अहड्डि जो सब प्रकार अनुकूल । 
शत्रु करैगो तौ-कहा ? बनो रहै प्रतिकूल ॥ 
(७). 
विमल मधुरजल सों भरो जहाँ जलाशय होय । 
पशु, पक्षी, अरु नारि, नर, जात तहाँ सब कोय ॥। 
(८) 
विपति भोग भोगे गरू जिन लोगनि बहु बार । 
सम्पति के गृण जानही वे ही भले प्रकार ।। 
(९) 
“कहो सत्य ही “--ईश कर यह निदेस सब काहि। 
सत्य पंथ गहि आजूु लौ' कोऊ भटक्यों नाहि।। 
( १० ) 
जानी जात सुगन्व सों सोई मृगमद जान। 
ज्ञतन नाम तें होत जो तौ न खरी पहचान ॥। 

( ११ ) 
पिता पितामह आदि की श्षम्पति जो चह लैन। 
तौ तू पहले बन अवशि तिनके गून को ऐन ॥ 

( १२ ) 
औरन के जो कहत है तासो दोस सुनाय; 
वह औरन सो कहहिगो दोस तिहारहु जाय ॥ 


२७८ 


द्विवेदी-का व्य-माला 


( १३ ) 


बिसधर भीम भुजंग को अंग नासि जो कोय । 
दया संपेलन पै करत बृद्धिमान नहिं सोय ॥। 


२७--मांसाहारी का हंटर 


१९ नवम्बर, १९०० के हिन्दी-वंगवासी में प्रकाशित ) 


(१) 
सद्द-गत्रे अपने मन माहि धारे, 
सोहे परोस महँ एक युवा हम[रे । 
ताकी अतीव रुचि आमिष में निहारी, 
हों, एक बार, इमि, उग्र गिरा उचारी || 
(२) 
रे मास-भोज-रत ! निर्देयता-अगार ! 
रे ज्ञान-शून्य नर ! सभ्प-समाज-भार ! 
सुस्वच्छ शीघ्र करिके निज दोउ कान, 
हो जो कहो कछु अरे ! सुत्‌ सावधान ॥ 
( है) 
अत्यन्त मिष्ठ अमृतोपम दुग्वधारा, 
देवे जु पुष्टि नित सेवन सों अपारा । 
सन्तुष्ट देवगग जो बिन्‌ होत नाही; 
नप्राप्तगो कह अरे ! यहि देश माही ? 
( ४) 
पीयूष-दर्पं-हर बफे-सम-स्वरूप, 
हा हा ! कहा नसि गयो दधिहृ अनूप ? 
माधुप-मूर्ति कह मंजुलह पलाई; 
बीभत्स भक्ष्य तव देखि कहूँ सि ॥ई? 
(५) 
रे रे अजान ! रसना-रत ! बोल हलु; 
मौनावलूम्ब कत ? रे ! मुख' खोल खोल । 
भिष्ठान्नहू न कह एकहु तोहिं भावें ? 
स्वादिष्ठ मूल-फलहू ने कहा सुहावे ? 


काध्य-मज्जूषा २७९ 


(६) 
जो तू अरे ! कहत कम्पित होत गात ; 
लीले महा मलिन मांस मिलाय भात ! 
जाने नही निज-हिताहित-युक्‍्त बात; 
है हानि जाहि महँ तोहि सुई सुहात ! ! 


( ७) 
अत्यन्त मोदकर मोदक मज्जू मीठे, 
तोको न देहि मुद लागहि हाय सीठे । 
पकक्‍वान्न तोहि नहिं तादुश तोषकारी 
तू को ? कह न कत ? रे नरख्ूपधारी ! 


( ८) 
अच्छाच्छ अन्न अह् शाक-समूह-सारे, 
अन्यान्य देश तरतसें जिनको विचारे। 
हा ! हा! भरे न तिनहूँ सन पेट तेरो, 
रे बृद्धिशीन ! जनि जीव जराउ मेरो॥ 


(९) 
आरक्त रक्‍त जिहि माहि सनो घनेरा; 
मज्जा-प्रपुल्ज सन जो सब ओर घेरोी। 
जामे भरो अति अपावन अस्थि-जाल; 
तू सोइ मांस गटके नित लाल लाल | 
( १० ) 
धिक्‍कार तोहि; नरूजन्म वृथाहि पायौ; 
आहार मांस करि मानुषता नसायौ । 
तो सों भले पशु, असभ्य मनुष्य आदि; 
हा हन्त ! हनन्‍त !! तव जीवन-जाल वादि !![ 
( ११ ) 
ले अस्थि, ताहि अपने मूख माहि डारी; 
चूसें शुनी शुनक हु विशेष धारी। 
जो तुदु मोद-पुत चाबतु हाड हा हा ! 
तो इवान-वर्ग अरु तो महँ भेद काहाः ? 


२८० 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( १२ ) 
जे अन्य देश-जन आमिष खानवारे; 
तेऊ अनेक, तजि ताहि, भें सुखारे । 
पै तू सदैव सुख सों रत वाहि माही; 
नेरे समान नर निघुण और नाही ॥ 


( १३ ) 


जामे मजीन मल, मूत्र, रहे सदा हीं, 
नीके, भले, सकल भक्ष्य, अभक्ष, जाही । 
सोई महा-घृणित दुबबंर छाग छागी, 
ते प्रीति-युक्त उदरस्थ करें अभागी।। 


( १४ ) 
सर्व प्रकार निरुपद्रव-कार दीन, 
वाणी-विहीन, बल-हीन, सहाय-हीन । 
ऐसे अनेक बकरें बलिदान होतें; 
तेरेहि हेत अपने प्रिय प्राण खोबे ॥। 


( १५ ) 


माता समान पय-पान सदा करावे; 

बेरी, पलाश, अरु आक, जवास खावे। 

सोई अजा भखत तोहि न लाज आईं, 

हा हनत ! हा !! इतिक घोर कृतध्नताई ! ! ! 
( १६ ) 

नाई जू भूलि नख जीवित काटि देबे; 

तू आतंनाद करिके कर खेँंचि लेवे । 

तो कण्ठ काटि पशु मारन में कितेक, 

होवे व्यथ। शठ ! हिये महँ सोचु नेक ॥ 


( १७ ) 


' जीतेहि देह सन दुःसह गन्ध छूटे, 


वाणी अभद्र सुनि मानहूँ कान फूट । 
सानन्द ताहि मृत-छागल' काहि रे रे ! 
तू खाय, नित्य उठि, साँफ तथा सवेरे [! ! 


काव्य-मब्जूषा' २८१ 


( १८ ) ु 
जो तू, तथा अपर जे तब तुल्य सोऊ, 
संकल्प सत्य करि मास छुत्रें न कोऊ । 
तो ये निरे निरपराध पश्चू बिचारे, 
मारे न जाहि जन-भोजन हेत तारे।। 

( १९ ) 
अत्यल्प काल अथवा बहु काल माही ; 
रे ! नाश है अवशि संशय लेश नाही । 
जो अन्त, माँस-रस-पुष्ट-शरीर छूटे ; 
ती मूढ़ ! व्यर्थ कत पातक-पुञ्ज लूटे ? 

( २० ) 

स्‍्त्रप्राण हें प्रिय अरे शठ ! तोहि जैसे, 
अन्यान्य जीव-गणहू कहेँ मूख ! तैसे । 
काहे कमात परनीडन-पाप-भार ? 
धिक्‍कार तोहि शत बार ! सह्ख बार ! ! 
(६ 
रेआत्म-शत्रु ! यह निन्दित मां त्यागु; 
हिस्लादि पाप सन पामर  भागु भागु! 
घी, दूध, अन्न यदि है तन पुष्टकारी; 
तो मांस खाय कत लूटतु पाप भारी ! 
| ( २२ ) 
पक्षी, पशू, मनुज, कीट, पतंग जो है, 
विश्वेशन्अंश सब माहि समान सोहै । 
तातें दयालु-दृग सों लखु तू सब--ही; 
सद्धमंसार अरू तत्तव-विचार एही।। 

( र३ ) 
ऐसी घनी वचन-चात्रुक-चोट खाई, 
धिक्‍्कारवाक्य-म्य-मुष्टिकपात पाई। 
शिक्षा-प्रभाव-वश हे वह पासवारो; 
तत्काल मांस तजि भकक्‍त भयो हमारों ॥ 


२८२ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


२८--द्रोपदी-वचन-बाणावली 
(नवम्बर १९०० की सरस्वती में प्रकाशित ) 


5१.) 
धर्मराज से, दुर्यो विन की, इ त प्रकार, सुनि सिद्धि विशाल; 
चिन्तन कर अपकार शत्रु-कृत, कृष्णा कोप न सकी सँभाल । 
क्रोध और उद्योग बढ़।नेवाली, तब, वह गिरा रसाल; 
महीपाल को सम्ब्रोधन कर बोली युक्तियुक्त तत्काल ।। 


(२) 
आप सदुह्य पंडित के सम्मुख निपट नीच नारी की बात; 
तिरस्कार-का रक-सी होती है हे नरपति-कुल-विख्यात ! 
वस्त्र-हरण आदिक अति दुस्तह दुःख, तथापि, आज इस काल; 
बार बार प्रेरित करते हैं मुझे बोलते को भूपाल ! 


( ३ ) 
तेरे ही वंशज महीपवर सुरनायक सम तेज-निधान; 
जो धरणी अखंड, इस दिन तक, धारण किये रहे बलवान। 
हा हा! वही मही निज कर से तूने ऐसे फेंकी आज; 
सिर से हार फेक देता है जैसे महामतत गजराज ! 


( ४ ) 
कपटी कुटिल मनुष्यो से जो जग में कपट न करते हे; 
वे मतिमन्द मूढ़ नर, निश्चय, प्राय पराभव, मरते हे । 
उनमें कर प्रवेश, फिर उनको शठ यों मार गिराते हे; 
कवचहीन तन्‌ से ज्यों पैते बाग प्राण ले जाते हैं।। 


(५) 
हे साधन-सम्पन्न नराधिप ! है क्षत्रियक्रुल-अभिमानी ! 
कुलजा, गृण-गरिमा-वशंवदा यह लूक्ष्ग्री सब सुख-खानी। 
तुझे छोड़ कर अन्य कौन नृ५ इसको दूर हटावेगा; 
अपनी मनोरमा रमणी सम रिपु से हरण करावेगा ? 


काव्य-मथ्जूषा २८३ 


(६) 
है महीप ! मानी नर जिसको महानिद्य बतलाते है, 
उसी पन्थ के आप पथिक है; नही परन्तु लजाते है । 
कोपानल क्‍यों नहीं आपको भस्मीभूत बनाता है ? ४ 
सूखे दामीव॒क्ष को जैसे ज्वाला-जजाल जलाता हैं।। 


(७) 
यथासमय जो कोप-अनुग्रह को प्रथोग में छाते हे; 
स्वयं देहधारी सब उनके वजश्ीमूत हो जाते हैं । 


ऋषधहीन नर की रिपुता से कोई भय नहीं पाते हे; 
तथा मभिन्रता से, वे, उसक्रो आदर भी न दिखाते है। 


(८) 
चन्दन-चचित-गात भीम जो रथ ही पर चलता था तत्र; 
धुलिधूसरित वही, विपिन में पैदल फिरता है रुबंत्र । 
क्या तव मन, इस पर भी, पीड़ित होता नही, पाय सन्‍्ताप ? 
सत्यशील बन कर अनथ यह हाय ! कर रहे है क्या आप ? 
(९) 
देवराज सभ जिस अर्जुन ने उत्तर-करुह सब विजय कया, 
करके है नृप ! तुझे अक्नत्रिम अतुलित धनोपहार ढिया। 
तेरे लिए, वही, अब हा हा ! तरु के वल्कल लाता हैं; 
इसे देख कर भी क्‍या तुकको कुछ भी क्रोध न जाता है॥ 
( १० ) 
यहाँ महीतल पर सोने से, मुदुल गात हो गया कठोर ! 
वन-गज-तुल्य देख पड़ते हैं !! जटा लटकती है ! सब ओर ! ! ! 
नकुल और सहदेव युग्म की ऐसी दुर्गंति देख नरेश ! 
क्या तू शेष नहीं कर सकता अब भी अपना घैय विशेष ? 
( ११ ) 
हे नुप | तेरी मति-गति मेरी नहीं समझ में आती है; 
चित्तवृत्ति भी किसी किसी की अद्भुत देखी जाती है 
तेरी प्रबल आपदाओ का चिन्तन करती हूँ हें जब, 
मनस्ताप से फट जाता हैं यह मेरा हृदय-स्थल तब ! 


१८४ 


द्विवेदी-का व्य-मांला 


५.) 
मूल्यवान मंजुल शय्या पर पहले निश्ञा बिताता था; 
सुयण और मंगल गोौतो से प्रात जगाया जाता था। 
वही, आज, तू, कुश-काशों से युक्त भूमि पर सोता है ! रा 
श्रुतिककंश श्वुगाल-शब्दो से हा हा! निद्रा खोता है ! ! 


( १३ ) 
द्विज-भोजन से बचा हुआ, शूचि षटरस अन्न, पुष्टिकारी, 
खाकर, जिसने इस शरीर को, पहले किया मनोहारी । 
भूप ! वही तू, आज, उदर निज वनफल खाकर भरता है; 
यश के साथ देह भी अपनी हा हा हा ! कश करता है ।। 


( १४ ) 
रत्न-पचित-सिहासन ऊपर जो सदैव ही रहते थे, 
[प-मुकुटो के सुमन-रजःकण जिनको भूषित करते थे। 
मुनियों और मूगों के द्वारा खंडित कुश-युत वत भीतर; 
अहह ! नग्न फिरते रहते है वे ही तेरे पद मृदुतर ! 


( १५ ) 
यह विचार कर कि यह दुदशा वैरी ने की है भूपाल, 
हृदय समूल उखड़ जाता है; पाती हूँ में व्यथा विद्ञाल ! 
जिन मानी पुरुषों का विक्रम हर नहिं सके शत्रुकुलकेतु; 
उनकी ईश्वरदत्त हार भी होती हें सुख ही का हेतु ॥। 
( १६ ) 
मृझ पर करके कृपा वीरता धारण करिये, फिर, इस बार; 
क्षमा छोड़िये, जिसमें रिपु का होवे नुप ! सत्वर संहार। 
षडरिपुनाशक सहनजोलता निस्पृह मुनियों ही के योग्य; 
भूपालों के लिए सवंदा, वह सब, भाँति, अयोग्य अयोग्य ॥ 
( १७ ) 
तेरे थम तेजोनिधान नर यशोहूप धन के धनवान; 
है भहीप ! अरि से पाकर भी, यदि ऐसा दुःसह अपमान । 
बैठे रहें, शान्तचित, धारण किये हुए सनन्‍्तोष महान, 
तो हाहा ! हत हुआ, निराश्रय, भानवान पुरुषों का भान ॥। 


काव्य-मझ़्जूषा २८५ 


( १८ ) 
तुझे तुच्छ जेंचते हैं यदि ये शौर्य आदि शुभगुण-सम्‌ दाय ; 
क्षमा अकेली सतत सौख्य का मूल जान पड़ती है हाय ! 
तो यह राज-धरम्म का सृचक वीरोचित को दण्ड विहाय; 
यही अखंड अग्नि की सेवा करता रह तू जटा बढ़ाय ॥ 

( १९ ) 

कपट कर रहा- है रिपु, इससे, तुक तेजस्त्री को महिपाल ! 
पालन करना नहीं चाहिए पृव-प्रतिज्ञा-प्रण, इस काल । 
अरि पर विजय चाहनेवाले धराधीश बल-बुद्धि-निकेत; 
विवि दोष, की हुई सन्धवि में, दिखलाते हें यूक्ति-समेत ।। 

( २० ) 
देवयोग से दुःखोदधि में तुझ 2बे को यह आसीस; 
शत्रु-ताश होने पर, लक्ष्मी मिले पुनः ऐसे अवनीश ! 
जैसे, प्रातःकाल, सिन्धु में भग्न हुए दिनकर को आय; ४ 
तिमिर-राशि हटने पर, दिन की शोभा मिलती है सुख पाय।॥। 

१:२१) 
भारवि-रूपी कवि-सविता की कविता विह्वज्जन की प्राण; 
अति उद्भट, अति अगम, मनोहर, महाअलौकिक अथ-निधान । 
मुझ अतिशय अल्पन्न अज्ञकुत यह उसका जघन्य अनुवाद; 
अनुशीलन कर है रसज्ञ जन ! करि मेरे क्षमा प्रमाद॥ 


२६--काककूजितम्‌ 
(जून १९०१ के छतीसगढ़-मित्र . प्रकाशित ) 
१ ) 
रे कुरकोकिल ! कल कुरु मा कदापि; 
वाचंयमत्वमधुना भुवने भजस्व । 
जानासि किहन्न नवनीरदनीलदेह: 
काकोथ्मृताक्तवचन: समृपागतोहहम्‌ ॥ १॥ 
भावार्थ--रे क्र कोकिल ! तू कदापि कलरंव न कर। संसार मेँ इस 
समय, तुभे चुप ही रहना चाहिए। क्‍या तू नहीं जानता कि नवीन नीरद 


२८६ डिवेदी-काव्य-माला 


के समान देहवाला और पीयू -सिडज्ववित वाणी बोलनेवाकला काक नामधारी 
में आगया हूँ ? 
त्व॑ं प"ुचमेन विरुतं विजहीहि नून॑; 
वक्‍तूं वसन्‍्तसमये5पि न तेडधिकारः । 
सम्प्रत्यहं दशसु दिक्षु सदा सह, 
तारस्वरेण मधुरेग रवं करिष्ये ॥२॥ 
भावार्थ--तू पञुचम स्वर में आलाप करना छोड़; वसन्‍्त समय में भी 
मुख खोलने का तुझे अधिकार नहीं। इस समय, दशो दिशाओं में, उच्च 
स्वर से, में ही सहर्ष मीठी मीठी बोली बोलँगा। 
दृष्ट्वापि मामुपगतं किल कञ्जलाभं 
किन्नाम रे शुक ! न मृञ्चसि पञ्जरं त्वम्‌ ? 
वाचाविमदित विशुद्धसुधा रसो5हं 
स्थाने तवाद्य मधुराणि फलानि भोक्ष्ते ॥३।। 
भावार्थ--रे शुक ! कज्जल के सभान आभावाले मुझे आया देख कर 
भी तू क्यो नहीं अपने पिजड़े को छोड़कर पलायन करता ? अपनी वाणी 
से विशुद्ध सुधा को भी विमदित करने वाला में, अब तेरे स्थान में बैठ कर मीठे 
मीठे फलों का स्वाद लिया करूँगा ! 
लोकस्तनोतु नयनद्व यद:ख दात्रे 
वर्णाय ते नतितरति हरिताय कीर ! 
शौरि स्मरत्वसितभीमभुजज्भमाज़ु-- 
रज्भाभिरामवपुषं परिपालयन्‌ भाम्‌ ॥।४॥ 
भावार्थ--हे कीर (शुक) ! दोनों नेत्रों को दुःख देनेवाले तेरे हरित वर्ण 
को छोग, अब, दूर ही से हाथ जोड़ें। काले भूजज्भ के रंग के समान सुन्दर 
शरीरवाले मुझे पाल कर, आज से, वे आनन्दपूर्वेक विष्णु भगवान्‌ का स्मरण 
किया करें । 
धातुविभानवहनेन विदीर्णदेह ! 
रे राजहंव ! खगवंशकलच्ूमूत ! 
निर्गेंच्छ तुच्छ ! जगतीतलतस्त्वमाशु 
मा मा कदापि मम सम्मुखमेहि भूयः ॥॥५॥। 
भावार्थ--ब्रह्मा के विम्मान में जुते रहने से विदीर्ण देहवाले, पश्षि- 
कुल के कलूंक, रे तुच्छ राजहंस | इस भूतल से तू तुरन्त दूर हो। कदापि 
युनर्वार तू मेरे सम्मुख मत आ। 


काव्य-मञ्जूषा २८७ 


लोकातिशायि गमन॑ हि ममेति तावदू- 
ग॑ वहस्यतितरां ननु हंस ! यावत्‌ । 
दृष्टा त्ववा मम गतिन विलासिनीनां 
लीलाललामगमतानि विडम्बयन्ती ॥६।। 


भावाथ--रे हंस! “मेरी चाल सबसे अच्छी है/--इस प्रकार 

९ #4०९, े पे पे 
के गब का बोफा तू तभी तक उठाता है जब तक तूने विलासनी कामिनिय॑ 
की लीला-ललाम गति की भी विडम्बना करनेवाली मेरी चाल नही देखी । 


मुक्ताफलानि कठिनानि मराल ! भुंक्षे; 
मा तेन चेतसि चकास्तु तवाभिमान: । 

भूठजे ततो5पि मधुराणि सुकोमलानि 
श्राद्धादिकेषु पृथु-पिड-कदम्बकानि ॥७॥ 


ए 3. 
भावाथ--रे भराल ! कठोर कठोर मुक्ताफल तू चुगता है, यह समझ कर 
तू अपने चित्त में अभिमान का अंकुर न उगने दे। श्राद्धादिक में मुक्ताफलों 
से भी मधुर और कोमल बड़े बडे पिडे में साननद आस्वादन करता हूँ । 


रे नीलक॑! शितिकण्ठतनूभवस्य, 
भार वहन्नपि नहि त्रपसे, तदस्तु । 

चित्र मदीयचरणौ मृदुलौ मनोज्ञो 
दृष्ट्वापि नैव यदधोमुखतां प्रयासि ॥८॥ 


भावाथ--रे नीलकण्ठ [| -- (मयूर)--शंकर के पुत्र (कुमार कातिकेय) 
के बोफे को छादकर भी यदि तुक्के लज्जा नहीं आती, तो न सही; परच्तु 
आदइचर्य यह है कि, तू मेरे महामृदुल और महा सुन्दर पैरों को देखकर भी, 
अपना सिर नीचा नहीं कर लेता । 


सर्वे खगाः शख्युगुत सत्यमह वदाधि, 
लोकत्र येडपि किल को5पि न मत्समो5स्ति । 
द्रष्टा विदीण चरणस्य निजप्रियाया 
जानाति दाशरथिरेव स मे प्रतापम्‌ ॥।९॥। 


भावार्थ--हे समस्त पक्षिवर्ग ! सुनो, में सत्य कहता हूँ; इस छोकत्रय में 
मेरी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है । अपनी प्रिया के क्षत-विक्षत चरण 
को देखनेवाले एक वे रामचन्द्र ही मेरे प्रताप को जानते हें । 


२८८ विवेदी-का व्य-माला 


तेनास्तु मंगलमये सभयेउ्य सद्यो 
युष्मासु राजपदवी मम भूतले5 समन । 
अत्रेव वृक्षविवरे _ विराजमान: 
सर्वाधिकारहरणाय सदा यतिष्ये ॥१०॥। 
भावार्थ--इसलिए, आज ऐसे मंगलमय समय में, में, तुम्हारा सबका, 
शीघ्र ही राजा हो जाऊँ। इसी पेड़ के कोटर में विराजमान होकर में, आज 
से, सबका अधिकार हरण करने की चेष्टा किया करूँगा । 


एवं समालपति दुले लित। विरुद्धां 
यावदिगर क्षतविवेकम्ति: स काकः। 
तस्योपरि बलवेगपरस्तु ताव- 
च्छेचन: पपात पविपात व प्रचण्ड: ॥११॥ 
भावार्थ--विचारहीन मू्ख॑ काक, इस प्रकार, दुर्लैल्ति और विरुद्ध बातें 
बक ही रहा था, कि बड़े वेगवाल्ा एक प्रचण्ड स्येन (बाज) वच्ञपात के 
समान, उसके ऊपर टूट पड़ा ! 


२०--विधि-विडस्बना 
(मई १९०१ की सरस्वती में प्रकाशित) 


१) 

चार चरित तेरे चतुरानन ! भक्ति-युक्त सब गाते हैं; 
इस सुविशाल विश्व की रचना तुभसे ही बतलाते हैं । 
कहते हैं तुकमें चतुराई है इतनी सविशेष, 
जिसको देख चकित होते हे शेष, महेश, रमेश |। 

(२) 
चतुर्वेद की शपथ तुझे है मुझे बात यह बतलाना # 
तूने भी, कह, क्या अपने को महाचतुर थन में माना ? 
मानता सत्य; वर्योकि, तूने कुछ कहा नहीं प्रतिकूल; 
कमछासन / सचमुच यह तेरो हैगो भारी भूछ ॥। 


फा० १९ 


काव्य-मज्जूषा २८९ 


( ३ ) 
भली बुरी बातें सुत की सब पिता सदा सुन छेता है; 
अनुचित सुनि लेवे तौ भी वह उसे क्षमा कर देता है । 
तेरा तौ त्रिभवन में विश्वत परम-पितामह नाम; 
फिर तुझसे कहने-सुनते में भय का है क्या काम ॥ 
(४) 
दोष-राशि से दृषित तेरी करतूतें हम पाते हैं; 
अतः यहाँ पर कोई कोई उनमें से दर्शाते है । 
अति नीरस, अति कऊहुण, अति कट, वेद वाक्य-विस्तार; 
क्षण भर तू समेट कर सुन निज अविचारो का सार ॥। 
(५) 
विक्रम, भोजादिक महीपवर, मही-मयंक, महाज्ञानी ; 
सरस्वती के सच्चे सेवक, देवद्रम समान दानी । 
तूने इनसे भूतल भूषित किया अल्पही काल; 
भूल और क्या हो सकती है इससे अधिक विज्ञाल ? 

( ६ ) 
काव्य-कला-कौशल-सम्बन्धी रुचिर-सुप्टि के निर्माता; 
भमधु-मिश्री से भी अति मीठी वचन-मालिका के दाता । 
कालिदास, भवभूति आदि को अन्य लोक पहुँचाय; 
कविता-बधू विधे ! तूने ही विधवा कर दी हा< ! ! 

( ७) 
कपिल, कणाठ, पतजञज्जलि, गौतम, व्यास आदि वर विज्ञानी, 
जिनकी कीति-ध्वजा अभी तक सतत फिर है फहरानी । 
उनकी भी तूने क्षणभंगुर किया, विवेक विहाय; 
दिखलावबें हम तेरी किन किन भूलों का समुदाय ? 

(८) 
रम्यरूप, रसराशि, विमलवपु, लीला-ललित, मनोहारी; 
सब रत्नों में श्रेष्ठ शशिप्रभ अति कमनीय नवरू नारी। 
रच, फिर उसको जरान्जी्ण तू करता है निःशेष ! 
भला और तुझ जरठ जीव से क्‍या होगा, सुविशेष ! 


२५९५० 


दिवेदी-काप्य-माला 


( ९ ) 
उपलपात, जलपात, भयंकर वच्च्पात भी सहते, हैं; 
देहपात तक भी सहने में कोई कुछ नहिं कहते हे । 
किन्तु असह्य उरोज-पात का करते ही कुविचार, 
तेरो विषम बुद्धि पर बृुधवर हँसते हैं शत बार ।। 


( १० ) 
कदु न्द्रायण में सुन्दर फल ! मधुर ईख में एक नही ! 
बुद्धिमांच की सीमा तूने दिखलाई है कहीं कही । 


/ निपट सुगन्धहीन यदि तूने पैदा किया पलछाश; 


तो क्‍या कञ्चन में भी तुकभको करना न था सुवास ? 


( ११ ) 


विश्व बनाने बाला तुभको सब कोई बतलाते हैं; 
विहग बनाने में भी तेरी भूल किन्तु हम पाते है । 


| यदि तेरे कर में कुछ होता कला-कुशलूता लेश, 


काक और पिक एक रंग के क्‍यों होते लोकेश ? 


( १२ ) 
वायस विहरे है गलियों में हंस न पाते जाते हे; 
कण्टकारि सब कही; कमलर-कुल कहीं कहीं दिख लाते हैं । 
मृगमद पाने का क्‍या कोई था ही नहीं सुपात्र, 
जो तूने उससे पशुओं का किया सुगन्धित गात्र ।। 


( १३ ) 
नित्य असत्य बोलने में जो तनिक नहीं सकृचाते हैं, 
सीग क्‍यों नही उनके सिर पर बड़े बड़े उग आते है ? 
घोर घमण्डी पुरुषो की क्यों टेढ़ी हुई न लुक ? 
चिह्न देख जिसमें सब उनको पहचानते निशंक ।। 

( १४ ) 

दुराचारियों को तू प्रायः धर्म्माचाय्य बनाता है; 
कुत्सित-कम-कुशल कुटिलों को अक्षरज्ञ उपजाता है । 
मूर्ख धनी; विह्वज्जन निर्धभन; उलठा सभी प्रकार ! 
तेरी चतुराई को ब्रह्मा ! बार बार घिक्कार || 


काव्य-मञ्जूषा २९१ 


(720) 

घोड़े जहाँ अनेक, गधो का वहाँ काम क्या था ? सच कह; 
विविद हो गई तेरी सारी चतुराई; तू चुप ही रह। 
शुद्धाशुद्ध शब्द तक का है जिनको नहीं विचार; 
लिख वाता है उनके कर से नये नये अखबार ।। 

( १६ ) 
विप्रे ! मनोज्ञ-मातृ-भाषा के द्रोही पुरुष बनाना छोड़, 
रामनाम सुमिरन कर बुड़ढे और काम से अब मुख मोड़ । 
एकानन हम, चतुरानन तू; अतः कहें क्या औरः विशेष ? 
बृद्धिमान जन को उतना ही वतलाना बस है भुवनेद् ! 


३१--है कविते ! 
( जून १९०१ की सरस्वती में प्रकाशित ) 


( १) 
सुरम्यरू पे! रसराशिरश्जिते ! 
विचित्रवर्णाभ रणे कहाँ गई ? 
अलौकिकानन्दविधायिनी महा- 
कवीन्द्र-कान्ते ! कविते ! अहो कहाँ ? 
(२) 
कहाँ मंनोहारि-मनोज्नता गई ? 
कहाँ छटा क्षीण हुई नई नई ? 
कही न तेरी कमनीयता रही; 
बता तुही तू किस छोक को गई ।। 
। ( ३) 
नही कही भी भुवनान्तराल मे, 
दिखा पड़े हे तव रम्यरूपता । 
सजीव होती यदि जीवलोक में, 
कभी कहीं तो मिलती अवश्य ही ॥। 


२९२ 


हद्विवेदी-का व्य-माल। 


(0५ ॥ 
सती हुई क्या कवि-कालिदास के, 
' शरीर के साथ तभी अनाथ हो ? 
विल॒प्त किवा भवभूति संग ही, 
हुई मही से, अवलम्ब के बिना ? 
(५) 
प्रयाण तूने तब तो नहीं किया, 
विराजती भूतल में रही कही । 
अवश्य श्रीहृर्ष-शरीर गोद ले, 
सहर्ष तू साथ गई, गई, गई ॥ 


( ६) 
हुआ पुनजन्म फिरज्भ-देश मे, 
परन्तु सो भी कुछ काल के लिए। 
पता वहाँ भी मिलता नहीं हमे, 
बता कहाँ हैँ अब तू मनोरमे ॥ 
( ७ ) 
नितानन्‍्त अन्धौ पर भी कभी कभी 
कृपावती होकर हे सुलक्षणे ! 
सदेव तू तन्मुख-मन्दिर-स्थिता, 
प्रकागती है निज स्व सम्पदा ॥। 
(८) 
सुनेत्रधारी यदि तू चहे नही; 
अनेत्रियों का न अभाव हिन्द में । 
अतः उन्ही से चुन एक आध को; 
क्ृपाधिकारी अपना बना, बना ॥ 
( ९) : 
कभी कभी तू अब भी दयाधने ! 
दया करे है इस दीन देश पे । 
महान्महाराप्ट्र, विशाल-बद्भ में, 
विकास तेरा कविते | कह्ही हुआ ॥ 


काव्य-मञ्जूषा २९३ 
( १० ) 


मनृष्य सारे सम हैं तुझे सदा; 
विचारती जाति न पाँति तु कभी । 
इसी लिए दोष तुझे न दे सकें, 
अनेक-दोषाकर हाय ! हैं हमीं ।। 


|, ) 
अनन्तवर्षावधि त्‌ यहाँ रही; 
तथापि तेरा कुछ ज्ञान ही नहीं । 
विचित्रता और विशे क्‍या कहें; 
कृतघ्नता का बस अन्त हो गया।। 


( १२ ) 
अभी हमे ज्ञात यही नहीं हुआ, 
रही किम।कारक तू रसात्मिके ! 
स्वरूप ही का जब ज्ञान है नहीं, 
विभूषणौ' की तब क्‍या कहें कथा ? 


( १३ ) 
तुकान्त ही में कांवतान्त है यही, 
प्रमाण कोई मतिमान मानते । 
उन्हें नही काम कदापि और से; हः 
अहो महामोह ! प्रचण्डता तव ॥। 
( १४ ) 
कवीश कोई यमक-च्छटामयी, 
मभहाघटाटोपवती सुचोलिका। _ 
बनाय नाना पिधि हे विचक्षणे ! 
नुभे वशीभूत हुई विचारते ॥। 
(६ (५%..) 
सदा सभस्या सबको नई नई; 
सुनाय कोई कवि पाय पृ्तियाँ । 
तुझे उन्ही में अनु रक्त मान, वे 
विरक्‍्त होते नहिं; हा रसज्ञता ! 


२९४ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( १६ ) 
कहीं कही छन्‍्द; कही सुचित्रता; 
कहीं अनुप्रास-विशेष मे तुझे। 
सुजान ढूँढें अनुमान से श्रदा, 
परन्तु तू काव्य-कले ! वहाँ कहाँ ? 


( १७ ) 
सके तवाकार बनाय भी यदि, 
वथा परिश्रान्ति तथापि स्वथा । 
बताइए, जीवविहीन देह से, 
सजीव की सुन्दरि क्‍या समानता ? 


( १८ ) 
विचार ऐसे जगदम्ब ! हे जहाँ, 
न दर्शनों का तव आसरा वहाँ । 
अजेथ इच्छा उस ईश की; उसे 
मिटाय देव, यह शक्ति है किसे ? 


( १९ ) 
विडम्बना जो यह हो रही तब, 
समूल.ही भूल उसे दयामग्री ! 
पधारने की अभिलाष होय जो, 
न आब तोभी कुछ काल लौ यहाँ।॥। 
६१०७.) 
अभी मिलेगा ब्ज-मण्डलान्त का, 
सुभुक्त-भाषामय वस्त्र एक ही । 
शरीर-संगी करके उसे सदा, 
विराग होगा तुझको अवश्य ही ॥। 
( २१ ) 
इसी लिए हो भवभूतितभाविते ! 
अभी यहाँ हे कविते ! मनु आ, न आ। 
बता वुही कौन कुलीन कामिनी, 
सदा चहैगो पट एक ही वही ।॥। 


काव्य-मञ्जू षा २९५ 


, 
सुरम्यता ही कमनीय काच्ति हैं; 
अमूल्य आत्मा, रस है मनोहरे ! 
शरीर तेरा, सब शब्द मात्र है; 
नितानत निष्कर्ष यही, यहो, यही ॥। 


( २३ ) 
हुआ जिन्हों को यह तत्त्व ज्ञात, 
वही वशीभूत तुझे करेंगे। 
विलम्ब से वा अविलम्ब से वा 
दया उन्हीं पै तब देवि ! होगी ।। 


( २४ ) 
कुछ लगय गये है योज्ञता जो दिखाती 
सदय-हृदय हो के तू उसी के यहाँ आ। 
न उचित अबला का नित्य स्वछन्द-वास; 
बस अधिक कहें क्‍या ? है महा पोद-दात्रि ॥। 


३२----भन्थकार-लच्षण 
(अगस्त १९०१ की सरस्वती में प्रकाशित ) 


( १) 
एक प्रवासी ज्ञान-निधान, 
तीरथ राजवासी, गृणवान, 
बृद्धि-राशि विद्या का वारिधि, पास हमारे आया है। 
नाना कथा नवीन नवीन 
कहने में वह महा-प्रवीण; 
ग्रन्थ कार-माहात्म्य मनोहर उसने हमें सुनाया है ॥ 


२९६ 


डिवेदी-काव्य-मा ला 


(६. २.) 
सुनकर वह माहात्म्य अपार, 
सोचसमभ कर भले प्रकार; 
परमानन्द रूप-तद में मन बहता है लहराता है । 
उसका ही लेकर आधार; 
निज वचनो का कर विस्तार; 
लक्ष ण-म्रात्र ग्रन्थकारों का यहाँ सुनाया जाता हैं ॥ 


६ ३) 


गब्द-शास्त्र है किसका नाम ? 

इस झगड़े से जिन्हें न काम; 

नहीं विराप-चिह्नू तक रखना जिन लोगों को आता है। 
इधर-उधर से जोर-बटोर, 

लिखते हैं जो तोड़-मरोड़; 

इस प्रदेश में वे ही पूरे ग्रन्थकार कहलाते है ॥। 


(5०) 


भला-बुरा छपवायें सिद्ध; 

धन न सही; नामही प्रसिद्ध; 

नाटक, उपन्यास लिखने में जरा न जो सकुचाते है । 
जिनके नाच-कूद का सार, 

बेंगला-भाषा का भंडार, 

वे ही. महा-गहिम-विद्वज्जन ग्रन्थकार कहलाते है ॥। 


(५) 
जिनके लोचन कोटर-ज्लीन; 
कच-कलाप तक तैल-विहीन; 
जिनके जज र तन को मैले कपेड़े सदा छिपाते है । 
कुटिल कटाक्ष किन्तु दुर्दान्त; 
मति भी, गति भी कुटिल नितान्‍्त; 
वे ही भारतवष देश में ग्रन्थ कार-पद पाते हैं ॥। 


काव्य-मज्जूषा २९७ 


( ६) 


अन्यदेश-भाषा का ज्ञान; 

कालकूट' के घूँठ समान; 

स्वयं मातृभाषा भी जिनको देख देख घबड़ाती है । 
भाड़े पर रख विज्ञ विशेष, 

लिखवाते हैं जो निज लेख, 

ग्रन्थका र-पदवी उनको ही दौड़ दौड़ लिपटठाती है ।! 


( ७ ) 
जिनकी जिह्ना की खर धार, 
देख, चमत्कृत छुरे हजार; 
किन्तु लेखनी जिनके कर में धार-हीन हो जाती है। 
लेखन-कला-क्रुशलता-हीन, 
बातों में जो बड़े प्रवीण, 
ग्रन्थ का र-पदवी उनको ही बिना मोरू मिल जाती है ॥। 


( ८ ) 
लक्ष्मी जिन लोगो के द्वार 
आती नहीं एक भी बार; 
सरस्वती जिनके प्रताप से भूतलू से भग जाती है। 
मानी मत्तन्गयन्द समान; 
अथवा मूर्तिमान अभिमान; 
उनको ही सदग्रन्थकार की पदवी गले लगाती है ॥ 


( ९) 


पाकारूय का अन्तर भाग 
नही देखता जलती आग; 

किन्तु सदा ईर्ष्यानल से तन जिनका जलता रहता है । 
सुर-गुरु को भी गाली-दान | 
देने में जिनको लज्जा न; 

उनको ही ऊँचे दर्ज के ग्रन्थकार जग कहता है ।। 


२९८ 


द्वििवेदी-काव्य-्माला 


( १० ) 
ए, बी, सी, डो का भी ज्ञान 
जिनको अच्छी भाँति हुआ न, 
अँगरेज़ी उद्धृत करने में किन्तु न जो शमतीे है । 
ऐसे विद्या-बुद्धि-निधान 
जिनक। बड़ा मान-सम्मान; 
निश्चय वे ही परम प्रतिष्ठित ग्रन्थकार कहलाते है ।। 


( ११ ) 
संस्कृत-भाषा कौन पदा्थ ? 
जिन्हें त यह भी विदित यथाथ, 
धर्मशास्त्र का मम किन्तु जो लिख लछिख कर सम भाते हैं। 
जन-समाज-प्ंशोधन-काय , 
व्यथं-वाद जिनका व्यापार; 
सत्य तत्य वे ही अति उत्तम ग्रन्थकार कहलाते है | 


( ११ ) 


अपने ग्रन्थों का प्रतिवर्ष 

विज्ञापन लिख स्वयं सह, 

व्यास और वाल्मीकि तुल्य जो अपने को बतलाते हैं । 
अथवा पुत्र, मित्र का नाम 

देकर जो निकालते काम, 

अति गम्भीर ग्रन्थकारो के गृरुवर वे कहलाते हैं ॥ 


( १३ ) 


अपनी पुस्तक की सानन्‍द, 

स्वयं समीक्षा लिख स्वछन्द, 

अन्य नाम से अखबारों में जो शत बार छपाते है । 
निज मुख से जो गुण-विस्तार 

करते सदा पुकार पुकार, 

ग्रन्थ का र-पद-योग्य सवंथा वे ही सम भे जाते हैं ।। 


काव्य-मञ्जू षा २९९ 


( १४ ) 
गृह में गृहिणी कोप-निधान, 
देती जिन्हें न आदर-दान ; 
बाहर जिन्हें न पाठकगण भी भक्ति-भाव दिखलाते है । 
जिनका कहीं नही सम्मान; 
तिस पर घोर घमण्ड घटा न; 
ग्रन्थ का र-सहासन ऊपर" आत्षन वही लगाते है ।। 


(१५ ) 
ग्रह ज्यों रवि के चारो ओर 
किया करे हें दौरा-दौ र, 
त्यों पुस्तक-विक्रेता की जो बहु दक्षिणा करते है । 
दग्धोदर जो किसी प्रकार 


भरते हे सदेव भखमार; 
ग्रन्‍्थ कार-गौ रव की कोली वे ही यश से भरते है ॥। 


( १६ ) 


किसी समालोचक के द्वार 

सिर घिस घिसकर बारंबार, 

निज पुस्तक की समालोचना जो सदिनय लिखवाते है । 
यदि आशय पाया प्रतिक्ल, 

ढूँढा और कहीं अनुक्ल; 

ग्रन्थ कार-कुल-कुमुद-चन्द्रमा वे ही खने जाते हैं ॥ 


| ( १७ ) 
टेक्स्ट-बुक्स की सभा प्रवान; 
उसके जितने सभ्य सुजान; 
उनके प्रिय पुत्रादिक को जो मोदक मंजू खिलाते हें। 
आते हैं जो प्रातःकाल; 
और मभुकाते हैं निज भाल; 
ग्रन्थ कार-कनकासन ऊपर वे ही मजे उड़ाते हैं ।। 


३०० 


द्रवेदी-काव्य-्माला 


( १८ ) 
नूतन-चित्र-चरित्र -प्र चा र, 
करके उनकी चि अनुसार, 
निज पुस्तक में जो धनिकों की व्यथे बड़ाई गाते है। 
उनसे रख भिक्षा की आस, 
करते हैं जो वचन-विल्‍रास, 
ग्रन्थकार-गुरुओं के भी वे कर्ण धार कहलाते है ॥। 


( १९ ) 
न्थकार-गुण-गण निःशेष, 
गान नहीं कर सकता शेष; 
इसी लिए हम इस वर्णन को आगे नही बढ़ाते हैं। 
हे हे ग्रन्थकार ! गृण-धाम ! 
हे सवर्थ ! हे पावन-नाम ! 
शत योजन से हम यह अपना मस्तक तुम्हें भुकाते है।। 


३३--सेवार्बात्त की विगहंणा 


(७ सितम्बर, १९०२ के अवध-स नवाचार में प्रकाशित) 


( १) 
चाहे कुटी अति घने वन में बनावे; 
चाहे बिना नमक कुत्सित अन्न खाबे । 
चाहे कभी नर नये पट भी न पावे; 
सेवा प्रभो ! पर न तू पर की करावे ।। 
(२) 

सेवा-समान अति दुस्तर दुःखदायी:; 
दुवु त्ति और अवलोकन में न आई, 
जीना कभी न उसका जग में भला है; 
जो पेट-हेत पर-प्रेवन को चला है ॥। 


काव्य-मण्जू षा ३०१ 


( ३ ) 
स्वातंत्र्य-तुल्य अति ही अनमूल्य रत्न; 
देखा न और बहु बार किया प्रयत्न । 
स्वातंश्य में नरक-बीच विशेषता है; 
न स्वर्ग भी सुखद जो परतन्त्रता है ॥ 

( ४ ) 
जो आत्मभाव अपना गिरि से गिरावे॥ 
मानापमान कुछ भी मन में न छावे । 
जो जीश नीच-तर-सम्मुख भी भुकावे; 
सेवा वही कर, किसी विध पार पावे ॥। 


(9) 
निद्रा, क्षुवादिक न जो जन जानते हैं; 
न प्रात, रात, दिन जो पहचानते हैं । 
जो मौन, दुत्नंचन भी सुन ठानते हें; 
स्वातंत्र्य खोकर वही सुख मानते है ॥ 


( ६) 
कोई कठोर यदि बात उसे कहे है; 
कुत्ता कभी न फिर पास खड़ा रहे है । 
दुर्वाक्य-वाण सह जो न करें विचार, 
धिक्‍्कार क्यों न उनको दश लाख बार ? 
(७) 
जो श्वान के सदृश सेवक मानते है 
वे तुल्यता न करना नर जानते हैं । 
कुत्ता कहाँ सकल काल यथेच्छचारी 
विक्रोत-जीवन कहाँ जन दास्यकारी ? 
(८) 
पूजा यथासमय, न॒प्रभु-ताम-जाप; 
होता शरीर-सुख से न कभी मिलाप | 
न स्वार्थ ही न परमाथ-विचार-बात; 
सेवा किये सब सुखों पर वज्ञपात ।। 


'हे०२ दिवेदी-का व्य-्माला 


( ९) 
सौम्य-स्वरूप शिव ने सिर पे बिठाया; 
सव- कार अति आदर भी दिखाया । 
तौ भी महा-कृशकलाधर की कला है, 
“ हा हा! पराश्रय नहीं किसको खला है ? 
( १० ) 
आलस्य-लीन शुत्ि सज्जनता-विहीन, 
अन्तम लीन, पर-पीड़न में प्रवीण । 
“दे देव |! दण्ड मन जो कुछ और आवै; 
ऐसे प्रभु-प्रवर से पर तू बचाव ॥। 


| इति ।। 


दिलोीथ खण्ड 


कुमारसम्भवसार 


भूमिका 


कालिदास के काव्यों में कुमारसम्भव का भी बड़ो आदर हैं। इसमें 
सब १७ सर्ग हैं; परन्तु पहले सात ही सर्गों के पठन-पाठन का बहुधा सब कहीं 
प्रचार हैं। अष्टम सर्ग में कवि ने शंकर और पाव॑ती के श्ूंगारिक वर्णन की 
पराकाष्ठा कर दी है; यहाँ तक कि अनेक स्थल अइलीलता-दूृषित हो गये 
हैं। शायद इसी कारण से सप्तम सर्ग तक ही इस काव्य के अनुशीलन की 
परिपाटी पड़ गई हो। कोई कोई यह भी कहते है कि आाठ ही सर्ग कालिदास 
के बनाये हुए हे, शेष ९ सर्ग किसी ने उसके नाम से बनाकर जोड़ दिये हैँ। 
इस सम्भावना का कारण वे यह बतलछाते है कि यदि सत्रह सर्गपय्यन्त 
कालिदास ही की रचना होती तो इस काव्य का तारकवध' अथवा इसी 
अर्थ का द्योतक और कोई ऐसा ही नाम रक्‍्खा जाता; कुमारसम्भव' न रक्‍्खा 
जाता; क्‍योंकि कुमार के द्वारा तारक का वध वर्णन करके सत्रहवे सर्ग की 
समाप्ति हुई है। 

कुमारसम्भव की कथा कालिदास ने शिवपुराण से ली हैं। ऐसा करने 
में कवि ने कहीं कही शिवपुराण के इलोकों के पूरे चरण के चरण वेसे ही 
रख दिये हैं; पदयोजनाओं और भावों के ले लेने के प्रमाण तो एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक सभी कहीं विद्यमान हें ! दो-चार उदाहरण लीजिए :-- 


५ 
शिवपुराण १३ अध्याय कुमारसम्भव प्रथम सगे 
दिश:ः प्रसेदु:ः पवनः सुखं बवौ; प्रसन्नदिक पांशुविविक्तवात॑ 
हांख॑ निदध्मुगंगने3चरास्तथा । शंखस्वनानन्तरपुष्पवृष्टि: । 
पपात मौलौ कुसुमाञ्जलिस्तथा; दरीरिणा स्थावरजंगमार्ना 
बभूव तज्जन्मदिनं सुखप्रदम्‌ ।। सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव ।॥ 


३०५ 


8०६ द्विवेदी-काव्य-माला 


गिरिशमुपचचार प्रत्यहे सा सुकेशी। | गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सासुकेशी 
नियमितपरिखेदा तच्छि रश्चन्द्रपादे: । 
१४ अध्याय द्वितीय सगे 
महासुरस्तारकाख्यस्त्वत्त प्राप्तरराक्रम | भवल्लब्धवरोदीण्णस्तारकाख्यो महासुरः 
सर्वेलोकविनाशाय केनुराजिरिवोत्यित: | उपप्लवाय लोकानां धूमकेतुरिवोत्थित: 
एवमाराधितरचापि स क्लिश्नाति जगत्र यम्‌ | इत्थमाराध्यमानोपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम 
शाम्येत्प्र्यपयक रेण नोपकारेण दुर्जनः । शाम्येत्यत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः ॥ 
१५ अध्याय तृतीय सग 
असम्मतः कस्तवेन्द्र, मुक्तिमार्ग "पेक्षते । | असम्मतः क तव ॒मुक्ततिमार्ग । 
त॑ सुन्दरीकटाक्षैस्तु बध्नाम्याज्ञापय प्रभो | पुनर्भवकक्‍लेशभयात्यपन्न: । 
बद्धश्चिर तिष्ठतु सुन्दरीणा- 
मारेचितश्रूचतुरे: कटाक्ष: | 
१६ अध्याय पश्चम सग 
अपिक्ियार्थ सुलभं पुष्पवारिसमित्कुशम्‌ | अपि क्रियार्थ सुलभं समित्कुशं 
अपि देवि तपोमूरध्नि स्वअक्त्या परिवर्तसे | जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते। 
अपि स्वशक्तथा तपसि प्रवतंसे 
दरीरमायं खल धर्मसाधनम्‌ ॥ 


कालिदास के विषय में हम एक पृथक निबन्ध लिखना चाहते हैं; उसमें कालि- 
दास की इस क्रति का विशेष रूप से विचार करने की हमारी इच्छा है। अतः 
यहाँ पर, हम और कुछ नहीं कहते । 
इस काव्य के प्रथम पाँच ही सर्ग सर्वोत्तम हैं । इसलिए हमने उन्हीं का अनुवाद 
किया है । बहुत कम अवकाह मिलने के कारण तृतीय और पंचम सर्ग का ही 
.: पूरा अनुवाद करके प्रथम, तृतीय और चतुर्थ सर्ग के अनुवाद में हमने मूल का 
आशय मात्र लिया है। 
यह अनुवाद कलकत्ते के भारतमित्र में क्रशः छषा था; अब इसे काशी- 
नाग ट्रीप्रचारिणी-सभा पुस्तकाकार प्रकाशित करती है। 
भाँसी, | 


१६ नवम्बर, १९०२ महावीरप्रसाद द्विवेदी । 


कुमारसम्मवसार 


प्रथम से 
(१) 


दिव्य दिल्ला उत्तर में शोमित देवात्मा का अधिकारी, 
भूवरपति अति पृथुल हिमालय हिममण्डितमस्तकधारी | 
पूव और पर्चिम पयोधि के बीच बढ़ा कर तनुभारी, 
महीमाप के दण्ड तुल्य है रक्‍्खा बहु विस्मयकारी ।। 
(२) 
रत्वत और ओषधी चमकती है जिसमें नित बहुतेरी, 
$ नहीं न्‍न्यून उसकी शोभा को कर सकती हिम की ढेरी। 
चन्द्र बिम्ब के भीतर जैसे नहीं कलंक दिखाता है, 
तैसे ही गुणगग-प्मुद्र में एक दोशन्न छिप जाता है ॥ 
(३) 
श्युज्ों पर, अकाल-्पन्ध्या-सम, धातु विचित्र बिछाता है, 
पु तिससे जो अप्सरावग को भूषणयुकत बनाता है। 
रश्मिराशिं दिनकर की जिसके शिखरों पर छवि पाती है, 
अधोभाग में मेघमण्डली जलधारा बरसाती है ॥। 
( ४) 
हिम-धोई भहि में गज-मृक्ता देख जहाँ पर बिखराये, 
> कहते हैं किरात गज-हन्ता सिह इसी मारग आये “| 
५ बाँस-वृक्ष के छेदों में जो भर समीर न्यारी न्यारी, 
गायक किन्न र-गण को देता मानौं तारू परम प्यारी ॥। 
(५) 
गेह से लिख भोजपत्र पर जहाँ अनद्भु-देव-सन्देश, 
«>-. विद्याधरसुन्दरी भेजती हैं पिय पास विशेष विशेष | 
जहाँ रात में विपिननिवासी, ओष भियाँ रख दीप-समान, 
५० करते है, उनके प्रकाश में, के लिकला के विविध विवान ॥ 
३०७ 


३०८ हे द्िवेदी-काव्य-माला 


(६) 
करि-कपोल-ताड़ित-सा लबद्ग॒म-दुग्ध-गन्व की अधिकाई, 
० जिसकी शिख रमालिका को अति सुरभित करती, सुखदायी । 
जमे हुए शीतल हिम पर भी, जिस गिरि में, किन्न र-तारी, 
कं चलती हैं मन्दही लिये निज-कुच-नितम्ब-बो भा भारी ॥। 


( ७) 
रवि के भय, उल्‌क-प्तम, दिन में, अन्धकार जब आता है, 
अपनी गृहा बीच रख, जो गिरि, उसके प्राण बचाता है । 
४ महा-नीच भी शरणागत को, जन महान वर-विज्ञानी, 
अभय-दान देते है, तत्क्षण, कहते हुए मृदुल बानी ॥। 


,. (८) 
जिस पव त पर किन्न रबाला जर्ब रतिसमर भचाती है, 
वस्त्र खींचने से, छज्जावश, सकुच सकुच रह जाती हैं। 
गुहाद्वार पर, अनायास, जब आँखें उनकी आती हैं, 
लटके देख मेघ, परदे सम, सब सद्धच मिटाती हैं।। 
डे 3 


|.) 
सुरागाय अपनी पूछौं से जिस पर चमर चलाती हे, 
“है यह भही रो का राजा” यह मानौ बतलाती हैं। 
थके किरात जहाँ पाते हैं सुरसरि-क -छातेंवाला, 
5.०४. विभल वायु, जिसने की कम्पित देवदारु-त वर-माला।॥। 
( १० ) 
जिसके उच्च-शिख र-गत-जल के कमलो को, नीचे रह कर, 
७... नित्य ऊध्वंगामी किरणों से, विकसित करता है दिनकर। 
शाक्‍्त देख जिसकी धरणी के धारण करने की अतितर, 
(७... यज्ञभाग, भूषरपतिपद भी, विधि ने दिया जिसे सुखकर॥॥ 
( ११ ) 
उसी हिमालय पर्वतपति ने विधिवत अपना किया विवाह, 
है पितरों की मानसी सुता शूचि मेना से, समेत उत्साह । 
जिससे सुत मैनाक नाम का हुआ, पयोधि-मित्र, गुणवान, 
नहीं काट जिसके पंखों को सका सुरेश महा बलवान ॥। 


कुमा रसम्भवंसार ३०९ 


( १२ ) 
तदनन्त र, शद्भूर की पहली पत्नी सती नामवाली, 
दक्षयज्ञ में जल कर जिसने भस्म देह निज कर डाली | 
आई गर्भ-मध्य मेना के रूप-शीछ-गु ग-उजियाली, 
जिसके जन्मकाल में सारी हुईं दिशा शोभाशाली ।। 


( १३ ) 
स्थावर जज्भजुम सबको, उसके होने से, सुख हुआ अनन्त, , 
शोभित हुई उसे निज गोदी में छेकर माता अत्यन्त ।> 
चन्द्र कखकावत नित दिन दिन वह बढ़ने लगी रूप की खान, 
चढ़ने लगी चुनाई तन में परम रम्य चाँदनी' समान ।। 


( १४ ) 
नाम पावती, परवंतकन्या होने से, उसने पाया, 
 उ-मा, निषेध-वाक्य माता ने निजमूख से जो प्रकटाया । 
“मत जा सुता तपस्या करने” इस प्रकार कह समझाया, 
उमा उमा कहने सब छागे, नाम दूसरा छवि छाया।। 


है; 2) 
था यद्यपि सुत; किन्तु पिता की हुई वही बढ़ कर प्यारी, < 
सच है, आम-सञ्जरी ही पर प्रीति मधुपगण की भारी । 
जैसे ज्योति दीप को, सुरसरि सुरपुर को शोभादायी, 
तेएे हुई हिमाचलक को वह कन्या उसके घर आईं ॥॥ 


( ६६ ) 
नित खेलती गेंदआड़िया हे; गंगा-तठ को भी जाती, 
बालू के घर रच रच, रहती क्रीड़ारस में बह माती.। 
हुईं प्राप्त उसको, कुछ दिन में, पूर्व जन्म-विद्या सारी, .. ०५० 
गरद-समय सुरसरि को जेसे हंस-पंक्ति नभ-सव्य्चारी ।। 
( १५) 
बिना किये श्वृद्भार, अंग मे शोभा जिक्षसे आती है, 
मदिरा पिय बिना ही, जिससे मद-तरंग चढ़ जाती है । न 
बिता बाण का बाण काम का, जो जन-मन-मन्थनकारी, 
वही युवापन, उसे, समय, पर, आया अद्भुत, बलिहारी ॥। 


३१० ढिवेदी-काव्य-माला 


( १८ ) 
जैसे रंग, चित्र की दूनी छवि, क्षण मे दिखलाता है, 
जैसे कमलठकली की जोभा भान्‌ विशेष बढ़ाता है। 
तैसे नवयौवन ने उसके तन की हुन्दर सुधराई, 
अंग अंग मे दरसित करके, छठटा अनूपम उपजाई ।। 
( १९ ) 
महि को, चरण अँगूठों से, जब, चलते समय दबाती थी, 
नखआभा के मिस वह भानों लाल रंग टपकाती थी । 
उससे नूपुर-शब्द सीखने की इच्छा रखने वाले, 
४. हुंसों ने क्या उसे सिखाये चलने के क्रम मतवाले ? 
( २० ) 
त्वचा मत्त करिवर के कर की अतिशय ककंश्न होती है, 
केले की आकृति को उसकी शीतलता हि खोती है । 
देखा गया न यद्यपि जग में उनका-सा आकार कहीं, 
उनकी जंघा के, ये दोनों, तदपि उचित उपमान नही ।॥। 


५) 
अन्य कामिनी जिस गोंदी तक पहुँची नहीं कभी भी भूल, 
वही जिसे, पीछे से, शिव ने सुख -से धारण किया समूल। - 
विश्व- शंसित उस बाला की कटि का पिछला भाग महान, 
था कसा कमनीय ? कीजिए, इतने से, उसका अनुमान ॥॥ 
( २२ ) 
उसकी कटि-करधनी-मध्यगत-नीलूम के आभास समान, 
रोमावली हुई अति शोभित, नाभी तक बढ़ाय परिमाण । 
"त्रिवली रुचिर, उदर ऊपर, उस कृशोदरी ने धरी, नवीन, 
« यौवन चढ़ने की, मनोज ने, दी मानौं सीढ़ी स्वाधीन॥। 
( २३ ) 
उस सरोजनयनी के दोना सठे हुए कुच कलशाकार, 
एक दूसरे से रंग लग कर, दुख देते थे बारंबार। 
काले मुखवाले वे गोरे, बढ़कर, इतने हुए विशेष, 
नही मृणाल-तन्तु भी, उनके बीच, कभी कर सका प्रवेश ॥ 


कुमारसम्भव्सार ३११ 


( २४ ) 
फूलों ही के काम बाण हैं, यह सब कहते आते हैं, 
सिरस फूल से भी मृदृुतर, हम, उसके बाहु बताते है । 
क्योकि पराजय पाने पर भी, जब बरू अपना संभाला, 
रतिपति ने श्रीकण्ठ-कण्ठ में यही बाहुबन्धन डाला | 


( २५ ) 
पयोधरो से उन्नत उसका कण्ठ; और भुक्तामाला, 
एक दूसरे की शोभा का हुआ नित्य देनेवाला। 
कभी नहीं होती इकठौरी शशि-सरोज-सुन्दरताई, फ: 
»»'.. किन्तु उमा के मुख मे निज निज दोनों ने छवि दिखलाई।। 
( २६ ) 
फूल नवलू पहलव पर रहता; विद्युम ऊपर जो मोती, कक 
उसकी सित मूसकानि अधरयूत तो नके समान होती। 
मृदु-भाक़ण में जब वह मुख से सुधा-लजिल बरसाती थी , «४ 
कोकिल-कूक, विषम-वीणा-सम, कानों को न सुहाती थी ।॥। 


( २७ ) 
वायु-वेग से कम्पित सुन्दर नील-कमल की छवि-हारी, 
उस विशालनयनी की चज्चल चितवनि की में बलिहारी । 
ऐसी चपल दृष्टि क्या उसने झूग-किशोरियों से पाई, 
अथवा मृगकिशोरियों ही को उसे स्वयं वह दे आई ? 
( २८ ) 
उसकी देख विलासशील अति भव्य भौंह काली काली, गम 
तजी काम ने निज-धनु-विषयक बातें सब घमण्डवाली। .,& 
पशु छज्जा रखते यदि, तौ कच देख उमा के अति प्यारे, 
50200 00% करती निज केञ्न-प्रेम-अन्धन सारे।। 
8 [कक 
चन्द्र, कमल आदिक सब उपमा देने योग्य वस्तु-समृदाय, 
जिसे जहाँ था उचित वहाँ ही रख ब्रह्मा ने चित्त छगाय। *+ 
साथ देखने की इच्छा से मानौं विश्व-सुध रता-सार, 
रची उसे अत्यन्त यत्न से आकृति शोभा का आगार॥। 


४र्ड 


३६२ 


दिवेदी-काव्य माला 


( ३० ) 
एक बार, नारद मुनि, उसको बैठी देख पिता के पास, 
बोले “हर-प्रिया यह होगी, कर आधेशरीर में वास”। 


(५ इससे, उसके लिए पिता ने, की न अन्य वर की अभिलाष, 


रू 


ध्मु्‌ श्् & 


(5 


अग्नि विहाय, नहीं पाते हैं, शुद्ध हृब्य को, अपर प्रकाश ।। 


( ३१ ) 
उसके पाने की महेश ने इच्छा किन्तु न दरसाई, 
इसी लिए कर सका न गिरिवर बात ब्याह की मनभाई | 
इष्ट काय्ये में भी, सज्जन जन चुप-अवलूम्बन करते हे, 
वचन-भज् होने के भय से, मन में वे अति डरते हैं ।॥ 


६ कह) 
जब से पूष जन्म में गिरिजा जली; तभी से वैरागी 
हुए महेश बिना पत्नी के; विषय-वासना भी त्यागी । 


- गये हिमालय की उस चोटी ऊपर तप करने भारी, 


मृग-कस्तूरी से सुरभित है जिसकी वनस्थली सारी ।। 


( हे३ ) 
कुसुमकली के कुण्डल पहने, भूज-वुक्ष की कोमल छाल, 
बैठे शिलातलौं पर ननन्‍्दी, भुज्जी आदिक प्रमथ विशाल । 
बफ़ खोदते हुए खुरौं से वुअभ राज ने बारंबार, 
असहनीय सिहध्वनि सुनकर, किया भयड्ूर शब्द अपार ।॥। 
( रे४ ) 
जिससे स्वयं सदा पाते हैं तप के फल, जन अनु रागी, 
वहीं ईश निज आठ मृत्तियों में से एक मूत्ति आगी । 
रखे सम्मुख, प्रज्वलित उसे कर, छोड़ काम सब संसारी, 
किसी अपूर्व कामना के वश, बने तपरचय्यकारी ।। 
( ३५ ) 
इसो समय, दी सखी साथ दे, शैलराज ने निज कन्या, 
शिव-सेवा करने को भेजी, रूप-राशि गुणगण-घन्या । 
यदपि विध्वकर थी वह तप की, तदपि शम्भू ने स्वीकारी, 
ऐपे में भी, मन जिनके वश, स्वे वही धीरधारी ।। 


कुम।रस+भ वर र ३१३ 


( *६ ) 
वेदी सदा स्वच्छ करती थी; फूल तोड़ने जाती थी ३ 
जल पूजन के लिए, तथा कुश, प्रेम-प्हित ले आती थी। 
“* इस प्रकार गद्धूर की सेवा कर, वह उन्हें लुभावी थी, 
उनके भाल-चन्३ की किरणों से श्रम सकल मिटाती थी ।। 


भ्| 
इति प्रथम संग । 


४ ४्ााणणणाााणाओ 


द्वितोय सगे 
( १) 


उस समय महा बलवान निशाचर तारक, 
त्रेलोक्य जीत कर, हुआ देवसंहारक | 
भयभीत अमरगण किये इन्द्र को आगे, 
इसलिए पितामह पास गये सब भागे।। 
( २) 
जब उन मलीन-मुख-पूक्‍त सुरों के सम्मुख, 
वे हुए प्रकट, कर कृपा, कृपाल चतुर्मुख । 
रच रुचिर पद्म; इस भॉति, भक्तिरस साने, 


के 


2 तब, शीश नाय, सुर छगे ब्रह्मगुण गाने ॥। 
( ३) 
थे सृष्टि आदि में तुम्ही अकेले स्वामी ! 
हु कर जोड़, भक्ति यूत, तुम्हें नाथ ! प्रणमामी। 


रज, सत्व, तमोभय भेद, अनन्तर, तीन, 
कर, भिन्न भिन्न त्रयमूति हुए, स्वाधीन ॥। 
( ४ ) 
जल बीच, प्रथम, निज वोज तुम्हीं ने डाला, 
अतएव तुम्हीं से हुआ चराचर जालहा। » 
विधि, विष्णु रुद्र आकार, यथाक्रम, धारी, 
उत्पादक, पालक तुम्हीं, तुम्हीं संहारी।। 


३६४ 


/ 


$, | ब्कष 


| 
६ 


हि 


है 


दिवेदी-काव्य-मा ला 


(५) 
तुमने ही जगविस्तार हेत असुरारी ! 
निज तन के हैं दो भाग किये नरनारी।॥ 
जब सोते हो तुम नाथ ! प्रलूय होती है, 
जगते हो जब तब सृष्टि बीज बोती है ॥। 


( ६) 
तुम जगत मूल; तव मूल न जगदाधारा ! 
जगदन्तक तुम भगवन्त ! न अन्त तुम्हारा । 
तुम जगत आदि; तव आदि नहीं है धाता ! 
तुम जगत ईश हो; ईग न _तव दिखलाता |। 


( ७ ) 
तुम अपने को लोकेश ! आपही जानों, 
रच अपने ही से आत्मरूप सुख मानों । 
फिर अपने ही में आप लीन हो जाते; 
यह विश्व चराचर नाथ ! तुम्हीं प्रकटाते।॥। 
(८) 
हो स्थूल, सूक्ष्म, द्रव, कठिन, तुम्हीं निःशे , 
लघु, गुरु भी कारण, कार्य तथा विश्वेश ! 
जिन श्रुतियों का फल स्वर्ग महा सुखकारी, 
उत्पन्न हुईं वे नाथ ! तुम्हीं से सारी |। 
(९) 
भुवनेश ! साख्य की प्रकृति तुम्हीं कहलाते, 
तर्वज्ञ तुम्हीं को पुरुष ,पुरातन गाते । 
तुम देवो के भी देव सबंगुण-खानी , 
तुम ब्रह्मा से भी बड़े ब्रह्म-विज्ञानी || 
( १० ) 
सुन ऐसी स्तुति कमनीय, रुचिर, हृदयज्गम, |," 
प्रमुदित हो, विधि ने कहे वचन यो मृदुतम। 
सुस्वागत हे सुरवर्ग | कहो क्यों आये ? 
क्या समाचार सब आज साथ ही छाथे? 


कुमारसम्भवसार ३१५ 


( ११ ) 
हिम पड़ने से छविह्दीन यथा नभ तारे, 
मुख-सरसिज ये क्‍यों हुए मलीन तुम्हारे ? 
क्यों कुण्ठित-सा यह कुलिश देवपतिवाला ? 
दिखलाती डसमें नहीं अग्नि की ज्वाला ! 


( १२ ) 
ए श्‌ 
हतवीय' मन्त्र से सप यथा हो जाता, 
क्यों पाश वरुण का कहौ दीन दिखलाता ! 
वे गदा धनद के 'बाहुदण्ड-आकारी 
हैं कह से मानों रहे पराभव भारी ।। 


( १३ ) 
निस्तेज दण्ड से खीच भूमि पर रेखा, 
है लगा रहे यमराज कहौ क्‍या लेखा ? 
क्यों हुए द्वादशादित्य उष्णता-हीन ? 
सं चित्र छलिलेसे खड़े प्रतापक्षीण ।॥। 


, 
क्या वाय वेग है देव ! हो गया भद्ध ? 
जो शिथिलित उसके सव अद्भ-अत्यद्ध । 
क्या उदक ओघ रुक गया ? कहो सुरराज ! 
जो उलठा बहने छगा अहो वह आज ॥ 
( १५ ) 
क्यों तुम एकादहा रुद्र ! अधोम्‌ख सारे? 
हैं गये कहाँ हुद्धार कठोर तुम्हारे ? 
क्या तुमसे भी बलवान देवगण ! कोई ? 
जिसने तुम सबकी आज प्रतिप्ठा खोई ॥॥ 
( १६ ) 
क्या चहते हो ? है वत्स ! कथा अब सारी, 
कह करके, शब्जूा हरी समूल हमारी । 
तब दृग-सहस गृरु ओर इन्द्र ने फेरे, 
कमलाकर मानों मन्द पवन के प्रेरे | 


४६९६ 5वेदी-काव्य-माला 


( १७ ) 
जलजासन सम्मुख हाथ जोड़, तदनन्तर, 
वाचस्पति बोले वचन युक्तियुत, सुन्दर। 
> है अन्तर्यामी नाथ! सकल-उरवासी ! 
है क्यो छाई सुरगण मध्य अखण्ड-उदासी ? 


( १८ ) 
हर सो भगवन्‌ ! तुमने ठीक ठोक सब जाना, 
छिन गया देव-अधिकार, मान, सम्माना । 
तुमसे वर ईप्सित पाय, महाउसुर तारक, 
४” है धूमकेतु सम उदित उपद्रवकारक।॥। 


( १९ ) 
रवि उसके पुर में नित्य तपे उतनाही, 
जितने से वापी-कमल-फूल खिल जाहीं। 
« शशि अपनी सारी कला उसे देता है, 
हु शिववाली केवल एक नही लेता है ॥ 
। 
उसकी न वाठिका बीच वाय्‌ जाता है, 
४4 तत्पुष्पचौर्य से चास सदा पाता है । 
उतना ही उसके पास नित्य आता हैं, 
बस पह्धा जितना मन्द मनन्‍्द लाता है । 
( २१ ) 
- क्रम छोड़, फूल की लिये मनोहर डाली, 
“पी? सारे ऋतु उसके जाय हुए है माली। 
, उस असु रराज के लिए रत्न रुचिराक्ृति, 
देता है जल से दृ ढ़ दू ढ़ सरितापति ॥। 
(२२). 
सब वासुकि आंदिक सर्प शिखा-मणि-धारी, 
न ' बनते हैं उसके दीप भहान-द्युतिकारी । 
नित कल्पदुम के फूल भेज अमरेश, 
'णः. चाहत हैं उसकी कृपा कोर का छेश॥॥। 


रु) 


कुमा रसम्भवसार (३१७ 


( २३ ) 
वह इससे भी सन्तुष्ट नही होता है, 
भुवनत्रय उससे त्रस्त नाथ;! रोता हे । 
उपकार न खल' को कभी शान्त करता है , 
अपकार मात्र तदगत्र सब हरता है ॥। 
ु ( २४ ) 
दल लेकर जिसके हुई मुदित सुरबाला,| 
नन्‍्दन वन उसने वही काठ सब डाला। 
दुग-अश्वुधा र-सं सिक्त-चमर करधारी, 
करती हैं उस पर पवन अमरपुर-नारी ।। 
( २५ ) 
उसने उखाड़ कर मेर-शिख र मन-भाये, 
निज घर में क्रीड़ाशैल अनेक बनाये । 
सुरसरि में दिग्गज दान-“मलिन-जलही भर; 
कड-चन-कमलालय हुए तदीय सरोवर ४ 
( २६ ) 
उसके भय वीथी बन्द; सभी डरता है , 
सुरवुन्द घरी में पड़ा सड़ा करता है । 
जो कोई मख्र में हृव्य हमे देता है, 
सम्मख ही वह गठ उसे छीन लेता हे ॥ 
(६ २७ ) 
सुरपति का उच्चे:श्रवा अश्दवर, यो भी, 
... छे गया असुर वह, नीच, निरंकुश लोभी । 
ज्यों सन्निपात में सकल अ।षधी व्यथ ; 
त्यों तद्दिनाश में नाथ | देव असमर्थ ॥। 
( २८ ) 
हरि चक्र न कुछ कर सका; कहें क्या क्या हम ? 
उलटा बह उसका हुआ कण्ठभूषण सम । 
ऐरावबत-विजयी-द्वि रद मत्त उसक सब, 
भेघों से टक्कर मार खेलते हैं अब ॥। 


के दान घन सद । 


8१८ देवेदी-काव्य-प्राला 


( २९ ) 
तन्नाश हेत हे नाथ ! एक सेनानी, 
हम चाहते हैं अति गूर, वीर, बलखानी। 
जिसको कर आगे, इन्द्र, विजयवाला वर, 
ड़ बन्दीवत लावे छीन शत्रु से जाकर ॥। 
( ३० ) 
वाचस्पति की निःशेष हुई जब वानी; 
विधि बोले; गजन अन्त पड़ै ज्यों पानी । 
, हैं देव ! तुम्हारा काम सफल सब भाँती; 
पर, स्वयं रचूगा में न तारकाराती ॥ 
( ३१ ) 
यह उसे हमी मे मिला विभव-विस्तारा, 
फिर, कैसे उसका करें हमी संहारा६? 
विष-पादप भी यदि बड़ा किया जाता है, 
उस पर भी नहीं कुठार दिया जाता है ।। 
( २ ) 
उसने तप अतिशय घोर किया मनमाना, 
मुहमाँगा हमने दिया उसे वरदाना। 
अतएव, छोड़ शिव-अंश, अन्य बलवाना, 
सह सकता उसका नहीं एक भी बाणा ।। 
( ३३ ) 
वे परम ज्योतिमय देव तमोगुण-हीन , 
जानें गति उनकी विष्णु और हम भी न । 
४ उनका मन तप में छीन, उमा के द्वारा, 
तुम खींचो, खींचे अयस्कान्त* ज्यों साराप॥ 
( रेड ) 
तेजोमव शिव का बीज रिपुक्षय-कारण, 
कर सकती केवल एक उमा ही धारण | 
तत्युत बन सेनाधीश बछिष्टतुम्हारा, 
खोलेगा बन्दी-देववधू-कच-भारा ॥। 
* अयस्कात > चुम्बक । 
नी सारा> लोहा । 





कुमारसम्भवसार ३१९ 


( ३२५ ) 
उस भांति, इधर, कह, हुए छोप लोकेश , 
सुर गये, उध र, सुरलोक, सहित देवेश । 
सुरपति ने जाके वहाँ, विदाकर सुरगण, 
कि मन ही मन चिन्तन किया काम का तत्क्षण ॥ 
( ३६ ) 
चाप, रम्यरमणी की अति हो बांकी भृकुटी-लता समान, 
रतिकद्भूण-अद्धित स्वकण्ठ में थज्जित कर, सौन्दर्य-निधान । 
सखा वसन्‍्त-हाथ में देकर आममज्जरी-रूपी बाण, 
आया, तब, सम्मुख सुरेश के, प्रणत पुप्पचन्वा बलरूवान ।! 


इति द्वितीय सर्ग 


_सप+++->रत (#म+मरकाछ सषजारनयान पला८अपजथ, 


तृतीय सग#% 
(१) 
सारे देववुन्द से खिचकर देवराज के नयन हज़ार, 
कामदेव पर बडे चाव से आकर पड़े एक ही बार। 
अपने सब सेवक समूह पर स्वामी का आदर-सत्कार, 
प्रायः घटा बढ़ा करता है थ्दा प्रश्रोजन के अनुसार ॥॥ 
(२) 
"सुख से बैठो यहाँ मनोभ व ! “--.झस प्रकार कर वचन-विकाश, 
आसन रुचिर दिया सुरपति ने अपने ही सिहासन-«पास । 
स्वामी की इस अनु कम्पा का अभिननन्‍्दन कर शीश भुकाय, 
रतिनायक, इस भरद्त, इन्द्र से बोछा उसे अकेला पाय ॥ 


( ३ ) 
सबके मन की बात जानने में अति निपुण ! प्रभो/! देवेश ! 
विश्व बीच कत व्य कम्म तव क्या है मृ के होय आदेश । 
करके मे रा स्मरण, अनुग्रह दिखलाया है जो यह आज, 


उसे अधिक करिए आज्ञा से--यही चाहता हूँ सुरराज ! 


है 
+इस संग की कथा बहुत ही मनोहर है; पलिए, हमने इसका पूरा 
अनुवाद किया है । 


र२० 


द्विवेदी-काव्य-मा हा 


( ४) 
इन्द्रासन के इच्छुक किसने करके तप अतिशय भारी, 
की उत्पन्न असूया तुभमें ? मुझसे कहो कथ। सारी । 
मेरा यह अनिवार्य शरासन पाँच-कुसुमसायक-धारी, 
अभी बना लेबे तत्क्षण ही उसको निज-आज्ञाकारी ।। 
(५) 
जन्म-जरा-मरणादवि दुःख से होकर दुखित कौन ज्ञानी, 
तव सम्मति-प्रतिकूल गया है मृक्तिमार्ग में अभिमानी ? 
भूकुटी-कुटिलकटाक्ष-पात से उसे सुन्दरी सुरबाला, 
बाँ डाल रखे; वैसे ही पड़ा रहै वह चिरकाला ।|। 
(82) 
नीति शुक्र से पढ़ा हुआ भी है यदि कोई अरि तेरा, 
पहुँचे अभी पास उसके भट दूत रागरूपी मेरा। 
जल का ओघ नदीतट दोनों पीड़ित करता है जैसे, 
धम् , अर्थ--दोनों ही उसके पीड़न करूँ कहौ तैसे॥। 
(७) 
महापतिब्रतधम्मघारिणी किस नितम्बिनी* ने अमरेश ! 
निज चारुता दिखाकर तेरे चड्चलरू चित में किया जवेश । 
क्या तू यह इच्छा रखता है, कि वह तोड़ लज्जा का जाल 
तेरे कंठदेश में डाले आकर अपने बाहु-मृणाल ? 
(८) 
समभ सुरत-अपराध, कोपकर, किस तझुणी ने है कामी ! 
तुझे तिरस्क्ृत किया, हुआ तव शीश यदपि तत्पदगामी । 
उग्रताप से व्याकुल होकर वह क्लन में अति पछतावे; 
पड़ी रहै पल्‍लवशय्या पर, किये हुए का फल पावै ॥ 
(९) 
मृदित हुजिए वीर! वज्यम तव करें अखंडित अब विश्राम; 
बतलाइए, देवताओं का वैरी कौन पराक्रम-धाम । 
मेरे शरसमूह से होकर विफल-बाहुबल कम्पितगात, 
अध र कोप-विस्फुरित देखकर, डरे स्त्रियों से भी दिनरात |। 


# नितम्बिनी स्त्री । 


कुसारसम्भवसार ३२१ 


आर, 
हे सुरेण ! तेरे प्रसाद से कुसुमायुध ही में इस काल 
साथ एक ऋतुपति को लेकर, और प्रपञ्च यहीं सब डाल। 
धैय्य पिनाकपाणि हर का भी, कहिए, स्खलित करूँ देवाथ , 
और धनृष धरनेवाले सब मेरे सम्मुख तुऋछ पदाथ ! 


( ११ ) 
पादपीठ को शोभित करते हुए इन्द्र ने, इतने पर, 
जंघा से उतार कर अपना खिंले कमल सम पद सुन्दर । 
निज अभिलषित-विष्य में सुनकर मन्‍्मथ का सामथ्य महा, 
उससे, अति-आनन्द-पूव क, समयोचित, इस भाँति कहा ।। 


( १२ ) 
सखे ! सभी तू कर स्षकता है; तेरी शक्ति जानता हूँ, 
तुकको और कुलिश को ही में अपना अस्त्र मानता हूँ । 
तपोबली पुरुषों के ऊपर वज्य व्यथ ही जाता है, 
मेरा तू अमोध सावन है; सभी कहीं तू जाता है ॥ 


( १३ ) 
तेरा बल है विदित; तुझे में अपने तुल्य समभता हूँ, 
बड़े काम में इसी लिए ही तुझे [नियोजित करता हूँ। 
देख लिया जब यह, कि दो प ने सिर पर भूमि उठाई है, 
तभी विष्णु ने उस पर अपनी शब्या सुखद बनाई है।। 
( १४) 
यह कह कर, कि सदाशिव पर भी चल सकता है शर तेरा, 
मानों अंगीकार कर लिया काम ! काम तूने सेरा। 
यही इष्ट है; क्योंकि, शत्रु अब अति उत्पात मचाते है, 
यज्जैभाग भी देवतुन्द से छीन छीन छे जाते है ।। 
५ १९) 
जिसके औरस पुत्र रत्न को करके अपना सेनानी, 
सुर विजयी होना चहते है, मार असुर सत्र अभिमानी । 
बही महेश समाधिमग्न हें; पास कौन जा सकता है ? 
तेरा विशिख तथापि एकही कार्य्य-सिद्धि कर सकता है ॥ 
फा. २१ 


रे२२ 


द्विवेदी-काव्यन्माला 


( १६ ) 
ऐसा करो उपाय जायकर, हे रतिनायक बड़भागी 
हों जिससे पवित्र गिरिजा में योगीश्वर हर अनुरागी। 
उनके योग्य कामिनी-कुल में वही एक गिरि-बाला है, 
सत्यवचन ब्रह्मा ने अपने मृख से यही निकाला है ॥ 


( १७ ) 
जहाँ हिमालय ऊपर हर ने तप-लीला विस्तारी है, 
गिरिजा वहीं पिता की अनुमति से सेवार्थ सिधारी है । 
अह संवाद अप्सराओं से सुन पाया मैंने सारा; 
भेद जान लेता हूँ सबका सदा इन्हीं के ही द्वारा ।। 


( १८ ) 
अतः सुरौं की काय सिद्धि के लिए करौ अब तुम प्रस्थान, 
इसे करेगी सफल उमा ही; इसमें कारण वही प्रधान । 
तू भी है तथापि इस सबका हेतु अपेक्षाकृत बलवान, 
उग आने के पहले, आदिम अंकुर के जलदान समान | 
( १९ ) 
सकल सुरौं की विजय-कामना के उपाय हैं हर, उन पर, 
दर तेरेही चल सकते हैं; बड़भागी है तू अतितर। 
अप्रसिद्ध भी काय, और से हो सकता जो कभी नहीं, 
उसके भी करने में यश है; यह तो विश्रुत सभी कहीं ।। 
( २० ) 
ये सब सुर तेरे याचक हैं; गति नकी कुण्ठित सारी, 
है तीनों लोकौं का मनन्‍्मथ ! कार्य महामंगलकारी । 
तब धन्वा के लिए कर्म्म यह नही निपट घातक भारी, 
तेरे तुल्य न वीर और है; अहो विचित्र-त्रीय बारी ! 


( २१ ) 


, ऋतुनायक तेरा सहचर है सदा साथ रहने वाल्य , 


बिना कहे ही तुकको देगा वह सहायता, इस काला | 
“शिखा अग्नि की बढ़ा दीजिए हे समीर ! जीवनदाता” ! 
भला पवन से क्‍या कोई भी इस प्रकार कहने जाता ? 


कुमारसम्भवसार श२३ 


( २२ ) 
एवमस्तु कह कर, स्वामी के अनुशासन को अति-अभि राम, 
मालावत मस्तक ऊपर रख सादर, चला वहाँ से काम । 
ऐरावत की पीठ ठोकने से ककश कर को स्वच्छन्द, 
सुरपति ने उसके दरीर पर फेरा कई बार साननद ।। 
( २३ ) 
प्रिय वसन्‍्त, प्रियतभा प्रागसम' रति भी, दोनों निपट सशडद्धू, 
मन्मथ के अनुगामी होकर, चले साथ उसके सात । 
“मैं अवश्य सुरकाय करूँगा, चाहे हो शरीर भी नाश”, 
यह दृढ़ कर, हिमगैल-श्रृज्ु पर गया अनज्भधू शिवाश्रम-पास ॥। 
पा, 
उस आश्रमवाले अरण्य में थे जितने संयमी मुनीश, 
उनके तपोभज्भ में तत्पर हुआ वहाँ जाकर ऋतु-ईश । 
मनन्‍्मथ के अभिमानरूप उस मधु ने अपना प्रादुर्भाव, 
चारौं ओर किया कानन में; दिखलाया निज प्रबल प्रभाव ॥॥। 
( २५ ) 
यक्ष राजन जिसका स्वामी है उसी दिश्या की ओर प्रयाण, 
करते हुए देख दिनकर को, उल्लद्भुन कर समय-विधान । 
मन में अति दुःखित-सी होकर, हुआ समभ अपना अपमान, 
छोड़ा दक्षिण-दिशा-वधू ने मलयानिल निश्वास-समान ॥। 
( २६ ) 
कामिनियों के भधुर-मधुर-रवकारक-नव-नू पु र-धारी- 
पद से स्पश किये जाने की न कर भपेक्षा सुखकारी ॥ 
गृहे से लेकर अशोक ने, तत्क्षण, महा-मनोहारी, 
कली नवल-पल्लव-यूत सुन्दर धारण की प्यारी प्यारी ॥। 
( २७ ) 
कोमल पत्तों की बनाय, भट पक्षपंक्ति छाली छाली, 
आममञग्जरी के प्रस्तुत कर नये विशिख शोभाग्ाली । 
शिल्पकार ऋतुपति ने उन पर मधुप मनोहर बिठलाये , 
काम-ताम के अक्षर मानौं काले काले दिख लाये ॥ 





* सथधु -5 वसन्‍त । न यक्ष राज ८ कुवेर । 


३२४ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( २८ ) 
रहती है यद्यपि कने र में रुचिर रंग की अधिकाई, 
तदपि सुवासहीनता उसके भन को हुई दुःखदाई । 
वही विश्वकर्ता करता है जो कुछ जी में आता है , 
सम्पूर्णता गणों की प्रायः कही नही प्रकटाता।है ॥। 


६. 0) 
बालचन्द्र सम जो टेढ़ी है, जिनका अब तक नही विकाश , 
ऐसी अरुणवर्ण कलियों से अतिशय शोभित हुआ पलाश | 
भानों नव-वसन्त-नायक ने, प्रेम विवश होकर, तत्काल, 
वनस्थली को दिये नखोां के क्षतरूपी आभरण रसाल ॥। 


( ३० ) 
नई वसन्‍्ती ऋतु ने करके तिरूक फूल को तिरूक समान, 
देकर मधुपभालिकारूपी मृदु कज्जल शोभा की खान । 
जैसा अरुण रंग होता है बालसूर्य में प्रातःकाल, 
तद्॒त नवलू-आमपल्लव-मय अपने अधर बनाये छाल ।। 


( २३१) 
रुचिर चिरोंजी के फूलों की रज जो उड़ उड़ कर छाई, 
हरिणों की आँखों में पड़कर, पीड़ा उसने उपजाई । 
इससे, वे अन्धे से होकर, मरमरात पत्तेवाले, 
कानन में, समी रसम्मुख, सब भागे मद से मतवाले |। 
( ३२ ) 
आममणञज्जरी का आस्वादन को किल ने कर बा रम्बार, 
अरुणकण्ठ से किया दब्द जो भहा मधुरता का आगार | 
“है मानिनी कामिनी ! तुम सब अपना मान करौ निःशेष”, 
स प्रकार मन्‍्मथ-महीष का हुआ वही आदेश विशेष ।॥ 
| ( ३३ ) 
जिनके अध र निरोग हो गये हिम पड़ना मिट जाने से, 
जिनकी मुख छवि पीत हो गई कुंकुम के न छगाने से । 
ऐसी किन्न र-कामिनियों के तन में स्वेदबिन्दु, सुन्दर, 
रुचिर-पत्र रचना के ऊपर, शोभित हुए, प्रकट होकर ॥। 


कुमारसम्भवसार ३२५ 


( रेड ) 
शिव-आश्रम के आस पास थे जितने मूनिवर वनवासी, 
असमय में ही देख आगमन ऋतुपति का मायाराशी। 
सहसा अति गृहतर विकार का, कई बार, खाकर फमोंका, 
किपी प्रकार उन्होंने अपना विचलित-चित्त-वेग रोका ।। 


( २५ ) 
पृष्पशरासन पर चढ़ाय शर, उस प्रदेश में जब रतिनाथ, 
पहुँचा ईनिज सहधम्म चारिणी रति को लेकर अपने साथ । 
जितने थे स्थावर, जज्भम, सब, आतुरता-वश, बारंबार, 
रति-सुचक-झ्ूंगा र-भावना करने लगे अनेक प्रकार || 


( ३६ ) 

फूलरूप एक ही पात्र में भरा हुआ मीठा मकर द, 

भ्रमरी के पीने के पीछे, पिया भ्रम रवर ने स्वच्छंद । 
ढ्ने से जिस प्रिय/। मृगी ने सुखवश किये विछोचन बन्द, 

एक सीग से उसे खुजाया कृष्णसार मृग ने साननन्‍्द ॥। 

( ३७ ) 

गजिनी ने मुख मे रख कर जल पड्ूूज रज-सुवासवाला, 

रस के वश होकर, फिर, उसको निज गज के मुख में डाला । 
आधे खाये हुए कमल के मंजुछ-तन्तुजाल देकर, 

चक्रवाक ने किया प्रिया का आदर, अनू रागी होकर ॥। 


( ३८ ) 
ऊँचे स्वर से गान समय में, प्रचु र परिश्रम होने से, 
कुछ कुछ बिगड़ गई जिस म्‌ख पर पत्रावलछी पसीने से । 
पुष्पासव पीने से जिस पर घूम रहे दृग अरुणारे, 
रसिक-किद्न रों ने पत्ती के तूमे मुख ऐसे प्यारे ।। 
( ३९ ) 
फूले हुए नवलरू फूलों के गुच्छेछ ) कुचवाली, 
हैं चञचल-पल्लव ही जिनके अधर मतनोहरताजाली। 
ऐसी ललित लता-ललनाओं से तरुओं ने भी पाया, 
भुकी हुई शाखाओं के मिष भूजबन्धन अति मन भाया ।। 


३२६ 


दिवेदी-काव्य-माला 


( ४० ) 
चतुर अप्सराओं का, इस क्षण, सुन कर भी मंजुल गाना, 
आत्मा का चिन्तन ही करते रहे महेश्वर भगवाना | 


जिन महानुभावों के वह में अपना मन हो जाता है, 
तपोविघातक विघ्न कभी भी उनके पास न आता है ॥ 


मो, 
लिये हुए थे वाम ६ स्त मे अति अभिराम हेम का दण्ड, 
लताभवन के भव्य द्वार पर गया हुआ ह्ननन्‍्दी उद्ृण्ड | 
मुख पर उँगली रख, संज्ञा से, बोला ऐसे वचन विशेष :--- 
है गणवुन्द | करो न चपलता; मानौ तुम मेरा आदेश |” 
( ४२ ) 


कम्पहीन सब हुए महीरुह; निशचल हुए मधुप-समृदाय ; 
मूक हुए खग; शान्त हुए मुग, अपना आवागमन भु 


' वह सारा अरण्य नन्‍्दी का दुर्विलंध्य अनुशासन पाय, 


तत्क्षण ही होगया चित्रवत, स्वाभाविक भी नियम विहाय ॥ 


हज) 
यात्रा मे सम्मुख पड़ता है जहाँ शुक्र, उस देश-समान, 
दृष्टि बचाय नन्दिकेश्वर की, बड़े बड़े कर यत्न-विधान । 
सुरपन्नाग-वृक्ष की शाखा फैली थीं जिस पर सविशेष, 
शद्भूर के समाधि-भण्डप में रतिनायक ने किया वेश ।। 


( ४४ ) 

पावन दंवदारु तरुवर की विशद वे दिका सुखदायी 

शादू छ के चिर-चमः से भलीभाँति जो थी छा: । 
योगमसन त्रिनयन को बैठे हुए वहीं उसके ऊपर, 

गीघ्र-शरीर-छोड़ने वाले मनसिज ने देखा जाकर ।। 

( ४५ ) 

तन का भाग ऊपरी स्थिर था; वीरासन मे थे शद्धूर 

वे विशेष, सीधे भी थे; पर कन्धे थे विनम्न अतितर | 
उलट रक्‍खे देख पाणियुग, मन में ऐसा आता था; - 

खिला कमर उनकी गोदी में मानौ शोभा पाता था ।। 


कुमारसम्भवसार ३२७ 


( ४६ ) 
लिपटाकर भूजद्भवर, ऊँचा जटा-कलाप बनाया था, 
दोनों कानों में द्विगुणित कर अक्षमाल लटकाया था । 
क्ृष्णसार मृग-चम्म उन्होने, गाँठ बाँध, लिपटाया था, 
कण्ठ-कालिमा ने कालापन उसका बहुत बढ़ाया था।। 
( ४७) 
जो किड्चचित ही भासमान थे; जिनकी अचल उम्र तारा, 
और, जिन्होंने भुला दिया था भूकुटी का विकास सारा । 
पलक-जाल जिनके निशचल थे; किरण अधोमृख पड़ते थे, 
ऐसे नयनो से नासा! की नोक महेश देखते थे ।। 
( ४८ ) 
वारिद-वुन्द बिना वर्षा के जेसे थोभा पाता हैं, 
बिना छोल कल्‍लोलई*-कला के जैसे सिन्धू दिखाता है । 
बिना वायुवाले मन्दिर में कम्पहीन दीपक जैसे, 
अन्त त-मारुत-निरोध से शम्भू हो रहे थे तैसे ।। 
६ ४९ ) 
विमल ज्योति की छटा शीश से, होकर उदित, निकलती थी; 
निकल, तीसरे दुग के पथ से जो सब ओर फैलती थी । 
उससे, मृदुल-मृणाल-तन्तु की माला से भी कोमलूतर, 
बारूचन्द्रमा की गोभा को म्लान कर रहे थे बद्भूर | 
( ५० ) 
त्रिगुग तीन द्वारी में मम का आवागमन रोक, ईशान. 
बश में कर उसको समाधि, से, दे हृदयारविन्द में स्थान ।। 
जिसको अविनाशी कहते हें बड़े बड़े विज्ञान-निधान, 
उस आत्मा को वह अपने में देख रहे थे करके ध्यान ।। 
( ५१ ) 
मन से भी जिनकी न घषणा हो सकती है किसी प्रकार, 
ऐसे दुराधष त्रिनयन को देख समीप भाग से भार । 
वह, यह सका न जान, तनिक भी, शिथिलित-कर होकर, डर से, 
घर भी, और शरासन भी, कब खिसक पड़े उसके कर सके ।। 





कल्लोल >- लहर । 


३२८ 


#* 


द्विवेदी-का व्य-माला 


( ५२ ) 
तदुपरान्त; निज सुन्दरता से, मन्‍्मथ का प्रायः निःशेष, 
हुआ वीरय॑, पुनरुज्जीवित-सा फिर से करती हुई विशेष । 
साथ लिये वन की दो देवी, धरती हुई शम्भू का ध्यान, 
हुई नयनगोचर गिरिकन्या गिरिजा गुग-गौ रव की खान ।। 
( ५३ ) 
जिसके नव-अशोक फूलौ ने पश्च राग-छवि छीन लिया, 
जिसके कणिकार कुसुमो ने स्वणंवण दुवर्ण किया । 
जिसके निर्गुण्डी के गुच्छे हुए मोतियों की माला, 
वही वसन्‍्तन्पुष्प के गहने पहने थो वह गिरिबाला ।। 
2) 
अति उत्तुद्भ-उरोज-भार से वह कुछ नम्न दिखाती थी , 
बालसूय-सम छाछ वस्त्र से ऐसी शोभा पाती थी। 
प्रचु र-पुष्प-गुच्छों से फूक कर नये नये पलल्‍लववाली 
चलती है, भूतल पर, भानौ ललित-लछता लाली लाली ॥। 
(६ ५५९.) 
अच्छे बुरे स्थान के ज्ञाता चतुर मनोभव के द्वारा, 
रकक्‍्खी गई धतुष की अन्या डोरी सम शोभा सारा । 
कटि-करधनी बकुल-फूलौं की ढोली हो हो जाती थी; 
उसको वह अपने नितम्ब पर बार बार हराती थी || 
( ५६ ) 
परम-सुगन्ध वती इ्वासों से बढ़ो हुई तृष्णावाले, 
बिम्बाधर के पास, मधुप जो आते थे काले काले । 
इससे, वह दुग चञ्चलू करके, क्षण क्षण में घबडाती थी ; 
और खेल के कमल फूल से उनको दूर उड़ाती थी ॥। 
( ५७ ) 
काम-का सिनी* को भो लज्जित करने वाली बारबा र, 
उस सर्वाज्जि-सुन्दरी को कर लोचन-गोचर भले प्रकार । 
अति दुजथ, अति-अगम जितेन्द्रिय, शूलपाणि शिव के स्वाधीन, 
अपने काय सिद्धि की आशा भनसिज को फिर हुई नवीन ।। 





के काम-कामिनी - रति । 


कुमारसम्भवसार ३२९ 


( ५८ ) 
होनहार निज पति शद्भूर का तपोभवन जो था सुन्दर, 
उसके परम पवित्र द्वार पर शैलसुता पहुँची जाकर । 
अन्तगत परमात्मासज्नक तेज'पुञज विलोकन कर, 
प्रवर-पोग-साधक-पमाधि से विरत शम्भू भी हुए उधर।॥। 


( ५९ ) 
जिनके आसन के नीचे के भूमिभाग को सपर्ीश्ष, 
फण-प्रदस्न पर बड़े यत्न से, रक्खे रहा ऊूगाये शीश । 
वे महेश निज प्राणवाय्‌ को धीरे धीरे, यूक्तिसमे त, 
छोड, निविड़ वीरासन अपना शिथिलित करके, हुए सचेत || 


( ६० ) 
“महाराज ! गिरिवर की कन्या सवा करने है आई -- 
शीश ताय नन्‍दी ने उनसे कही बात यह सुखदाई। 
स्वामी के अ्रूभंग-मात्र से जब उसने निदेश पाया; 
गिरिजा को सत्कार-स हित बद उनके सम्मुख ले आया | 


( ६१ ) 
तोड़े हुए हाथ से अपने, महा मनो; रता के मूल, 
पत्तों के दुकड़े [त, नूतन, शिशिरान्तक वसन्‍्त के फूल । 
गिरिजा की दोनों सखियों ने, विधिवत करते हुए प्रगाम, 
शिव के पैरों पर बिथ राये, जोड़ पाणिपषकज छबिधाम । 


( ६२ ) 


नील अलक में शोभित नूतन कागिका र-कलिका सुन्दर, 
देह झुकाते समय गिराती हुई महीतलू के ऊपर । 
कानो के पल्‍लछव टपकाती, भस्तक निज नीचे रख कर, 
किया उमा ने भी, तदनन्तर, शंकर को प्रगाम सादर ॥। 


( ए३े ) 
“पा तू ऐसा पति डझिसने देखी नहीं अन्य नारी --- 
यह सच्ची आशीष ईश ने दी उसको सब सुखकारी । 
महामहिमपुरुषों के मुक्त से वचन निकल जो जाता है , 
विश्व बीच विपरीत भ।व वह कभी नही दरसाता है ।। 


३३० 


द्विवेदी-काव्य-माला! 


( ६४ ) 
जलती हुई आग मे गिरने के इच्छुक पतज्भु-सम मार, 
बा छोड़ने का शुभ अवसर आया है यह कर सुविचार । 
गिरिजा के समक्ष शंकर को लश्यीकृत कर भले प्रकार, 
अपने धन्वा की प्रत्यञ्चा तानी उसने बारम्बार |। 


( ६५ ) 
मन्दा किनी नदी ने जिसको निज जल में उपजाया है, 
दिनकर ने अपनी किरणों से जिसे विशे सुखाया है । 
वह सरोज-बीजों की माला, अरुण-वर्ण कर में लेकर, 
गिरिश तपस्वी को गौरी ने अपण की सुन्दर सुन्दर ॥ 


( ६६ ) 
प्रिय होगा प्रेमिणी उमा को इसके लेने का व्यापार , 
यह विचार कर उस माला को शिव ने इधर किया स्वीकार ॥ 
संमोहन-तामक अमोघ शर निज निषद्ध से उधर निकाल, 
कुसुम-शरासन पर, कौशल से, मन्‍न्मथ ले रक्‍्खा तत्काल ॥ 


( ६७ ) 
राकापति को उदित देख कर क्षुब्ध हुए सलिलेश-समान, 
कुछ कुछ घैय्य॑हीन होकर के, संयमशील शम्भू भगवान | 
लगे देखने निज नयनों से, सादर, साभिलाष, सस्ते ह, 
गिरिजा का बिम्बाधर-धारी मुखमण्डल शोभा का गेह ॥ 
( ६८ ) 
खिले हुए कोमल कदम्ब के फूल तुल्य अज्भो-द्वारा, 
करती हुई प्रकाश उमा भी अपना मनोभाव सारा। 
लज्जित नयनों से भ्रमिष्ट सी, वही, देखती हुई मही, 
अति सुकुमार चारुतरु आनन तिरछा करके खड़ी रही ॥। 
( ९९ ) 
महा जितेन्द्रिय थे; इस कारण, महादेव ने, तदनन्तर, 
अपने इस इन्द्रियक्षोभ का बलपूवक विनिवारण कर। 
मनोविकार हुआ क्‍यों ? इसका हेतु जानने को सत्वर, 
चारों ओर सघन कानन में प्रेरित किये विलोचन वर ॥॥ 


कुमारसम्भवसार शे३१ 


( ७० ) 
नयन दाहिने के कोने मे मुठठी रक्‍्खे हुए कठोर, 
करन३ भुकाये हुए, वाम पद छोटा किये भूमि की ओर | 
धन्‌ ष बनाये हुए चक्र सम, विशिख छोड़ते हुए विशाल, 
मनसिज को स विकट वेश में त्रिनयन ने देखा उस काल ।। 


( ७१ ) 
जिनका कोप विशेष बढ़ा था तपोभंग हो जाने से, 
जिनका मुख दुदंश हुआ था भकुटी कुटिल चढ़ाने से । 
उन हर के, तृतीय लोचन से तत्क्षण ही अति विकराला, 
अकस्मात अग्निस्फुलिड्भ की निकली दीप्तिमान ज्वाला ।। 


( ७२ ) 
“हा हा! प्रभो! क्रोत् यह अपना करिए करिए करिए शान्त -- 
इस प्रकार का विनय व्योम में जब तक सब सुर करे नितान्त । 


तेब तक हर के दग से निकले हुए हुताशन ने सविशेष, 
मनन्‍्मथ के मोहक ठारीर को भस्मशेष कर दिया अशेष |। 


( ७३ ) 
अति दारुण विपत्ति के कारण महामोह का हुआ विकाश, 
उसने रति के न्द्रियगण की नियत वृत्ति का किया विनाश | 
प्रियतम पति की विषम दा का क्षणभर उसको रहा न ज्ञान; 
उस अबला पर हुआ, इसी मिष, मानों यह उपकार महान ॥। 


( ७४ ) 
तरुवर के टुकड़े करता है भीषण वज्भपात जैसे ! 
तप के विध्नरूप मनसिज का देह-भंग करके तैसे । 
नारी के नैकट्य-त्याग की छा से, सब भूत लिये, 
भूतनाथ, अपने आश्रय से, तत्क्षण अन्तर्धान हुए ॥ 





के मूल इलोक में, यहाँ पर, कालिदास ने भव' शब्द का योग किया 
है। भव महादेव का नाम है; और भव, जन्म (उत्पत्ति) के भी कहते 
हैं; अतः इस अवसर पर हमारे मत के अनुसार, संहारवाची शंकर का दूसरा 
नाम हर याद आता तो अधिक सुयुक्तिक होता । ““अनुवादक 


३२३२ द्विवेदी-काव्य-माला 


( ७५ ) 
अपनी रूलित-शरीर-लता भो, उच्च पिता का भी अभिलाष 
व्यथ ध्मर्थन कर दोनों को, मन में होती हुई हताश । 
सखियो ने भी देख लिया सब इस दु्घाटना का व्यापार ! 
अतः अधिक लज्जित होकर, घर गई उमा भी, किसी प्रक।र ॥। 
( ७६ ) 
कुपित रुद्र के भय से अपनो आँख बन्द करने बाली, 
दयायीग्य कन्या को हाथौ पर रख गिरिवर बलशाली। 
लिये कमलिनी को दाँतो पर सुरगज सम शोभाधारी, 
देह बढ़ाता हुआ वेग से, हुआ शीघ्र ही पथचारीक्ष ॥। 


।। इति तृतीय सर्य ।। 


ए ९ 
चतुथ सग 
(१) 
विवश चेतना-हीन, विकल, विह्लल, बेहाला, 
पड़ी रही कुछ काल कुसुम-शायक की बाला । 
को वेधव्य-वेदना अतिशय दुस्तर, 
जागृत उसको किया वाम-विधि ने तदनन्तर |। 
६ 9.) 
किया नयन-निःक्षेप व्यथित रति ने जब उठकर, 
दृश्गीचर कर सकी न वह पति-रूप मनोहर । 
जीते हो हे नाथ ! ”” वचन यह कह विषाद-कर, 
देखी पुरुष कार भस्म उसने भूतलू पर ॥ 
६ 0.) 
तब रती पर लोट, कुच्चौं पर धूल लगाये, 
देह दशा को भूल, अखिल अलछक्ो बिखराये । 
सारे वन को दुखित बनाती हुईं दुखारी 


करने छूगी विलाप पञ्चशायक की प्यारी ।। 
लक मल बल न कल लक लक 
# परथचारी-मार्गानुसरण करनेवाला, मा में संचार करनेवाढा । 


कुमा रसम्भ वसार ३३ ३ 


(४) 
जो यह तेरा गात मनोहरता की राशी, 
उनका था उपभान सदा जो सुधघर विलासी। 
उसकी ऐसी दशा हुई ! फठती नहिं छाती ! ! 
हाय हाय अति-कठिन निद्य नारी की जाती ! ! ! 


है) 
नव-नलिनी को नीर छोड़ जाता है जैसे, 
कहाँ गया हे नाथ ! छोड़ मुझको तू तैसे ? 
किया नहीं प्रतिकूल कभी कुछ मेने तेरा, 
फिर क्‍यों देता नही दरस रोदन सुन मेरा ? 


(६) 
हुआ स्मरण क्या तुफे करधनी से निज-बन्धन ? 
अथ वा प्रणय-विशिष्ट कमल-कलिका से ताड़न ? 
“हृदय बीच तव वास -कथन यह कपट तुम्हारा, 
क्योंकि, अतन्‌ तुम हुए; तदपि तनू बना हमारा ।। 


(७) 
अपर-लोक तुम गये नपे ही हे प्रिय मेरे ! 
निदरचय ही में नाथ ! निकट आउँगी तेरे । 
वज्चित हुआ परन्तु जगत यह विधि के द्वारा, 
तेरे ही आधीन सौरुय इसका था सारा ।। 
(८) 
निबिड़-निशा में, नित्य, नगर-गलियों के भीतर, 
घन-गर्जन-भयभीत सुलोचनियों को, सत्वर । 
निज निज प्रिय के गेह, स्नेह बद्धित कर, प्यारे ! 
पहुँचावेगा हाय ! कौन अब बिना तुम्हारे ? 
( ९) 
कामिनियों के लिए मधुर मदिरा मृददायी, 
विडम्बना है, बिना तुम्हें अब बनी बनाई। 
नाम-शेष सुन तुम्हें शशी अति पछतावेगा, 
शक्‍्ल-पक्ष में भी न वृद्धि सुख से पावेगा ।। 


शे३८ 


द्विवेदी-काब्य-माला 


( १० ) 
लाल तथा कुछ हरे चारुतर-बन्धन-धारी, 
कोकिल-कल-विज्ञात, लोक-लोचन-सुख कारी । 
ऐसे नवलू रसाल-फूलते अद्भुत शायक, 
ग्रहण करेगा कौन ? कहो प्रिय हे मम नायक ! 


(११) 
मधुकर-पं क्ति मनोज ! जिसे तूने अपनाया, 
प्रत्यञ्चा बहु बार नुष की जिसे बनाया । 
वनस्थ ली को आज करुण-रव से भरती है, 
म्‌ भको दुःखित देख, रुदन-सा वह करती है ।। 
2६) 
धारण कर तन्‌ू चिर, उठौ; मुख मुझे दिखावो, 
रति-योजक-उपदेश पिकौं को नाथ ! सुनावो । 
स- णाम स-विकम्प सुरत-याचन वह तेरा, 
सोच सोच कर, घैय्य नाश होता है मेरा ।। 


( १३ ) 
हें रति-कला-प्रवीण ! कुसुम वासन्तिक लेकर, 
तुमने किये मदर्थ स्वयं जो आभूषण-वर । 
अज्भ अज्ज में उन्हें किये हें ज्रन तक धारण, 
किन्तु देखती नहीं देह तव उनका कारण ! 
( १४ ) 
यावक«रस मम वाम पाद में, आय, लगावो, 
असम्पूर्ण ही छोड़ गग्रे तुम उसको; आवोौं । 
अथवा सुर-सुन्दरी तुम्हें जब तक न लुभावें, 
तब तक सुरपुर हमीं, अनल में जलकर, आ ॥ 
( १५ ) 
“रति मनसिज के बिना रही पल भर भी जीवित--* 
है मम जीवित-नाथ ! कहेंगे यही सभी नित । 
यद्यपि तनू तज, अभी तुम्हें फिर अड्भूः भरूँगी, 
इस कलडू: को दूर तदपि किस भाँति कहूँगी ? 


कुमारसम्भवसार ३३५ 


( १६ ) 
शोक ! शोक ! ! हा शोक ! [! अहो परलोक-निवासी ! 
अन्त्य कृत्य तक नहीं कर सकी है यह दासी । 
अवितकित गति हुईं हाय ! तेरी हे स्वामी ! 
जीवन भी तव गया; गया वह तन्‌ भी नामी ! 


( १७ ) 
गोदी में रख चाप, अहह हे हृदय-विहारी ! 
सीधा करते हुए विशिख त्रिभुवन-वशकारी। 
तुमने ऋतुपति सज्भ किये जो कथन रसीले, 
सब आते हैं स्मरण; नहीं हैं मुझको भूले ।। 


( १८ ) 
तव हृदयद्भम सखा सुमन-धन्वा का दाता, 
कहाँ गया ऋतुराज ? नही वह मुभो दिखाता । 
क्या उसको भी कुपित शम्भू ने दोषी पाया ? 
जो गति तेरी हुई उसी गति को पहुँचाया ? 


( १९ ) 
ये विछाप के वचन लगे ऋतुपति को ऐसे, 
लगते हैं विष-बाण हृदय के भीतर जैसे । 
समभाने के लिए रूप उसने प्रकटाया, 
आतुर रति के निकट वहाँ वह ततृ॒क्षण आया ॥। 
( २० ) 
रति ने, उसको देख, अश्रु की धार बहाई, 
पीड़ा भी, उर पीठ उरोजों को पहुँचाई । 
निज-जन-सम्भू ख दुःख बहुत ही बढ़ जाता है, 
वह, कपाट से तोड़, निककू बाहर आता है ॥। 
( २१ ) 
बोली वह स भाँति, भहा-शोकाकुलर बानी, 
हे वसनन्‍्त ! यह देख मित्र की बची निशानी । 
रज में परिणत हुआ पड़ा वह दिखलाता है, 
पवन इधर से उ र उसे अब बिखराता है 


३३६ 


द्विवेदी-काथ्य-माला 


( २२ ) 
हे मन्मथ ! हे मदन ! आय अब दर्शन दीजै, 
उत्सुक यह ऋतुराज, अनुग्रह इस पर कीजे । 
तारी में नर-प्रेम सवंदा चल रहता है, 
किन्तु मित्र में अचछ,-यही सब जग कहता है ॥। 


( २३ ) 
चाप-रज्जु के लिए कमल के तन्तु मनोहर, 
तथा शरों के लिए फूल अति कोमल देकर । 
स सहचर ने विश्व सुरासुर-पुरित-सारा, 
वशीभूत, सब भाँति, कर दिया नाथ ! तुम्हारा ॥ 
( २४ ) 
गया सखा तव, दीप पवन से ज्याँ जाता है, 
बत्ती-सी में रही; चित्त अति अकुलाता है। 
पति-वध ही विधि ने न, किया भम वध भी उसने , 
आश्रय-विटप-विहीन लता देखी है किसने ? 
(0) 
निशा शशी के सज़ू, दामिनी घन के जाती, 
सज्भ-गसन की रोति जड़ौं में भी दिखलाती । 
है वसन्त ! अतएव कृपा करिए यह मृझ पर, 
प्राणनाथ के पास भेजिए मुझे भस्म कर |। 


( २६ ) 
पति-तनु की रज रुचिर कुचों से मे लिपटाऊँं, 
पलल्‍लव-तल्प समान अनल की सेज बनाऊँ। 
बहुधा मिला सहाय सुमन-शस्परा में तेरा, 
अस्तुत कर अब चिता; विनय तुभसे यह मेरा || 
( २७ ) 
फिर मल्यानिल छोड़ जलाना मुभको सत्वर, 
मेरे बिता मनोज नहीं रह सकता पल भर | 
देना जल की हमें एक ही अञज्जलि सादर ) 
उसे करेगे पान वहाँ हम दोनों मिल कर ।। 


कुमा रसम्भवसार रेकें9 


( २८ ) 
महा मनोहर फूल आम की डालोंवाले, 
पलल्‍लव जिनमें लगे मृदुल-त रे छाले लालें । 
पिण्ड-दान के समय यही रखना मृददायक, 
करता है अति प्यार इन्हें मम नागर-नायक ।। 


( २९ ) 


शुष्क-सरोवर-मध्य मीन मूछित म्‌रभानी, 
होती है ज्यों मुदित पाय पावस का पानी । 
मरण-हेतु उद्योगवती, त्पों मनसिज-नारी, 
सुनकर प्रमुदित हुई व्योम-वाणी सुखकारी ॥। 


( ३० ) 
है रति ! सत्वर तुझे मिलैगा तव मनभाया , 
कारण सुन जिस लिए ईद ने उसे जलाया | 
उसने विधि का चित्त सुता-अनुरक्‍्त बनाया, 
शाप-बद्ध हो, अतः, आज फल ऐसा पाया ।। 


ी 
जब शिव सज्जु विवाह करेगी शैल-कुमारी, 
तब अनद्भ को अद्भ-दान देंगे त्रिपुरारी । 
वहा ने, इस भाँति, शाप की अवधि कही है; 
कोप अनन्तर कृपा--बड़ौं की रीति यही है ॥। 


( ३२ ) 
विशदवदनि ! इसलिए बना रख यह वपु सुन्दर, 
यथा-समय तन्‌ पाय॑, मिलेगा तेरा प्रियवर । 
आतप से जो नदी निर्जला हो जाती है; 
पावस में वह नया नीर पुनरपि पाती है ॥। 
( रेरे ) 
छि छिपे, इस भाँति, किसी ने वचन सुनाया, 
रति का मरण-विचार दिथिलता को पहुँचाया । 
ऋतुनायक ने उसे विविध विध तब समभराया; 
समयोचित कह कथा, यूक्ति से दुःख घटाया ॥। 
फा. २२ 


पइ्३्८ दविवेदी-काव्य-मा ला 


( ३४ ) 
तदनन्तर, यौं, दुःख-दलित वह मदन-वधू अति कृशित-शरीर, 
करने लगी प्रतीक्षा पति की किसी भाँति धारण कर धीर। 
ज्यौं दिन में उत्पन्न शशि-कला छठटा-क्षीण सुन्दरता-हीन, 
सुखकर सायद्ाल प्रतीक्षा करती है तनू लिये मलीन ॥ 
इति चतुथ सर्ग 


पश्चम सगे# 
( १) 


सम्मुख ही, उस भाँति, शम्भू ने कामदेव का करके दाह, 
कर दी विफल साथ ही उसके, निज विषयक गिरिजा की चाह | 
अत: उमा ने रम्य-छूप को घिक्‍्कारा बहु बार लजाय, 
वही सुधरता सफल समभिए जो प्रियतम को सके लुभाय ।। 
(२) 
जाय समाधि अखण्डित तप का अनुष् न करके भारी, 
सफल उमा ने करना चाहा अपना रूप मनोहारी। 
बिना यह किये कैसे मिलतीं दोनों बातें सुखकारी ? 
वैसा प्रेम; और फिर, वैसा मृत्युब्जय पति त्रिपुरारी ॥ 
( ३) 
मेना ने जब सुना कि मेरी कन्या शिव को चहती है; 
और उन्हीं के लिए तपस्या, वन में, करने कहती है । 
तब मूुनियों के कठिन धम्म से करती हुई निवारण वह, 
बड़े प्रेम से शैल्सुता को गले लगा कर बोली यह ।। 
( ४) 
मनमाने घर ही में सुर है सुते ! उन्हीं की सेवा कर; 
कहाँ क्लेशकारी तप ? तेरा कहाँ कलेवर कोमरू-तर ? 
अति मृदु सिरस-फूछ मधुकर का हरूका पद सह सकता है, 
दि पक्षी का पद सह सकने की शक्ति वह नहीं रखता है ।। 





# तृतीय सर्ग के समान स सर्ग की मूल कविता बहुत ही मनोहारिणी 
है । इसलिए, इस सगे का भी हमने पूरा अनुवाद किया है। --अनुवादक 


कुमारसम्भवसार ३३५९ 


(५) 
माता ने इस भाँति, उमा से कहा सभी कुछ मनमाना , 
किन्तु न रुकी तपस्या से वह, व्यर्थ हुआ सब समभाना। 
मन का दृड् सद्भुल्प, और जल जो नीबे को गिरता है, 
कोटि यत्न करने पर भी वह किसका फेरा फिरता है ? 


(६) 
मनो5भिलाष जानते वाले गिरिवर से निज अभिलाषा, 
एक बार आली के मुख से शैलसुता ने यों भाखा । 
“फल मिलने तक, वन में मु कफो, तप-निमित्त रहने दीजे, 
यही आपसे में चहती हूँ, प्यारे पिता कृपा कीजे” ॥। 


( ७ ) 
यह अपने अनुषछ्प प्राथ ना छगी पिता को अति प्यारी, 
दिया निदेश उप्री क्षण उसने, मन में मान तोष भारी । 
जिस मयूर-मण्डित गिरि ऊपर गौरी तप के लिए गई, 
उसको गौ री-शिख र नाम की पावन पदवी मिली नई ॥। 


( ८) 
अपनी लोल-लरों से चन्दन-लेप मिटानेवाली माल, 
दृढ़-निर्चय धारिणी उमा ने तुण समान तजकर तत्काल । 
उच्च-कु्रों की कठिनाई से फठा हुआ वल्कलू अभि राम, 
बाल-सूयय -सम पीत-वर्ण का बाँधा निशिदिन आठौ याम ॥ 
(९) 
कुड्चित-कच-कलाप-युत उसके मुख पर थी जो मधुराई, 
जटा-जूट रखने पर भी वह रही पूववत ही छाई । 
मधुपावली-संग जो शोभ। पद्भुज-कलिका पाती है, 
सघन-सिवा र-सज्ु मे भी वह वैसी ही दिखलाती है ।। 
( १० ) 
क्षण क्षण में रोमांच-कारिणी मू'ज-मेखला तिहराई, 
ब्रत-पालन के लिए उमा ने निज कठि को जो पहनाई । 
पहले पहल पहनने से वह हुई बहुत ही दुख दायी, 
उसके अति-सुकुमार जघन पर कर दी उसने अरुणाई ।॥। 


३४७ 


द्विवेदी-काव्य-मा ला 


( ११ ) 
अधरो के रंगने में अपना अतिशय-कोमल कर न' लगाय, 
कुच-गत-अद्भ राग'से अरुणित कन्दुक से भी उसे हटाय । 
कुश के अंकुर तोड़ तोड़ कर घाव उँगलियों में उपजाय, 
किया अक्ष माला का साथी उसे उमा ने वन में आय ॥। 


(६ १२ ) 
मूल्यवान शय्या के ऊपर निज केशों से कोमल फूल 
गिर कर, जिसको चुभते से थे; होते थे पीड़ा का मूल । 
वही बिछोने बिन वेदी पर तकिया अपनी.बाँह बनाय, 
सोई और वहीं बैठी भी तप-साधन मे ध्यान लूगाय ।॥। 


( १३ ) 
ब्रत-पालन में तत्पर उसने “फिर ले लेगी -यह मन ठान, 
ये दोनौं हीं इन दोनौं को दिये धरोहर-वस्तु समान । 
ललित-लताओं को पहले के अपने सब श्वृद्भारिक-भाव, 
हरिण-नारियों को नयनों को चञड्चलरूता का सहज स्वभाव ॥ 


।. (१४) 
आश्रम के अनेक पौधों को, आलूसता तज, क्लेश उठाय, 
बड़ा किया उसने घटरूपी-स्तन'का पय स्वयमेंव पिलछाय | 
प्रथम जन्म पाने के कारण जिनका सुत-वात्सल्य विशेष, 
पुत्र-शिरोमणि कारतिकेय भी नही कर सकेंगे निःशे ॥ 
| (१५ ) 
नित्य अज्जछी भर भर पाकर वन के विभलर अन्न का दान, 
हरिण-यूथ हिल, हुए यहाँ तक गिरिजा में विश्वास-निधान । 
कि निज सखी-जन के सम्मुख ही उसने कौतृहल में आय, 
उनके अति.चञडूचल नयनो से नापे अपने नयन मिलाय ॥। 
( १६ ) 
शुति-स्तान कर, डाल गले में वर वल्कल शोभाशाली, 
हृव्य हुताशन को पहुँचाकर, नित्य पाठ करनेवाली । 
उस तापसी उमा का दशन करने आये मुनि ज्ञानी, 
धम्म-बृद्ध में वय की छूघुता कहीं नहीं जाती मानी ॥ 


कुम्तारसम्भ्रवसार , ३४१६ 


: ६ १७) 
जन्म-विरोधी जीवों ने भी वर परस्पर त्याग दिया, 
फल-फूलों से अतिथि-जनों का तरुओं ने सत्कार किया। 
नवलर पणशालाओं में अति अमल अग्नि रहने लागी, 
हुआ महापावन वह सारा तपवाला वन बड़भागी ।। 


( १८ ) 
इतना तप करने पर उसने ज़ी में जब यह अनुमाना, 
कि फल म्‌ भे इतते से अब भी नही मिलेगा मनमाना । 
देह-मृदुलता की अनपेक्षा करके तब वह सुकुमारी, 
करने लगी उसी क्षण से ही तपो-विधान महा भारी ॥। 


( १९ ) 
घर पर, गेंद खेलने से भी जिसे थकावट हुई विशे , 
, उसी उम्रा ने मुनीहवरों के दुर्ग म पथ में किया प्रवेश। 
कंचन के कमलों से निभ्मित था अवश्य गिरिजा का गात, 
मुदुता और कठिनता दोतों जिनकी स्वाभाविक विख्यात ॥ 


( २० ) 
उस सुहासिनी सिहकटी ने, ग्रीष्म-काल में, पावक चार, 
अपने चारो ओर जलाकर, मध्य-भाग में आसन मार | 
करके विजय नेत्र-संहारक किरणौ' की ज्वाला का जाल, 
कटक सूर्य्य-बिम्ब को देखा ऊँचा किये हुए निज भाल ॥। 
(२३) 
दिनकर की मरीचि-माला से महा तप्त हो, उक्त प्रकारं, 
उसके मुख-मण्डल ने पाया सरसिज की शोभा का सार । 
अति विज्ञाल दीनो नयनो के केवल कोनौ ही के पास, 
इयामलता ने, धीरे धीरे आकर, अपना किया निवास | 
६ ३) 
बिना याचना के जो कोई स्वयं सलिल ले आता था, 
सरस शशी का किरण-जालू जो यथा-समय मिल जाता था। 
उसे छोड़कर शैलसुता ने और न कुछ मू्‌ख में दाला, 
व॒क्षों के समान आकाशो-वृ त्ति-ब्रत उसने पाला ॥। 


३४२ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( २३ ) 
रवि-रूपी आकाश-निवासी, महिवासी इन्धनवाला, 
इन दोनों अनलों से उसने अपना तन तपाय डाला । 
वर्षा-ऋतु में पहला पानी बरसा जब उसके ऊपर, 
तब उसने साथ ही मही के छोड़ी उष्ण भाफ खर-्तर ॥ 


( २४ ) 
प्रथम-वृष्टि के बूँद उमा की बरोनियों पर कुछ ठहरे, 
फिर, पीड़ित कर अधर, कूचों पर चूर चूर होकर बिखरे। 


तदनन्त र, सुन्दर त्रिवली का क्रम क्रम से उल्लड्वन कर, 
बड़ी देर में पहुँच सके वे उसकी रुचिर नाभि भीतर ॥। 


( २५ ) 
वायु-वेग के साथ, निरन्तर, हुई वृष्टि जब महा अपार 
तब भी शैल-शिला-ऊपर बह पड़ी रही छोड़े घर-द'र। 


ऐसे तप की सत्य-साक्षिणी नील-निशाओं ने, बहु बार, 
उसे, उस समय, भानों देखा चपला-रूपी-चक्षु उधार ॥ 
( २६ ) 
साथ छूट जाने के कारण करुणामय विलापकारी 
चक्रवाक जोड़े को करती हुई कृपा का अधिकारी | 


जिनमें पवन-सज्भ पड़ता था दुख-दायक पाला भारी 
ऐसी पूस-निशायें उसने पानी में काटीं सारी ।। 


( २० ) 
तुहिन-बृष्टि होने से सरसिज जिस सर के थे गये सुबाय, 
उसमें, उस गिरिराजसुता ने रात रात भर खड़े बिताय ॥ 
कम्पित-अध र-पत्र से शोभित अपना मुख-सरोज बिकसाय, 
पुनरपि किया प्रफुल्लित मानौ' नये नीरजों का सम्‌दाय ॥॥ 


( २८ ) 
वृक्षों से जो पीली पत्ती गिर कर नीचे आती 
उसकी वृत्ति तपश्चर्य्या की सीमा समभी जाती है । 
इस प्रकार के जीण पण को भी न पावती ने खाया 
... इससे उसने नाम अपर्णा इतिहातज्ञों से पाया ॥। 


कुमारसम्भवसार के*के 


( २९ ) 
ऐसी कठिन तपस्या से निज कमरू-नाल-सम कोमल गात, 
अस्थि-शे होने तक क्रम क्रम करती हुई कृशित दिन रात ॥ 
मुनियों के कठोर अंगों से सड्च्चित तप को बारम्बार, 
मात किया शैलेश-सुता ने अपने तप से भले प्रकार ।। 


( ३० ) 
लिए मंजू मृग-चम्म, और, शुचि किशुक-दण्ड मनोहारी, 
जलता-सा वर ब्रह्म तेज से, बातों में प्रगलभ भारी । 
पावन-ब्रह्म चय्य -आश्व म की दिव्य-देह का अनुकारी, 
एक बार गिरिजा के वन में आया एक जटाधारी || 
( ३१ ) 
भक्ति-भाव-पुत शैल-सुता ने पूजा का लेकर प्षामान, 
निज आश्रम से आ बढ़ कर किया जाय उसका सम्मान । 
सब प्रकार से सम होकर भी महा-महिम-जन धम्म-निधान, 
किसी किसी का, बड़े प्रेम से, करते हें सत्कार महान ।। 


६ क२८) 
विधिवत किये गये आदर का हर्ष-चहित करके स्त्रीकार, 
क्षण भर बैठ और कर पथ के श्रम-समूह का भी परिहार । 
कुटिल-कटाक्ष-हींन नयनों से शैलनन्दिनी ओर निहार,, 
किया यथाक्रम उसने अपने मबुमय वचनों का. विस्तार ।। 


( हेई३ ) 
क्या कुश, समिधादिक सब तुभको यहाँ सुलभ दिखलाता हैँ ? 
सस्‍्नान-पोग्य क्या निमरू जल भी इस्त वन में मिल जाता है ? 
बल-बाहर तौ नही तपस्या करती है हे सुकुमारी ? 
क्योंकि, देह यह सब धर्म्मो के साधन में सहायकारी ॥। 
( रे४ ) 
लाक्षा-रस यद्यपि बहु दिन से पाया नही तदपि छाले, 
नतेरे अबरों की समता भली भाँति करने वाले । 
तुकसे सींची गई रूताओं के नव-पत्ूकूव अरुणारे, 
क्या अपनी अपनी डाेौं में क्षेम-कुशलून्युत हे सारे ? 


ई४४ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( ३५ ) 
है नवीन-नी रज-दललोचनि ! निज चड्चल-लोचन दिख लाय, 
तव विडोचनों की समता सी करने वाले मृग-समुदाय । 
प्रेम-लहित, कर-कमलों से कुश छीन छीन कर बारम्बार, 
उपजाते तौ नही चित्त में तेरे कोई कोप-विकार ? 


( २६ ) 
“ऋरूपवान जन पाप-चबृत्ति के नहीं पास भी जाता है--' 
इस प्रकार का कथन सवथा सत्य म्‌ झे दिखलाता है । 
तैरा शील विछोचन करके हे उदार-द्शनवाली ! 
मिलता है उपदेश उन्हें भी जो अति अद्भुत तपशाली ॥। 


( ३७ ) 
प्रात सप्त ऋषिपो के फेंके फूलों को हँसनेवाले, 
अमर-लोक से आगे सुरसरि-सलिलों से हे गिरिबाले ! 
हिम-मण्डित यह शैल हिमालय पावन हुआ नहीं उतना, 
तेरे महा अमलरू-चरितो से अपने बंश-सहित जितना ।। 
' (६ दे८ ) 
हे अति+विशद-मनोरथ वाली, | इस त्रिवर्ग में सबका धार, 
एक धम्म ही है--यह मेरे मन में आता है सुविचार । 
क्योंकि, काम के और अथ के चिन्तन से वासना हटाय, 
केवल धम्म-मा्ग का सेवन करती है तू चित्त गाय ।। 
( ३९ ) 
'तूने आज किया है मेरा हे गिरिजे ! विशेष सम्मान, 
अतः मु के परकीय तुल्य तू अब मत अपने मन में मान । 
विद्वानों का कथन है कि जो हो जावे बस बातें सात, 
सुजनों की मित्रता, विश्व में, तो, उतने ही से विरुयात ।। 
| [ ४० ) 
में द्विज हूँ; इससे म्‌ झूमें है स्वाभाविक चठ्चलताई, 
अतः पूछना चहता हूँ में एक बात. जो मन' आई । 
क्षमावती ! हे तपस्विनी | यह मभ धृष्टता क्षमा कीजै, 
बतलाने के योग्य होय जो तौ मृभको बतला दीजै 


कुमा रसंम्भ वसार ३४५ 


( ४१ ) 
निज-उत्पत्ति हिरण्यगर्भ के कुल में तूने पाई है, 
त्रिभुवन की सुन्दरता मानौ' तन में आय समाई है.,। 
यह अतुलित ऐश्वर और यह मनोमोहिनो त णाई, 
तेरा तप होवेगा इससे अधिक और क्या फलदाई ? 


( ४२ ) 
किसी महादुःसह अनिष्ट से पीड़ित यदि हो जाती हैं, 
मानवती मंहिलायें ऐसे तप में चित्त लगाती हैं। 
किस्तु विचार-माग में अपना मन जब में दौड़ाता हूँ, 
हे कशोदरी ! तुभमें कोई वैसी बात न॒ पाता हूँ ॥। 


६ ४३ ) 
हे सुन्दरि ! यह मधुर मूति तव अपमानादिक योग्य नहीं, 
पिता-भवन में मान-हानि भी हो सकती है भला कहीं ? 
यह भी सम्भव नहीं कि तुकको कोई कभी सतावैगा, 
भीम-भुजड्भ-शीश की मणि पर निज कर कौन चलावबैगा ? 
( ४४ ) 
वल्कल सदा बुढ़ापे ही में जोभा को पाने वाला, 
आभूषग तज नूतन बय में क )ं तूने तन पर डाला ? 
दशी और तारों से शोभित साय द्वाल निशा-नारी, 
रवि-सारथी पास जाते की करती है क्‍या तैयारी ? 
है 2) 
देव-लोक चहती है, तो यह निप्फल थ्रम-छोलोा सारी, 
ह तेरा पिता हिमारूय ही है देव-भूमि का आर कारी। 
पति पाने की यदि इच्छा है, तो समाप्त कर'त्प भारी, 
ग्राहक नही, रत्न ही ढ ड़ा जाता है हे सुकुमारी ! 
. (.४६ ) 
उष्ण साँस लेकर पिछला ही कारण तू बतलातो है, 
किन्तु बुद्धि मम संशय में फेंस फिर भी चक्‍कर खाती 'है:। 
तब प्राथना-परेग्य इस विस्तृत विद्व में.न है कोई वर, 
करने पर प्राथना भला फिर नहीं मिलैगा वह क्योंकर ? 


३४६ 


दिवेदी-काव्य-माला 


( ४७ ) 
बिना कमल-कुण्डल कपोल तव सूने-से दिख लाते है, 
उन पर जो ये लम्ब्रे लम्बे जटा-जाल लहराते हैं । 
इनको तुच्छ समभता है जो युवा स्‍्ने ह-भाजन तेरा, 
वह अवश्य ही वज्अ-हृदय है--यही अटल निश्चय मेरा ॥ 


(४८ ) 
मुनियों के ककोर नियमो से अतिशय कृश होने वाली, 
देह दिवाकर की किरणों से किग्रे हुए काली काली । 
दिन में उदित चन्द्र-लेखा-सम गिरिजे ! तुझे विलोकन कर, 
किस सजीव का हृदय दुःख से हाय ! नही होता जजर ? 


( ४९ ) 
कुटिल और काली बरोनियो से जो शोभा पाते हैं 
अवलोकन के समय चपलता करते जो सकुचाते है । 
ऐसे इन नयनतों के सम्मूख हुआ नहीं तेरा प्यारा ! 
निश्चय निज-सौन्दय्य॑-गव से ठगा गया वह बेचारा ! 


( ५४ ) 

हे शैलेशनन्दिनी ! कब तक किया करेगी श्रम ऐसा ? 

ब्रद्मचय्य-आश्रम का है गा मेरा भी तप थोड़ा सा । 
उसके अद्धं भाग से अपनी मनोकामना पूरी कर, 

किन्तु मु के बतछा तौ किसको करना चहती है तू बर ।। 

( ५१ ) 

उस द्विज ने आश्रम के भीतर आकर इस प्रकार भाखा, 

गिरितनया परन्तु लज्जा-वश कह न ध्की निज आ लाषा। 
अपने कज्जल-हीन विलोचन उसने केवल ऊँचे कर, 

वहीं पासवाली आली को अवलोका उस अवसर पर || ' 


( ५२ ) 
बोली बखी शैलतनया की हे द्विज ब्रह्म चय्य - री ! 
यदि सुनना चहता है, सुन तू सकी कम्म-कथा सारी । 
धूप न लगे इसलिए कोई कमल-पत्र ताने जैसे, 
कहती हूँ क्यों ७प का साधक इसने गात किया तैसे ।। 


कुमारसम्भवसार २४७ 


( ५३.) 
वरुण, कुवेर और सुरनायक, धम्मराज प्रभुताशाली, 
कुछ न समझ इन दिक्पालो को यह मन मानवती आली। 
काम-नाश करने के कारण जिन्हें न मोहे सुध राई, ह 
ऐसे शिव को किया चाहती है अपना पति सुखदायी ॥। 


( ५४ ) 
अति दुघष त्रिछोचन तक जो नही पहुँच पाये उस काल, 
उनके हूँ करते ही पीछे फिरना पड़ा जिन्हें तत्काल । 
मूर्ति-हीन भी मकरध्वज के वे ही महा विलक्षण बाण, 
बड़े वेग से इसके उर में प्रविशे देकर दुःख महान ।। 
९५५.) 
तब से यह निज पिता-सदन में व्यथा काम की सहती थी, 
अलकों को ऊूलाट चन्दन से मले हुए ही रहती थी। 


विमल-बफ की भी अति शीतल सुखद शिलाओ के ऊपर, 
संच कहती हूँ, इस बाला का चेन न पड़ती थी क्षग भर ॥। 


( ५६ ) 
किन्न र-कन्याओं को लेकर शम्भु-चररित जब गाती थी, 
तब यह आँखों से आँसू की अविरल धार बहाती थो । 
अनभिल स्वर गद्गद वाणी से दुःख विशेष बढ़ाती थी, 
गान-समय की सखिप्रो को भी, अपने साथ रुलाती थी ॥। 


( ५७ ) 

तीन पहर निशि गत होने पर यदि कुछ निद्रा आती थी, 

तो, फिर, इसकी आँख तनिक में अकस्मात खुल जाती थी । 
भन ही मन श्रीकण्ठ-कफ्ठ में बॉह डाल, सुख पाती थी, 

“हे हर! कहाँ चले ?”” यह कह कर, चौंक चौंक अकुलाती थी ॥ 
( ५८ ) 

“बड़े बड़े विद्वल्जन तुमको कहते हैँ अन्तप्र मी, 

फिर, क्‍यों नही जान लेते हो मेरा मनो$भीष्ट स्वामी” ?- 
अपने ही कर से शद्कुर का चित्र वनाय हृदयहारी, 

उनका उपालम्भ करती थी, इसी भाँति, यह सुकुनारी ॥ 


बे४८ 


द्विवेदी-काथ्य-माला 


/ ( ५९ ) 
उनके मिलने की जब इसको मिली न और युक्‍कति कोई, 
ढू ढ़ ढू ढ़ कर हार गई यह, बहुत अवधि इसने खोई। 
पाय पिता की अनूमति तब, तज माता तथा सगा भाई, 
हम सबको ले, यह तप करने यहाँ तपावन में आई ।। 


( ६० ) 
तप के साक्षी तरुवर से जितने यहाँ लगाये हे, 
उन सबमे, इस समय, देखिए फूल और फल छातगे हैं। 
किन्तु चन्द्रशेख र-सम्बन्धी इसकी अभिलःष। सुखकर, 
अंकुर-युत भी नही हुई है, सच कहती हूँ हे द्विजवर ! 


( ६१ ) 
तप से अतिशय कृश यह इसकी देह न देखी जाती है, 
सद्धिप्रों के नयनों से जल की धारा बह बह आती है । 
जुती हुई जलती धरती पर सुरपति-प्तम, वे दुलभ हर, 
नहीं जानती कब होतेगे दयावान सके ऊपर |। 


( ६२ ) 
शेरलू-किशोरी का मन पाकर कुछ न सखी ने किया दुराव, 
उस साधू को साफ साफ़ यों सुना दिया सारा सद्भाव। 
स्थ५ चि एे 
सुन उसने पूछा गिरिजा से, बिना किप्रे ही ह -प्रकाश, 
क्या यह सच कहती है, अथवा करती है मुझसे परिहास ? 
( ६३ ) 
इस प्रकार का प्रइन श्रवण कर वह तापसी दशौल-बाला, 
पाणि-प्रोरुह की मुट्ठो में धारण किये स्फटिक-माला । 


क्या उत्तर दु” ?” यहो देर तक रहो-सोचतों मन हो वन, 


कित्ती भाँति सद्भीच त्याग कर, बोली, फिर, ये अल्प वचन ॥। 
30] 


हे वेदश शिरोमणि ! इपतने सत्य बात बतछाई है, 


ए ब्ध मर 
दुल भ-पद पाने की इच्छा मेरे मन में आई है । 


इसी लिए, इस तप-साधन में मेंत्रे चित्त लगाया हैं; 


मनोरथों की स़ीमा,का अन्त किसी ने पाया है ? 


कुमारसम्भवसार ३४९ 


( ६५ ) 
बोला चतुर ब्रह्मचांरी तब, हाँ मुझरो है विदित महेश , 
फिर भी तू उनके पाने की इच्छा रखती है सविशेष ! 
किन्तु, कदापि नही दे सकता तुभको निज अनुमोदन-दान , 
बय।कि, जानता हूँ में उनको महा-अम ज्भ ल-मू ल-निधान ।। 


* 
तुच्छ वस्तु की अभिलाषा में तुझको रत में पाता हूँ; 
तेरी रुचि-विचित्रता को में सोच सोच पछताता हूँ । 
क्योंकर पहले ही, तेरा कर कछ्भूण से शोभित होकर, 
' सहन कर सकेगा सर्पों से लिपटा हुआ शम्भु का कर ? 


(६ ६७ 
कहाँ वध का वस्त्र मनोहर अति विचित्र पीला पीला। 
कहाँ रुधिर टपके है जिससे वह गजराज चर्म गीला ? 
तू ही समझ देख निज धन में कि यह बात कया कहता हैं; 
न दोनों का साथ सुन्दरी ! कभी उचित हो सकता है ? 


( ६८ ) 
अम्बुज बिछे हुए ऑगन में जो पद सदा पधारे हे 
वहीं जिन्होंते मंजू महावर से स्वचिह्ध विस्तारे हें। 
बिखरे केश भसान भूमि में वे ही आरवें जावेंगे 
में क्या इसे शत्र भी तेरे कभी न युक्त बतावेगे ! 
( ६९ ) 
भूतनाथ का यदि आलिज्भ न तुझे मिला भी सुकुमारी ! 
तू ही बता और क्‍या होगा इससे अधिक हानिकारी ? 
हरिचन्दन के योग्य कुचों को तू अति मलिन बनावेगी 
क्योकि, चिता की भस्म निरन्तर उनमें लग रूग जावेगी॥ 
( ७० ) 
हे गिरिजे ! उत्तम गजेन्द्र के ऊपर होने योग्य सवार! 
शुभ विवाह के पीछे तुकको वृद्ध बैछ पर चढ़ा निहार।- 
सोहँगी प्रशस्त पुरुषों के मुख में भन्‍द मन्द मुसक्यान , 
देख आवदिही में यह होगी तव विडम्बना महा महान ॥। 


३५० 


दिवेदो-काव्य माला 


( ७१ ) 
उस भूजज्भ-भू ण से सद्भुति होने का कर विनय विधान, 
शोचनीय गति को पहुँवरी हें ये दोनौं ही, साँची जान । 
एक चन्द्रमा की चटकीली कला मनोहरता की खान, 
विश्व-विलोचन-मोद-दायिनी दू जी तू सौन्द्य-निधान ।। 
( ७२ ) 
तन कु रूप, दृग तीन विलक्ष णग, तथा जन्म का भी न ठिकान, 
देह-दिगम्बरता से धन का होता है पूरा अतुमान । 
मृगनयनी ! बर में जितने गुग देखे जाते हें सविशेष, 
उनमें से त्रिनयन में सचमुच नहीं एंक का भी रूव-लेश ।। 
( ७३ ) 
यह अनुचित अभिलाषा मन से बाहर कर हे सुकु मारी ! 
सुभग मूर्ति सुन्दरी कहाँ तू? कहाँ अमज्भ ल त्रिपुरारी ? 
यज्ञ-प्ूपऋ की वैदिक विधि से जो पूजा की जाती है, 
वध-सूचक मसान की सूली उसे कभी क्या पाती है ? 
( ७४ ) 
उस द्विज ने इस भाँति दिया जब उलटा अभिप्राय सारा, 
कोप प्रकाशित किया उमा ने कम्पित अथरों के द्वारा ॥ 
खींच भाल के ऊपर भौहे' अति विशाल काली काली, 
उसने टेढ़ी की निज आँखें कोनौं में लाली छाली ।। 
( ७५ ) 
कहने लगी कि तू शद्धूर को नहीं भली विधि जाने है, 
इसी लिए ही उनको मुझसे तू इस भॉति बखाने हैं । 
सत्पुरुषों के चरित अलौकिक मूख बुरा बतलाते है, 
क्योंकि चरित्र-हेतुह्टी उनकी नहीं समभ में आते है ।। 
( ७६ ) 
विपति-नाश अथ वा सम्पति का सुख जो सदा मनाते है, 
वे ही मज़ु ल-मयी वस्तु के सेवक देखे जाते है । 
जिनकी शरण विश्व, बुध जिनको निरभिला बतलाते हैं, 
आशा से दृषित पदाथ यें उनको नहीं लुभाते है ॥ 


के यूप ++ पशु बाँधने का खम्भ | 


कुमारसम्भवसार ३५१ 


( ७७ ) 
यदपि निर्धनो, तदपि सभी धन जन्म उन्हीं से पाते हैं, 

लोकनाथ होकर मसान में वे नित रहने जाते है । 
भीम-भेष धारण करके भी शिव सदेव कहलाते है, 

शशि-शेखर के पूरे ज्ञाता त्रिभुवन में न दिखाते हे ॥ 

( ७८ ) 

आभूषण से भूषित; अथवा, भय-दायक-भु जज्भ -धारी , 

गज का चम्म छिप्रे हैं; अथवा, मुदुल दुहूल मनोहारी । 
ब्र द्म-कपाल युक्त हैं; अथवा, चन्द्र वृड़ हैं भगवाना , 

विश्वमूृति उस विश्वेश्वर का मम नहीं जाता जाना ॥। 


( ७९ ) 
उस जगदीश्वर के शरीर से वह ज्यों ही छू जाती है, 
त्यां ही रज अपवित्र चिता की अति पवित्र हो जाती है । 
न त्य-समय, गिर कर उसके कण, भूतल पर जो आते है, 
दिव्य देवता उन्हें, भाल पर, सादर सदा लगाते हैं ॥। 


( ८० ) 
जो सुरपति मत्त दिग्गज के ऊपर आता-जाता हैं, 
न-विहीन उस वृष-वाहन को वह भी शीश नवाता है । 

उसके चरण-सरोरुह पर वह अपना म्‌कुट भुकाता है, 

मृदु-मन्दार-पराग-पुझ्ज से उंगली अरुण बनाता है ॥। 

( ८१) 

व्यथ दोष कहने की इच्छा तुझमें यदपि समाई है, 

एक बात शद्जू र-सम्बन्धी तून सत्य सुनाई है । 
ब्रह्मा का भी कारण जिनको बतलाते हैं विज्ञानी, 

कैसे जान सकेगा उनका उद्भव तू हे अज्ञानी ? 

( <२ ) 

तूने जैसा उन्हें सुना है वैसा होने दे निःशेष, 

करना नहीं चाहती हूँ में तुकसे वबाद-विवाद विशेष | 
में उनमें अनु रक्त एक ही सरस-भाव से भरे प्रकार, 

स्वे लछाचारी-जन कलद्ू का करते नहीं कदापि विचार ।। 


३४७४२ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


६ ८३ ) 
सखी ! रोक यह फिर कहने की उत्सुकता दिखलाता है, 
टेख अधर अपना ऊपर का बार वार फरकाता हूँ । 
सत्पुशषों का निन्दक-जन ही पातक नही कमाता है, 
निन्‍दा का सुनते वाला भी अघ-भागो हो जाता है ॥ 


( ८४ ) 
यह कह कर कि यहाँ से में ही उठ जाऊंगी, वह बाला 
उठी सवेग कु वों से खिधका पावन पट वल्कलवाला । 
अपना रूप प्रकट करके, तब, परमानन्दित हो, हँस कर, 
पकड़ लिया निज कर से उसको श्र ने उस अवसर पर ॥ 


( ८५ ) 
उनको देख, कम्पयुत धारण कि्रे स्वेद के बू द अनेक, 
चलते के निमित्त ऊपर ही लिये हुए अपना पद एक। 
शैल भाग में आ जाने से आकुल सरिता-तुल्य नितान्‍्त 
पवत-सुता न चली, न ठहरी; हुई चित्र खींची-सी भ्रान्त ॥। 


(८६ ) 
“हे नत-गात्रि ! आज इस दिन से मुझको अपना सेवक मान; 
“मोल ले लिया तूने तप से” यौं जब बोले शम्भु सुजान ॥ 
ततृक्षेण हुआ शैल-तनया के प्रबल परिश्रम का परिहार; 
क्लेश समूल भूल जाता है फल मिलने पर मनोध्नुसार ॥ 


( ८७ ) 
रायबरेली के अन्तगत सुरसरि-तट दौलत पुर ग्राम, 
शरीहत्‌ मन्‍्त-तनय जिसमें थे रामसहाय द्विवेदी नाम । 
उनके एकमात्र सुत मेते यह कुमारसम्भव का सार, 
अब के कवियों को प्रणाम कर किया यथामति किसी प्रकार॥ 


॥ इति ॥ 


फूटकर रचनायें 


सचना 
6 
५ रे ० न. अल. कविताय के क (6 हें 
इस स्तंम्भ में आचाय हिवेदी की वे सब कविताय संग्रह की गई हैं 
जो 'सरस्वती' में समय समय पर छपी हैं। कविताओं के नीचे महीना 
ओर साल का निर्देश कर दिया गया है । 


फुटकर रचनाये 
१--काकिल 


( १) 
कोकिल अति सुन्दर चिड़िया है, 
सच कहते हें अति बढ़िया है। 
जिस रज्भुत के कुँवर कन्हाई, 
उसने भी वह रझज्भधत पाई ॥ 
। (२) 
अथवा जामुन का रोग जैसे, 
इसका भी होता है तैसे । 
ज्यों ही चेत मास लगता है, 
जाड़ा अपने घर भगता है ॥। 
( ३) 
त्यों ही यह अति मीठी बानी, 
नित्य बोलती है रससानी । 
आम-मौर सको अति प्यारा, 
सत्य सत्य यह वचन हमारा ॥ 
( ४) 
मौरों के सुगन्ध की माती, 
कुह कुह यह सब दिन गाती। 
मन प्रसन्न होता है सुनकर, 
इसके मीठे बोल मनोहर ।। 
(५) 
सम्मुख आमवक्ष के ऊपर, 
देखो वह आती है उड़कर। 
बोलो मत; उँगली न उठाओ; 
आओ वहीं चले सब, आओ ।। 
३५७ 


३५८ 


दिवेदी-काव्य-माला 


(६) 
मीठी तान कान में ऐसे, 
आती है वंशी-धुनि जैसे । 
प्रिर ऊंचा कर मुख खोले हे, 
कसी मृदु बानी बोले है॥ 


( ७) 
इसमें एक और गण भाई, 
जिससे यह क्षबके मन भाई । 
यह खेतों के कीड़े सारे, 
खा जाती है बिना विचारे।। 


(८ ) 


जिस परमेश्वर ने दिया, यह पक्षी गुण-धाम । 
प्रेम-सहित कर जोड़कर, उसे अनेक प्रणाम ।। 


सितम्बर, १९०१ 


बम ० अप्यमकरम+ पएएमहाक दीमाए, 


२०--वसनन्‍्त 
(१) 
नव वसन्‍्त बहार भई जबे, 
सब कली वन की विकसी तबे । 


सुखद शीतल मन्द सुहावनी, 
विभल वायू बही मनभावनी ॥। 


(२) 
चिर भौरन के रस तें पगी, 
पिक कुह कुह बोलन है लगी। 
भेवर फूलन फूलन जावही, 
निज मनोहर शब्द सुनावहीं ।। 


फूटकर रचनायें ३५९ 


( ३ ) 
कमलिनी दिन माहि नई नई, 
कुमूदिनी निशि में कब तें छई । 
जल सुगन्धित तालून को भयो, 
रहि कहें न मलीनपनो गयो ।। 
( ४) 
जहें लखौ तहँ पेड़न पै चहें, 
सुमन लाल कहूँ , पियरे कहूँ । 
खिलि रहे सुषमा सरसावही, 
महक मोहक मज्जू उड़ावहीं ।। 


( ५) 
अरुण रंग मनोहर तें रंगे, 
कुसुम लाल पलाशन में लगे । 
लखि जिन्हें मन में यह आवई, 
कह इन्हें वन-आगि जराबई ? ॥। 


(६) 
ऋतु वसन्तहिं पात सड़े गले, 
जिन दये उन पेड़न पै भले । 
नवलल्‍रू पलल्‍लव सुन्दर सोहही; 
सब मनुृष्यन के मन मोहहीं ।॥। 

( ७) 
हम तुम्हें यह सत्य सुनावहीं, 
सुनहु, बालक ! दान वथा नहीं । 
जिन पुरातन दीन्ह तिन्‍हें नयो, 
लखहु, पेड़नह॒ मिलि ही गयो ॥ 


अक्दूबर, १९०१ 


रै६० 


दिवेदी-काव्य-मा छा 


३--इंश्वर की महिसा 


॥ 2.0) 
हे हे महाप्रभु ! महा महिमा तुम्हारी, 
जिद्दा नहीं कह सुना सकती हमारी । 
सो वर्ष भी यदि सदा तव कीति गावै, 
तो भी कभी न उसके वह पार जावे ॥ 


(०) 
पृथ्वी, समुद्र, सर, पेड़, पहाड़, सारे, 
है सत्य सत्य जगदीश ! दिये तुम्हारे । 
है नाथ ! आप यदि सूर्य हमें न देते, 
पक्षी, मनुष्य, पशु, जीव न एक जीते ॥ 


( ३ ) 
जो ये अनेक फल हैं हमको दिखाते, 
खाते नहीं हम कभी जिनको अधाते । 
जो फूल नेत्र सुखदायक ये खिले हे, 
सो भी सभी तव कृपा-कण से मिले हे ॥ 
४) 
देते न जो तुम हमे अनमोल आँख, 
पाते उन्हें न करते यदि यत्न लाख । 
हे दीनवन्धु ! गुणसिन्धु ! पवित्रनाम. 
है नाथ ! हे अति कृपालु ! तुम्हे प्रणाप | 
हम) 
जो जो छिपाय हम काम बुरे करें हैं, 
जानें न और, इससे मन में डरे है । 
सो सो सदा तुम उसी क्षण जान छेते, 
तत्कारू दण्ड हमको जगदीश ! देते ।| 
(६) 
जो भूठ बात हम, हे प्रभु ! बोलते है, 
अच्छे-बुरे विषय में मूह खोलते है । 


फूटकर रचनायें, ३६१ 


सो भी कभी न तुमसे छिपती छिपाये, 

होते अनेक हमसे अपराध आये ॥ 
(७) 

हे है दयालू ! इससे कर जोड़ते है, 

सारी कुचाल अबसे हम छोड़ते है। 

जो भूल-चूक परमेश्वर ! हो हमारी, 

कीजै क्षमा; शरण में हम हैं तुम्हारी ॥ 


दिसम्बर, १९०१ 


४---भारत की परमेश्वर से प्रा्थना 
( १) 


हे दीनपालक ! दयाभय ! दुःखहारी ! 
है है महा-महिम ! मद्भल-न्मूल-कारी ! 
हे प्रेम-मूति ! परमेश्वर नाम-धारी ! 
थोड़ी विनीत विनती सुनिए हमारी ॥ 
( २) 
आलस्य, मोह, मद, मत्सर में हमारे, 
जो ये मनृप्य सब डूब गये बिचारे । 
सो तो गये; न उनका अब आप्तरा है, 
है नाथ ! हाल उनका अति ही बुरा है ॥ 
( ३ ) 
जो ये, परन्तु, सब बालक हें दिखाते, 
माता, पिता, गृर जिन्हें श्रम से सिखाते । 
सन्‍्मार्ग में तुन सदा उनको चलावो, 
ए हो दयामय ! दया इतनी दिखावो ॥। 
( ४) 
हो बात सत्य इनको सब काह प्यारी, 
हे दीनबन्धु ! अभिलाष यही हमारी । 


३६२ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


बोलें न झूठ, उससे अति दूर भागे, 
राखें सु-संग, खल संगति में न छागे ॥। 
(५) 
आलस्य, फूट, मदिरा, मद दोष सारे, 
छाये यहाँ सब कहीं टरते न टारे । 
हे भक्तवत्सल ! नहें उनसे बचावो, 
हस्तारविन्द उनके सिर पे रूगावों ।। 
( ६) 
जो ये कुरीति-समृदाय नये, पुराने, 
नाना प्रकार, बहुधा सबमें सभाने । 
हे सत्यसिन्धु ! उनसे इनको उबारो, 
हैं हानि, हाथ, कितनी ! तुमही बिचारो ।॥ 
( ७) 
उद्योग ओर श्रम, शिल्प कला सिखावो, 
व्यापार में मन सदा इनका लछगावो । 
विद्या, विवेक, धन-वान्य, सभी बढ़ावो, 
आरोग्य और बलवान नन्‍हें बनावो ।। 
( ८ ) 
देखो यहाँ सकल बालक ये खड़े हे, 
छोटे अनेक, दस-पाँच कहीं बड़े है । 
हे है दयालु; इनका कर थाम' लीजै, 
कीजे कृपा; अब नहें मत छोड़ दीजे ॥ 
( ९) 
है एक और विनती तुमसे हमारी, 
सो भी करो सफल है प्रभू पापहारी । 
ये सातवें नृूप नये यडवर्ड देव, 
रानी-समेत चिरजीव रहें सदेव ॥ 


फ़रवरी सन्‌ १९०२ 


फूटकर रचनायें १६३ 


४-- सरस्वती” की विनय 


( १) 
विश्वाधार |! विशाल-विश्व-बाधा-संहारक ! 
प्रेममूति ! परमेश ! अबल-अबला-हितकारक ! 
सरस्वती बालिका विनय करती हैं; सुनिए, 
सकल-मंगलागार ! अमंगरू सारे हनिए ।। 


(३६ 
अब तक निज कतेंव्य किये जो मेने प्रभुवर ! 
वर-विषयों से यथाशक्ति भूषित हो हो कर । 
उसके लिए सहर्ष शीश निज नीचा करके, 
भविति-भाव-संयूकत व/रातलू-ऊपर धरके ।। 


(३) 


धन्यवाद शत बार देव ! देती हूँ लीजै, 
कृपा-कोर मम ओर अहनिश है प्रभु ! कीजे । 
बिना तुम्हारी कृपा न कुछ भी हो सकता है, 
महा तुच्छ भी कार्य न कोई कर सकता है ॥ 


( ४) 
मेरे वाचक-वुन्द, तथा ग्राहक विज्ञाता, 
विवि४ भाँति उत्साह और छेखों के दाता । 


सम्पादक जो हुए आज तक मेरे बुध-वर, 
सुखी रहें सब काल विनय यह है हे ईश्वर ! 


५. ३) 
अपनी दशा दुरनत नाथ ! तुमसे कहती हूँ, 
जब से हुई सदेव दुःख सहती रहती हूँ । 
प्रतिदिन किया प्रयत्न यदपि सेंने बहुतेरा, 
गया न दिवस परन्तु एक भी सुख से मेरा ॥। 


३६४ 


द्ववेदी-काव्य-माला 


(६) 
यद्यपि वेश सदेव मनोमोहक धरती हूँ, 
वचनौं को बहु भाँति रुचिर रचना करती हूँ । 
उदर-हेत में अन्न नहीं तिस पर पाती हूं, 
हाय ! हाय ! आजन्म दुःख सहती आती हूँ ॥ 
( ७ ) 
पड़ता कही अकाल वर्ष भर जो जगदीश्वर ! 
कितना दारुण दुःख लोग पाते हें भू-पर । 
तीन वर्ग से कष्ट उसी विध में सहती हूं, 
शपथ तुम्हारी नाथ ! सत्य यह में कहती हूँ ॥ 
(८) 
हिन्दी जिनकी मधुर भातु-भाषा मुददायी, 
ऐसी यहाँ अनन्त लोक-संख्या है छाई । 
निराहार यदि म्‌ झे नाथ ! तुम तिस पर पावौ, 
अति छज्जा की बात, या' नहीं, तुम्हीं बतावो ॥ 
(९) 
अहो ! देव अतएवं विनय मम मन में लावौ, 
जन-समूह उर-जीच प्रीति मेरी प्रकटावों । 
जिसमें कुछ तो प्रेम मातृभाषा पर जागे, 
अबला-बध-उत्पन्न पाप भी इन्हें न छागे ॥ 
( १० ) 
जो इनमें जगदीश ! न तुम करुणा उपजहौ, 
इस वत्सर के अन्त म्‌ भे नहिं जीवित पैही । 
तब मेरे गुण-दोष चित्त में ये छाबेंगे, 
सम्भव है उस समय कदाचित पछतावेंगे ॥ 


( ११ ) 
उन्नतिउन्नति उच्च सदा जो चिल्लाते हे, 
मुभमें विविध प्रकार न्‍्यूनता बतलाते है । 
उनसे विनय विनीत यही मेरा; मन' छावें, 
“भूखे भक्ति” विशे वही करके दिखलावें।। 


फुटकर रचनायें ३६५ 


( १२ ) 
इतना ही वक्तव्य आज मेरा है स्वामी ! 
बार बार कर जोड़ भक्ति-युत तुम्हें नमामी । 
करुणासिन्धू ! कृपाल ! सुजन-भय-भंजनहारी, 
'धरस्वर्त। सब भाँ.ते दयामय ! शरण तुम्हारो ॥ 


फ़रवरी-मार्चें, १९०३ 


८2६--जन्मभूमि 
( १) 


देखीं वस्तु विश्व की सारी, 
जन्मभूमि सम एक न नन्‍्यारी ॥ 
हे सरख्वती” के हितकारी ! 
सुनिए, सुनिए बात हमारी ॥ 
(२) 
जहाँ बालपन सकल बिताया, 
जहाँ खेल सेला मनभायः । 
जहाँ रहें भगिनी, प्रिय भ्राता, 
पिता और सुत-वत्सरू माता ॥ 
( ३ ) 
ऐसा कौन निपट अज्ञानी, 
महामू ढ़, जड़, पामर प्रागी । 
जो शठ उसे भूल जावेगा, 
बन क्ृतध्त, मुख दिखलावेंगा ॥ 
( ४ ) 
पशु, पक्षी जो जीवन- री, 
जन्मभूमि उनको भी प्यारी । 
यदि वे बेंच दिये जाते हैं, 
दौड़ दौड़ फिर फिर जाते है ॥। 


शैप९ 


द्वििवेदी-काव्य-माला 


(५) 
जल अथवा थल के चारी, 
घास-यात आदिक आहारी । 
जीव जगत में जो रहते हैं, 
जन्मभूमि को सब चहते हें।। 


( ६) 
महा असभ्य मनृष्याहारी, 
अफ़रीक़ा के भी वनचारी । 
जन्मभूमि से स्नेह लगावें, 
वहीं रहें, आनन्द मनावे ।। 
( ७) 
जग में जन्म-भूमि सुखदायी, 
जिस नर-पशु के मत न समाई । 
उसके मुख-इशक नर-तारी, . 
होते है अघ के अधिकारी ॥। 
(८) 
एक गेह में जो रहते हैं, 
दुख न विशें कभी सहते हैं । 
प्रीति परस्पर वे रखते है, 
जिसका फलू मीठ। चखते हें ।। 
(९) 
दुखी एक को जो पाते है, 
सभी सहायक हो जाते हैं । 
हित की बातें बतछाते है, 
स्वयं अनेक काम आते हैं | 
( १० ) 
विधि भाँति श्रम मनूज उठाब, 
निज कुटुम्ब को सुखी बनावें । 
सबको सुखी देख सुख पावें, 
सत्य सत्य' हम' सत्य सुनावें ॥ 


फूटकर रचतायें 'रैर७ 


( ११ ) 
यह जो भारत-भूमि हमारी, 
जन्मभूमि हम सबकी प्यारी । 
एक गेहे, सम विस्तृत भारो, . ७ 
प्रजा कुटुम्ब तुल्य है सारी ।। 
( १२ ) 
इसको देख विपत्ति-विभागी, 
निर्धन, अपढ़, निरन्न, अभागी । 
जिसका हृदय न दया दुखाती, 
लज्जा भी क्‍या उसे न आती ? 
( १३ ) 
यदि कोई पीड़ित होता है, 
उसे देख सब घर रोता है । » 
देश-दशा पर प्यारे भाई ! 
आई कितनी बार रुछाई ? 
( १४ ) 
सुख-समृ द्ध-शाली करने में, 
निज घर को धन से भरने में । 
कौन न श्रम सब दिन करता है, 
तनिक नहीं उससे डरता है॥। 
की, 
थोड़ा भी श्रम यदपि उठाते, 
जन्मभूमि को तुम न भूलाते । 
तो अब तक निहाल हो जाती, 
दोभामयी दिव्य दिखलाती ।॥। 
( १६ ) 
जो कुछ अब तक हुआ, भुलावो, 
अब इसका सम्मान बढ़ावं । 
मान लीजिए वचन हमारे, 
इसकी लज्जा हाथ तुम्हारे ।। 


३६८ द्विवेदी-काव्य-माला 


( ६७) 
जन्मभूमि की बलिहारी है, 
यह सुरपुर से भी प्यारी है । 
सकी महिमा अति भारी है, 
सुधि भी इसकी सूखकारी है ॥ 


फरवरी-माच, १९०३ 


9--स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार 
(१) 


क़लूम को कॉपकपी-सी आ' रही है, 
हमारी बुद्धि चक्कर खा रही है । 

लिखें हम क्‍या नही कुछ याद आता, 
अजब हालत हमारी है विधाता ! 


( २) 
विदेशी वस्त्र क्‍यों हम ले रहे है ? 
वथा धन देश का क्यों दे रहे है ? 
ने सूझे है अरे भारत भिखारी ! 
गई है हाय तेरी बृद्धि भारी ! 
( ३ ) 
हजारों लोग भूखों मर रहे है, 
पड़े वे आज या करू कर रहे हे । 
इधर तू मंजू मलमल दूँढ़ता है ! 
न इससे और बढ़ कर मूढ़ता है ॥ 
( ४ ) 
भहा अन्याय हा हा हो रहा हैं, 
कहे क्‍या कुछ नही जाता कहा है । 
मरे, असग़र, बिसेसर और काडी, 
भरे घर ग्रान्ट, आहक और राली ॥ 


फूटकर रचनायें ३६९ 


( ५) 
स्वदेशी वस्त्र की हमको बढ़ाई, 
विदेशी लाट ने भी है सुनाई । ४ 
न तिस पर भी हमें जो छाज आवे, 
किया क्‍या हाय है जगदीश ! जाबे ।। 


( ६) 
चमकते रंग हैं हमको भूलाते, 
अनोखे बेल-जूटे भी छलुभाते । “7 
नही हम देखते हें पायदारी, 
हमारी है बड़ी यह भूछ भारी ॥॥ 
( ७ ) 
विदेशी धंबियों तक ने हमारी, 
समभ पर है कलूप की ईंट भारी । 
पहनते धोतियाँ, सबको दिखाते, 
न नकी चाल भी हम चित्त छाते | 
( ८ ) 
धराधर धार रुपयों की बही है, 
विलायत ओर सीधी जा रही है । - 
न कश्मीरा न भखमल छोड़ते हम, 
न फृ०नल, फ़्यल्ट से मुख मोड़ते हम ।। 


( ९) 
रुई होती यहाँ कुछ कम नहीं है, 
न इतनी और देशों में कहीं है । 
उसे दे हम सडे कपड़े मँगावें, 
जिन्हे ले एक के दो-रो गँवावें ॥ 
( १० ) 
ते काशी और चन्देरी हमारी, 
न ढाका, नागपुर नगरी विचारी । 
गई है नष्ट हो; जो देश भाई ! 
दया उनकी तुम्हें कुछ भी न आई ॥ 
फा० २४ 


३७० दिवेदी-काव्य-माला 


( ११ ) 
अकेला एक लुधियाना हमारा, 
चला सकता अभी है काम सारा । 
फिरें, तिस पर, भला, जो और के द्वार, 
हमें, फिर, क्यों नहीं सौ बार धिक्‍कार ? 
६ १२) 
स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार कीजे, 
विनय इतना हमारा मान लीजे । 
शपथ करफे विदेशी वस्त्र त्यागो, 
न जावो पास , उससे दूर भागो ॥। 
( १३ ) 
अरे भाई ! अरे प्यारे ! सुनो बात, 
स्वदेशी वस्त्र से शोभित करो गात । 
व॒था क्यों फूकते हो देश का दाम, 
करो मत और अपना नाम बदनाम |! 


जुलाई १९०३ 


८--श्री हानेली-पंचक 
( १) 


विद्या-नितव्रान-वर, विज्ञ-जन-अ्र दान, 
शोभायमान जग में सविता-समान । 
वाणी न जासु मुख तें क्षणह टली है, 
सोई गृणी-गण-शिरोमणि हार्नली है ।॥। 
(२) 
भाषा न एकहु भली वि लोक माहीं, 
जाने मनुष्य तउ गयब॑ बहै व॒था हीं । 
भाषा अनन्त मुख जासु बसे सदाही, 
माहास्म्य दासु कहि को कवि पार जाहीं ॥ 


् 


फुटकर रचनायें '३७१ 


( रे ) 
गेषावतार परिपूर्ण महीन्फार ? 
किवा गणेश गृूशिनायक कोथध्वतार ? 
विद्या-विभुत्वत॒स भाँति महा विशाल, 
पाया गया न प्‌थित्री-तल पै त्रिकाल |! 
( ४) 
हेमेन्द्र औ वररुचि प्रति जो अपारा, 
श्रद्धा-प्रकार सुपवित्र अहै हमारा । 
तातें विशेष तव ऊपर भक्ति-भाव, 
हे हातंली ! इमि कहें सब सत्स्वभाव ॥। 
(५) 
सौजन्य-सिन्धु, बुब-वन्धु, मतोज्न-धप, 
विज्ञात तत्त यह कंडित है अनूप । 
विद्या-समुद्धि सन ही सुमहात्रनी है, 
औ शब्द-शात्त्र महँ सम्प्रति पाणिनी है ॥॥ 


अक्टूबर १९०३ 


इयान्‍ााथ! थममपधाा ऋभाा०थ अकममाय 


६---विचार करने याग्य बाते' 
( १) 


में कौन हैँ ? किस लिए यह जन्म पाया, 
क्या क्‍या विचार मन में किसने पठाया ? 

माया किसे, मन किसे, किसको शरीर, 

आत्मा किसे कह रहे सब धर्षंधीर ? 
( २) 

क्यों पाप-पुण्य-पयचड़ा जगबीच छाया ? 
माया-प्रपंच रच क्यों सबको भुलाया ? 

आया मनृष्य फिर अन्त कहाँ सिधारे, 
ये प्रश्न क्‍यों न जड़ जीव सदा बिचारे ? 


'३७२ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( ३) 
ताना प्रकार जग में जन जन्म पाते, 
पीने तथा नित यथाविधि खाद्य खाते । 
तो भी सदैव मरते सब जीव्धारी, 
क्प्रों अल्पकालिक हुई फिर सुप्टि सारी ? 
(४) 
क्या वस्तु मृत्यू ? जिसके भय से बविचारे, 
होते प्रकम्प-पर्पूर्ण मनुष्य सारे । 
क्या बाघ है ? विशिष' हैं ? अहि हैं बिषारी ? 
कि वा विद्याल-तम तोप वृढ़ांगधारी ? 
६.9.) 
पृथ्वी-सम्द्र-सरिता-नग-ताग-प्ृष्टि, 
मांगल्य-पूल-्मय वारिद-वारिज्ृण्टि । 
कर्तार कौन नका ? किस हेतु नाना, 
व्यापार-मार सहता रहता महाना ? 
(६) 
विस्ती्ण विश्व रच लाभ न जो उठाता, 
स्रष्टा समर्थ फिर क्पों उसको बनाता ? 
जो हानि-डाभ कुछ भी उसको ने होता, 
तो मूल्यवान फिर क्यों निज कारक खोता ? 
( ७ ) 
कोई सरेंव सुख-युक्‍त करे विहार, 
कोई अनेक विधि दुःख सह अपार । 
जो भेद-भाव सबमें यह विद्यमान, 
क्या बीजवस्तु उसकी जग में प्रधान ? 
द (८) 
तेजोनिधान रवि-बिम्ब सुदोप्ति-भारी, 
आह्वादकारक दाणी निशि तापहारी । 
जो ये प्रकाशमय पिण्ड गये बनाये, 
तो व्योम-प्रीच कब ये किस भाँति आये ? 


फूटकर रचनायें 


(९) ॒ 
क्यों एक देश सहसा बल-वृद्धि पाता ?.. 
क्यों अन्य दो्ष-दुख-पागर में समाता |. 
ये खेल कौन, किस कारण, खेलता है ? 
क्पों नित्य नित्य सुल्ष में दुख मेलता है ? 
( १० ) 
ये हैं महत्त्व-रिपूरित प्रइन-प्ता र, 
| एकान्त जो नर करें इनका विचार । 
होतरें अवश्य जन वे जग में महान, 
सज्ञान और वर-बृद्धि-विवेकवान ।। 


फ़रवरी १९०४ 


स्मकरअकछ वध मथाडा समयएर-प्क अषाथाफम, 


१०--अ्रंथकारों से विनय 
( १) 


हे ग्रंथका र, आगार गुणों के, ज्ञाता, 

अति रुचिर मनोरम गद्य-पद्च-निर्मर्माता । 

क्षण भर के लिए समेट काम निज सारा, 

सुनिए यह इतना विनय विनीत हमारा ॥। 
(२) 

भाषा है रमणी-रत्न महा-सुखकारी, 

भूषग हें उसके ग्रंथ छोक-उपकारी | 

उनको लिख उश्नकी तृप्ति भली विधि कीजै, 

अति विमरू-सुयश की राशि क्यों न ले लो जे ? ॥। 
( ३ ) 

सत्काव्य, तथा इतिहास, और विज्ञान, 

सत्पुरुषा के भी चरितः विचित्र-विधान | 

लिबिए है लेखन-कला-कुशलतावान ! 

इसमें हो है सब भाँति देश-कन्याण ।। 


९७४. 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( ४ ) 
वर रत्न, कनक कमनीय, कान्ति के वद्ध॑क, 
इस भूषण-रचना-हंत नहीं आवश्यक । 
इस कारण देश-विदेश नही जाना है, 
शारीरिक श्रम भी नही बहुत पाना है ।। 

(६ 5.) 
सुविचार-राशि हैं रत्न रुचिरतात्रारी, 
हें सुन्दर वर्ण सुवर्ण; कर्ण सुखकारी । 
घर ही में बेठ विचार प्रकट करना है, 
पुस्तक के पृष्ठ सहर्ष वहीं भरना हे ॥। 


( ६ ) 
जो वस्तु और की बिना कहे लेता हैं, 
सब कोई उसको “चोर” सदा कहता है। 
औरों के चारु विचार तथापि मतोहर, 
ले लेने में कुछ दो नहीं, हे बुधवर ! ॥ 
( ७) 
इंग्लिश का ग्रंथ-समूह बहुत भारी है, 
अति-विस्तृत-जरूधि समान देहधारी है। 
संस्कृत भी सबके लिए सौख्यकारी है, 
उसका भी ज्ञानागार हृदयहारी है ॥ 
( ८) 
| इन दोनों में से अर्थ-रत्न ले लीजै, 
हिन्दी के अपंण उन्हें प्रेममत कीजे। 
वह माता-प्तम सब भाँति स्नेह-अधिकारी, 
इतनी ही विनती आज विनमञ्र हमारी || 
( ९) 
माता है जैसी पूज्य सुनो हे भाई ! 
भाषा है उसी ,प्रकार महा-म्‌ द-दायी । 
माता से पूज्य विशेष देश-भाष। हैँ, 
मिथ्या यह हमने वचन नहीं भाखा है ॥ 


फूटकर रचनायें ३७५ 


( १० ) 
माता से जग के बीच जन्म मिलता है, 
भाषा से सब व्यवहार सदा चलता है। 
इससे ही उसकी कीति विज्ञ गाते है, 
तत्सेवा कर आनन्द अमित पाते है ॥ 

( ११ ) 
इसलिए स्वभाषा-भक्ति, देश-हितकारी ! 
हर भली भाँति, हृजिए पुण्य-अधिका री । 

) रचिए गुण-गौरव-पूर्ण-प्रंथ-गण सारा, 
बस, यही आपसे विनय विनीत हमारा॥।। 
फ़रवरी १९०५ 


११-रम्भा 
(१) 


रूपवती यह रम्भा नारी, 
सुरपति तक को यह अति प्यारी । 
रति, धृति भी, दोतो .बेचारी, 
इसे देख मन में हैं हारी ॥ 


(२) 
इसके हाव हृदयहारी हे, 
हारी इससे सुरनारी हैं । 
गति इसकी सबसे न्यारी हैं, 
छवि नयनो को सुखकारी है।। 
( ३ ) 
जब यह अद्भुत भाव बताती, 
वसन इधर से उधर हटाती । 
नाभि-नवल-नीरज दिखलाती, 
स्तनतट से पट को खिसकाती ।॥। 


३७६ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( ४ ) 
मुनि भी मोहित हो जाते है, 
प्रच॒ुर॒ताप तन में पाते है । 
इसकी लीला कही न जाती, 
गति इसकी न समभ में आती॥ 
(५) 
पहनी प।रिजात' की माला, 
हरित वस्त्र सिर ऊपर डाला। 
करपललव किस भाँति उछाला, 
श्रृतिकुंडल क्या खूब निकाला।। 


(६) 
वेश विचित्र बनाया इसने, 
मुख-मयदू: दिखलाया इसने । 
भूकुटी परनुतराकार बनोहर, 
अहण दुकूल बहुत ही सुन्दर।। 
(७) 
मंजु - मृणारू - पराजयकारी, 
वाम बाहु आभूषगवारी । 
किस प्रकार लूटकाया इसने, 
कमलों को शरमाया इसने ॥ 
[& ) 
कटि इसकी न भछ् हो जावे, 
चलते कही न यह गिर जावे। 
इससे जिबली बन्ध बनाथा, 
विधि ने यह चातुर्ग्य दिखाया ॥ 
( ९) 
इसका कुच नितम्ब विस्तार, 
सचमुच है अत्यन्त अपार । 
दृष्टि युवक जन की जो जाती, 
थ्रक कर वही पड़ी रह जाती |। 


फूटकर रचनायें ३७७ 


( १० ) 
शक के सम्मुख जानेवाली, 
सरस भाव बतलानेवाली । 
नव यौवन मद से मतवाली, 
सुर-नर-मुनि-मन 'हरनेवाली ।। 
( ११ ) 
इसका चित्र सभी को भाषा, 
रविवर्म्मा ने विशद बनाया। 
कौशल उसमें खूब दिखाया, 
रुचिर रूप अच्छा उपजाया।। 


भा १९०५ 


१ २--कुमुद सुन्दरी 
(१) 


यह है कुमुद सुन्दरी बाला, 
है इसका सब ठाट निराला । 


घर इसका गूजरात देश है, >» 
देखो कसा सुभग वेश हैं। 
(२) 
चारु-चन्द्रमा-सम मुख-पमं डलू, 
भूतल में शोभा आखंडल । 
कञ्चन-कर्ण फूल पहने हैं, 
नही और कोई गहने हैं।। 
( है) 
काम-कामिनी की ले छाया, 
जिसे चतुमूंख ने निर्म्माया। 
भूषण उसकी विडम्बना हैं, 


थे 


महा-अनूपम रूप बना है॥ 


३७८ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( ४ ) 
इसके देख केश घूँघुराले, 
सुमन-सुवासित सुन्दर काले। 
नाग-नारियाँ छिप जाती हैं, 
महा-अनूपम रूप बना है । 

(५) 
नथन नील-नीरज-छबिहारी, 
श्रुति-पय्यैन्त-यय्यँटनकारी । 
इसके भृकुटी-भय का मारा, 
लोप गरासन है बेचारा ॥। 

( ६) 
इसके अधर देख जब पाते, 
शुष्क गूलाब फूल हो जाते । 
कोमल इसकी देह-लता है, 
मुतिमती यह सुन्दरता है ।। 

(७) 
बाहर सायंकाल हमेशा, 
फिरती यह पति साथ हमेशा । 
कड़े छड़े की चाह नहीं हैं, 
परदे की परवाह नहीं है ॥ 

( ८ ) 
पढ़ती भी लिखती भी है यह, 
घर सज्जित रखती भी है यह। 
जब यह सूई हाथ उठाती, 
नये नये कौशकू दिखलाती ॥। 


( ९ ) 


घर में सबको भाती है यह, 


“पति का चित्त चुरातो है यह। 


सखियों में जब आती है यह, 
मधु मीठा टपकाती है यह ॥ 


फुटकर रचनायें ३७९, 


( १० ) 
यह शिक्षिता गुजेरी नारी, 
इसको प्रिय है नीली सारी । 
इसकी छबि-लोचन-सुखकारी, 
रविवर्मा ने खूब उतारी ॥ 


अगस्त १९०५ 


0.४4: गज अनपका-# उधार तममपक० जलाकर 


१३--महाश्वेता 


६8.) 
यह सुन्दरी कहाँ से आई, 
सुन्दरता अति अद्भुत पाई । 
सूरत इसकी अति भोली है, 
और न इसकी हमजोली है। 
( २) 
इसका चरित बाण ने गाया, 
जिसने कादम्बरी बनाया । 
यह कोमल किन्नर-कन्या हैं, 
रूप-राशि गुण-गण-भन्या है ॥ 
( ३) 
हेमक्‌ट पर्वत के ऊपर, 
उपवन एक चंत्ररथ सुन्दर । 
वहीं विमल अच्छोद सरोवर, 
उसके तट शिव-भवन मनोहर ॥ 
जा, 
वहाँ एक दिन यह जाती थी, 
भग से निज छबि छिटकाती थी । 
युवा तपस्वी पुण्डरीक ने, 
कुसुम-कली को चज्चरीक ने ॥ 


३८० द्विवेदी-काव्य-मा>। 


( ५) 
देख इसे सब सुधि बुधि खोई , 
शुद्ध-शीलता सारी धथोई। 
इसने भी अनुराग दिखाया, 
हार उसे अपना पहनाया ॥| 
( ४६) 
लोट गेह निज जब यह आई, 
गैड़ा पुण्डरीक ने पाई । 
विरह-वक्ति ने उसे जलाया, 
इससे वह परलोक सिधाया ॥ 
( ७ ) 
इस विपत्ति से यह अकुलानी, 
हुई उसी क्षण से दीवानी । 
पिता और माता को छोड़ा, 
सब सम्बन्ध जगत से छोड़ा ॥ 
(८) 
प्रिय से प्रेम लगाया इसने, 
अंग विभूत रमाया इसने । 
जटा-जूट छटकाया इसने , 
मुनिवर भेष' बनाया इसने ॥| 
( ९ ) 
पहनी पुण्डरीक की माला, 
आई उसी विपिन में बाला । 
पशुपति की पूजा आराधी, 
भहा कठोर साधना साथी ॥। 
६ १३.) 
कर वीणा ले नित्य बजाती, 
हर-गिरिजा को नित्य रिभाती । 
नित्य नये उनके गुण गाती, 
कन्द-मूल खाकर रह जाती ॥॥ 


फुटकर रचनायें ३८१ 


( ११ ) 
वहाँ इसी वि.घ यह सुकुमारी, 
करती रही तपस्या भारी । 
बहुत दिनों में इसका प्यारा, 
मिला इसे खोया दुख सारा ॥ 


( १२ ) 
उसे शशी ने शाप दिया था, 
चन्द्रलोक में खींच लिया था । 
अन्त उसी ने उसे पठाया, 


दोनो का सन्ताप मिटठाया ॥! 


( १३ ) 
चित्र महारवेता का सुन्दर, 
रविवर्मा ने विशद बनाया । 
अतिशय कौशल दिखलाया है, 
भाव खूब ही बतलाया है ॥ 


सितम्बर १९०५ 


१ ४---महिला-परिषद के गोत 
( ४१ ) 


बहन, शुभ दिन बडा यह आज आया 
परस्पर ईश ने हमको मिलाया-- 
यहाँ आने में हतनी दूर चलकर 

बहुत कुछ काट है हमने उठाया ॥ १॥ 
अनेकों धरम्म-पन्थों की है हम सब 

प॑ सब पर एक-सा अनुराग छाया ॥ २॥ 
जमा हो |इस सभा-मण्डप के भीतर 
बहुत उत्साह है हमने दिखाया ॥ ३ ॥ 


३८२ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


करे निज हित लगाकर दिल को हम सब 
यह अवसर खूब ही है हाथ आया ॥ ४ ॥। 
भुकावे शीश हम ईहवर को पहले 

कि जो घट घट में है सबके समाया ॥| ५॥ 


( २) 
शिक्षामृत पान करो चित्त को लगाई 
जीवित-साफल्य हेत अतिशय गृणदायी-- 
विद्या की आदि-देव स्त्री ही जग में प्रसिद्ध 
देख के हमारी वह घोर मूखंताई ॥। १ ॥। 
पावेंगी खेद बहुत, बहनों, संदेह नहीं 
कुछ न कोई कर सकेगा भगिनी या भाई ॥ २ ॥ 
आओ सप्रेम उसे नेम से प्रसन्न करें 
अपनी उन्नति ही से है सभी भलाई ॥ ३ ॥ 
विद्या से नीति-रीति होती सब भाँति शुद्ध 
मन-वच भी पावन हो होते सुखदाई ॥.४ ॥ 
होगे तब हमसे शुभ काम सहज में ही सब 
छिपी नही जग में है ज्ञान की बड़ाई ॥। ५॥। 


( हे ) 
अज्ञान अंधकार में पड़ी है हाय हम 
कर ज्ञान का प्रकाश उसे दें नसाय हम- 
आवो पवित्र आचरण सीखें नये नये; 
राखे सुखी कुटुम्ब मनो-वाकू-काय हम ॥| १ ॥ 
महिला अनेक महि की भूषण हैं हो गईं, 
उनकी सुचाल को ही चले चित्त छाय हम ॥ २ ॥ 
उनके सदाचरण ने उन्हें कर दिया अमर; 
उनका ही सा चलो करें अपना सुभाय हम ॥ ३ ॥। 
जो काम देश के नही पूरे वे कर सकीौं; 
आत्ो करें उन्ही को हिये हर्ष छाय हम ।। ४ ॥। 
छोड़े विचार आज से अपने पराये का, 
सोच गुणों के सिफ़ ग्रहण का उपाय हम ॥ ५ ॥। 


फुटकर रचनायें ३८२३ 


(४) 

प्यारा है सबसे हमको हिन्दुस्तान हमारा 

सुख दुःख में हमेशा मेहरबान हमारा- 

विद्या नही है, बल नही है, धन भी नहीं है, 

क्या से हुआ है क्या यह गृ लिस्तान हमारा ॥ १॥। 
पढ़ती थी वेद तक जहाँ महिला सदेव ही, 
नारी-समूह है वही अज्ञान हमारा ॥ २॥। 

विया धनों का मूल है प१उस तरफ बहन 

अब तक गया नही है कभी ध्यान हमारा ॥ ३॥ 

आओ करें प्रयत्न आज से लरगा के दिल, 

बढ़ जाय जिससे ज्ञान और मान हमारा ॥ ४॥। 
।विद्या बिना स्वदेश की सेवा न हो सके, 

विद्या ही से है सब॒ तरह कल्याण हमारा ॥ ५॥। 

३० दिसम्बर १९०५को काशी की महिला परिषद्‌ में गाये जाने के लिए रचित 
जनवरी १९०६ 


 फिकमर >>) प्शननाजने ममता; धरना सोसमलक, 


१४--वन्दे सातरम ! 


वन्दे मातरम्‌। 


पानी की कुछ कमी नहीं है, हरियाली लहराती है, 

फल औ फूल बहुत होते हैं, रम्य रात छवि छाती है। 

मलयानिल मृद्ु मृद्ु बहती है शीतछूता अधिकाती हैं, 

सुखदायिति बरदायित्रि तेरी, मूर्ति मुझे अति भाती है ॥ 
वन्दे मातरम्‌ | 

तीस कोटि छोगों की कलकल सुनी जहाँ पर जाती है, 

उसकी दुगुन खद्भ-बारा की द्रुति विकाश जहेँ पाती है । 

तिस पर भी तू अबछा है यह बात व्यथा उपजाती हे, 

हे तारिनि ! हे बहुबल-घारिति ! रिपु तू काट गिराती है ॥। 


३८४ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


वन्दे मातरम्‌ । 


तू ही धम्म, कम्मे भी तू ही, तू ही विद्यावानी है, 
तू ही हृदय, प्राण भी तू ही, तुही गुण-गण-जानी है। _» 
बाहु-शक्ति तू ही मम, तेरी भक्ति महा मन मानी है, 
प्रतिघट, प्रतिमन्दिर के भीतर तू ही सदा समानी है ॥। 
वन्दे मातरम्‌। 
हे दुग! दस भूजा तुम्हारी दुर्गंति-नाश-निशानी हे, 
हे कमले ! है अमले ! अचले ! तू सब सुख की खानी है। 
नही एक भी भरतखंड में ऐसा पापी प्रानी है, 
कह न जो नित, यही हमारी महामहिस महरानी है ॥। 
वन्दे मातरम्‌ । 
जनवरी, १९०६ 


१६--ऊषा -स्वप्न 
के कह, 


बाणासुर की सुता सयानी, 
रति भी जिसको देख लूजानी । 
रुचिर नाम ऊप्ा उसका है; 
विशद वेश-भूता उसका है॥ 
(2) 
जब वह हुईं पोडशी बाला, 
पड़ा काम से उसका पाला। 
भन्‍्मथ ने शायक सन्त्राना, 
ऊषा उसका हुई निशाना॥ 


( ३) 
दुनिवार मनसिज की मारो, 
व्यथित हुई जब वह सुकुमारी। 
उसने और न लड़ना चाहा, 
पति का प्राण पकड़ना चाह्टा॥ 


फा० २५ 


फूटकर रचनायें ३८५ 


( ४) 
बिम्बाधर-रस चखनेवाला , 
तनू में जीवन रखनेवाला । 
जल्द नहीं जो पाऊंगी में, 
है महेश मर जाऊँगी में || 
(५) 
यों कह कर घबड़ाने तब वह--- 
लगी गिरीश मनाने तब वह | 
दुःख अत्यधिक पाने तब वह, 
तन्‌ को कृशित बनाने तब वह ॥। 


( ६) 
बहुत रात खोने पर उसको, 
एक बार सोने पर उसको। 
हुआ स्वप्न सुखदायक उसको, 
मिला एक नव नायक उसको ।॥। 
(७) 
यदुवंशी अनिरुद्ध कुमारा, 
रूप-राशि शोभा आगार! । 
पास स्वप्न में उसके आया , 
जी से वह ऊष्ा को भाया॥। 
( ८) 
सुन्दरता भी शरमा जावे; 
यदि वह उसके सम्मुख आवे। 
वदन नील-नीरद सभ काला ; 
अति विशाल गल मुक्ता-माला ॥ 
( ९) 
उसे देख भन बहुत संभाला , 
तदपि हो गईं मोहित बाला । 
यदपि न म्‌ ह से वचन निकाला ; 
दिल अपना उसने दे डाला ॥। 


३८ प्र 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( १० ) 
ऊषा को जब ऐसा पाया, 
यूवा पास तब उसके आया। 
बेद गया, मन मोद बढ़ाया; 
विधृ-वदनी का हाथ उठाया ॥ 


( ११ ) 
रस इस तरह बढ़ाया उसने, 
मनोमृकुल बिकसाया उसने। 
सुधासलिल बरसाया उससे , 
तन्‌ू कण्टकित बनाया उसने ।॥। 
( १२ ) 
कि वह भूल अपने को गई, 
सत्य समझ सपने को गई। 
क्र-स्पश-पुख-सिन्धु सभानी , 
रतिपति के वह हाथ बिकानी ।। 
( १३ ) 
उसके मुख-मयंक की शोभा , 
देख यूवा का भी मन मोहा। 
सुषमा-सर उसने अवगाहा , 
अरुणाधर रस चखना चाहा॥। 
( १४ ) 
ऊंषा ने भी की मन-भाई, 
उत्सुकता अतिशय दिखलाई। 
प्र ज्योंही वह॑ भूजा उठाने , 
चली, "वा को गले छगाने॥। 
( १५ ) 
नीद दुं से ज्योंही भागी, 
कंहीं नहीं कुछ; जब वह जागी। 
इससे जो दुख उसने पाया, 
गया पुराणों में है गाया।। 


फूटकर रचनायें 


( १६ ) 
चित्रकार-वर रविवर्म्मा हैं; 
निज गु में अनन्यकर्मा हैं। 
उसने ऊबा-स्वप्न उतारा, 
खूब सुयश अपना विस्तारा॥ 


जनवरी १९०६ , 


१७--सरगो नरक ठेकाना नाहि' 


(आल्हा) 
( १) 
देबी सारदा तुमका सँवरों मनियाँ देउ महोबे क्यार, 
तुमही रच्छक हो सब जग के बेड़ा खेइ रूगायौ पार। 
आपनि कथा सुनाबौं तुमका सुनियौ ज्वानौं कान लगाय; 
जब सुधि आवे उन बातन के जियरा करूपि करूपि रहि जाय ॥। 
(३) 
सात पुस्ति ते पुरिखा हमरे बसे गॉऊँ मा घर बनवाय, 
निगुरन के पुरवा भाँ आजौ ठाढ़ि हमारि मड़ैया आय । 
पैदा हुँवें भैन हम भैय्या ख्याला खाबा नित उठि रोजु, 
दिन दिनु भरि हम घरे न आयन बाप न पावा रंचौ खोजु॥ 
( रहे) 
मूड़ के धरती बहुत उठावा तूब भें दांदा के भन ऊब; 
द्राथु पकरिं घसिलायन हमका, कीन्हेन लालि कनगुदी खूब। 
रहे. पढ़ावत लरिका याके छाला नाँउँ मदारीलाल; 
हुँवें गन बेठायें हमहोँ अब आगे के सुनौ हवाल। 
( ४) 
एक्का एकु पढ़े हम छलागेत परे लागि नित हम पर भारु, 
छिन छिन में हाँ लाला जौंकें--कलुआ आपन हाथु निकारु”। 
छरी तड़ातड़ हम पर बरसे लागीं नित कम ते कम बीस, 
अटई डंडा तहें न छाँडा भैथ्या अस हम रहेन खबीस।॥। 


३८८ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


(५) 
ज्यों त्यों कै हम पढ़ा मोहल्ला, फिरि खरीदि औ बेंचु, बियाजु, 
पिचमित, तरकुन मंत्र पढ़ायनि लाला रोजु ढोवायनि नाजु। 
फिरि हम गैन भज्भराखेरे मच्छू मियाँ मोलबी पास, 
लागेन पढ़े अलिब्बे हौवा धरमु करमु भा सत्यानास॥ 


(६) 

परेन प्यॉच माँ जेर-जबर के हालि हालि लागेन अभुवाय, 
घर माँ जानें पढ़ी पारसी चिलभे भरत दिनोंना जाय। 
पढ़ा करीमा, आमदनामा, खालिकबारी बारा दाँय, 
दस्तृरुसुबियों पढ़ि डारा जिनके पढ़े पितर तरि जाँयें।। 

(७) 
यहू के आगे और बढ़ेन हम पढ़ी किताबें हम छा-सात; 
मनु तौ रहे अरब माँ अरबी पढ़ी जाय--प बदे के बात। 
घर माँ कहे लाग सब कोऊ-- कलल्‍लू बन्द करो यहु खेल 
बहुत पारसी जो तुम पढ़िहौ तुम्हें परी ब्याँच का तेल “॥ 

(८) 
भेंसि-भवानी के तब सेवा लागेन करे पढ़ब॒गा छूटि, 
बदुवन दूधु दृह्ा इन हाथन धार न कबौ दुहत माँ टूटि। 
मोटरिन कटिया भथुरा सानी कीन रोजु हम बाँह चढ़ाय, 
भस्त भेन तब आल्हा गावा उपर दुहत्था हाथु उठाय ॥' 

(९) 

होत बनियई आईं हमरे, को अब तुमते भूठ बताय; 
हमहें घधिउ बरसन ब्याँचा है छोटी बड़ी बजारन जाय । 
हियाँ की दातें हियें रहि गईं अब आगे के सुनौ हवाल, 
गाँउ छाँडि हम सहर सिधायन छान लिखे चुटकुला ख्यारू।। 

( १० ) 
अचकनु पहिरि बू _ हम डाटा बाब बनेन डेरात डेरात, 
लागेन आवे जाय सभन माँ, कण्ठु फूट, तब बना बतात । 
जब तक हमरे तन माँ तनिकौ रहा गाँउ के रस का अंसु, 
तब तक हम अखबार किताओ छिखि लिखि कीन उजागर बंसु।॥ 


फुटकर रचनायें ३८९ 


( ११ ) 
जहाँ गाँउँ का खुनू खतम भा तहाँ फूटिग भागि हमारि, 
अक्किल सासु छाँड़िगे हमका दुगगंति केहितेक हन पुकारि। 
कुंभी पाक नरकु असि लाखन जाजझरर जहाँ परे गंधायें, 
गटरन ते भूृंद पेलि परी है मनई चलत फिरत धँसि जाँयेँ॥ 

६ १२) 
आठो पहर भकाभक निकरे धूँवाँ जहाँ अक्कास उड़ाय, 
कोनी तना, बताओ तुमहीं अक्किल रहै लहुरवा भाय। 
ऐसे बुरे सहर माँ रहिके पाकि उठा सब मगजु हमार, 
नीक नकारा हमें न सूझे मुह ह्वैगा भूँजवा का भारु॥ 

( १३ ) 
जिनका निमक मुहृतिन खावा तानि _पट्टा स्वावा भाय, 
कलम कुदारी ले उनहिन की जरौ वंगारै लछागेन हाय। 
जिन बभनन का पुरिखन पूजा हमहँ जिनके ज्वारा हाँथ, 
हमरी गारिन के फूलन ते उनहिन के भे बोभिलि माँथ ॥। 

( १४ ) 
घेरे रहें गाँठ वाले जो मदति देईं औ राखे प्रीति, 
उनहिन का हम उठि गरियाई असि हमारी भे उलटी रीति। 
अपने करभन के सुधि आये हियरा टूकु टूकु छल जाय, 
धरती माता जो तुम फाटौ में मूंह के बल जाउँ समाय।। 

( १५ ) 
गत जसु मानवु कौनि चीज है सो हम सपन्‍्यां जानित नाहि, 
अस किरतध्न और जो दढूँडे, मिली न सात बिलाइति माँहि। 
जो हभारि संगी साथी हे सुख दुख माँ जो सदाँ सहाँय, 
उनहुन का अपिमानु करी हम बीच बजार बैठे गोहराय ॥। 

( १६ ) 

घिन छागे अपने मनइन ते उनका पास न आवीै द्यान, 
जो कोउ भूलि गाँउँ ते आवे वहिका आड़े हाँथन ल्यान। 
कोऊ न जाने को इनके हैँ भ्वासरि भाई बन्द भक्वास, 
यही ते कामु परै पर हमही घर का दौरी दुइसे क्वास |! 


३९० 


द्िवेदी-काव्य-माला 


( १७) 


अपने मतलब का हम जिनकी चेरिया बिनती करी हजारु; 


उनहिन के पीछे परि जाई चाहे हँसें सकलु संसारु । 


पढ़ा गुना हम कुछौ नही ना, जो कुछ सिखा राम का नाउँ, 

तहूँ बिरस्पति जो कुछ ब्वालें वहिमाँ दौरि घुसारी पाउँ ॥। 
( १८ ) 

हमरी नस नस बीच बियापे इरखा औरु लोभ महराज, 

उनहिन की दीन्हीं खाइत है रोटी, छाॉँड़ि लोक के लाज। 

जहिका चही चढ़ाई ऊपर जहिका चही गिखाई कीच, 

हाय हाय अस हमें बेगारा सहरु ससुरु यहु है अस नीच ।। 


-( १९ ) 


' साफ कहित है हम ऐसेन का सरगौ नरक ठेकाना नाहिं, 


बूड़ि मरी जो हम गड्भा भाँ तौ हत्या छागे हम काहि। 
है भगवान उबारों हमका दीनदयाल धर्म्मं के नाथ, 
तुम्हरे पाँयन माँ हम आपन पटकित है यहु फूटहा माथ ॥। 
( २० ) 
जो हम जनतेन असि गति होई तौ हम हाय न छॉड़तेन गॉउँ , 
भूंखन चहे मरित, ना लेइत भूलिउ कबौ सहर का नाँउँ । 
देखिं हमारि हार जो कोऊ फिरिउ सहर के आई पास, 
तनिको चलन कही हम, होई वहिका सब बिधि सत्यानास ॥। 


जनवरी १९०६ 


१८--प्यारा वतन 
३) 


व्यारेिं वतन हमारे प्यारे, 
आजा, आजा, पास हमारे। 

या तू अपने पास बुलाकर, 
रख छाती से हमें रूगाकर'॥ 


फूटकर रचनायें ३९१ 


5 5) 
जब तू मुभो याद आता है, 
तब दिल मेरा घबराता है। 
आँख आँसू बरसाती हें, 
रोते रोते थक जाती हैं ॥ 
( | ) 
तुभसे जो आराम मिला है, 
दिल पर उसका नकश हुआ है। हे 
उसे याद कर में रोता हूँ, । 
रो रोकर आँखें धोता हूँ ॥ 
( ४ ) 
कच्चा घर जो छोटा-सा था, 
पक्के महलों से अच्छा था। 
पे नीम का दरवाजे पर , 
सायबान से था वह “बेहतर ॥ 


( ५) 


सब्ज खेत जो लहराते थे, 
दिल को वे कैसे भाते थे॥ 
फर्श मखमली ' जो बिछते हें, 
नहीं मुझे अच्छे छगते हेँं।। 
( ६ ) 
वह जंगल की हवा कहाँ है ? 
वह इस दिल की दवा कहाँ है ? 
कहाँ टहलने का रमना है? 
लहरा रही कहाँ जमना है ? ॥ 
(७ ) 
वह मोरों का शोर कहाँ है ? 
इयाम घटा घनघोर कहाँ है? 
कोयल की मीठी तानों को, 
सुन सुख देते थे कानों को॥ 


३९२ 


दिवेदी-काव्य-माला 


( ८) 
ज्यों ही श्राम पेड़ से टपका, 
में फ़ोरन लेने को लरूपका। 
चढ़ा उचक कर 'ाली डाली, 
खाई जामन काली काली ॥। 
(९) 
जब यह मूभे याद आता है, 
नहीं मुझे तब कुछ भाता है। 
वे दिन क्या फिर कभी मिलेंगे ? 
क्या फ़िर अपने दिन पलटेंगे ? ॥ 
( १० ) 
वे लगोटिये यार कहाँ हैं ? 
वे सच्चे ग्रमख्वार कहाँ हैं? 
वह घर वह बैठक मन भाई, 
क्या फिर कभी मिलेगी भाई ? ॥ 
(११) 
आँख-मिचौनी की वे घातें; 
खेल-कूद के दिन और रातें। 
हाय कहाँ हैँ! हाय कहाँ हे! 
कहाँ मिल जो ढूँढ़ा चाहें? ॥ 
( १२ ) 
बिछड़ा वतन हुआ यह ॒बेजा, 
फटता है सुध किये कलेजा। 
ठ/6 अमीरी के सब तु पर, 
मिले अगर तू, करें निछावर ।। 


फ़रवरी १९०६ 


फुटकर रचनायें ३९३ 
१६-जम्बुकी न्याय 


एक बाग्नम में बहुत पुराना, 

पाँच परिन्दों का था थाना । 
बक, बटेर, कौवा, चण्ड्ल, 
दिवाभीत भी नामाक़ूूक ॥१॥ 


एक घोसला खाली पाया, 
सबने उस पर दाँत लगाया । 
अपना अपना हक़ दिखलाने, 
लगे कूदने शोर मचाने ॥२॥ 
कई रोज तक हुई लड़ाई, 
जीत किसी के हाथ न आई। 
बुड़्ढा जम्बुक एक वहाँ पर, 
रहते, था अपने बिरू भीतर ॥।३॥ 
कुनबा भी था उसका वहाँ, 

था जिसका वह शाहेजहाँ । 
पास परिनन्‍्द उसी के आगे, 
चोंचें खोले शीश भुकाये ॥४॥ 


बेठ सब डालों पर दूर, 
फपट ने मारें कहीं हुज्यूर। 
मभेठपट उन चिड़ियों ने एक, 
अर्ज़ी दी, कर अर्ज़ अनेक ॥५॥ 


जरठ-शिरोमणि,  जम्बुकराज, 
न्यायमूति. महराजधिराज । 
कर इन्साफ़ हमारा दीजै, 
दया-दुष्टि प्रभु हम पर कीजे ॥।६॥। 


दया जर जम्बूक को आई, 
दुम उसने उठ खूब हिलाई। 
बोला वह में न्याय करूँगा, 

दोर बबर से भी न डहूगा ॥७॥। 


३२९४ 


दिवेदी-काव्य-माला 


अपनी अपनी बात सुनावरो, 
एक एक सब सन्‍्मख आत्रो। 
तब बटेर बढ़ आगे आई, 
उसने यों कह कथा सुनाई ॥८॥ 


है जम्बुक जी, में नारी हूँ, 
नाजुक-बदनों की प्यारी हूँ। 
ऊंचा नीचा मेरा ग्राम, . 
रम्यः रूपिणी मेरा नाम ॥९॥ 
खुशबू से लिपटी रहती हूँ, 
मुंह से जो निकला कहती हूँ। 
गव्वाबों की पाली हूँ में, 


काली होकर छाली हूँ मैं॥१०॥ 
शुरू शुरक्त में मेरा बोल, 
था थोड़ा ही. गोल गोल। 


अब तो खूब बोलती हूँ में, 
घर गुलकन्द घोलती हूँ में॥११॥ 


तीतर की परवाह न मुझको, 
भोरो की भी चाह न मुझको । 
इनको कभी न मेने देखा, 

पर इन सबका रखती लेखा।।१२॥ 
लड़ने में हे जम्बक ज्ञानी, 
नहीं कही भी मेरा सानी। 
सबको में मृदु ब्रचन सुनाऊंं, 

दुम अपनी दिन रात हिलाऊँ।॥।१३॥। 
में अपनी कह चुकी कहानी, 

याद पड़ी जो नई पुराती। 


- ऊँपा महाप्रभु मुझ पर कीजै, 


मुझे घोंसछा दिलवा दीजे।॥१४॥ 


यह सुन बुड़्डा जम्बक बोला, 
सब बातों को- उसन  तोला। 


फूटकर रचनायें ३९५ 


“वाह न अब कुछ बाक़ी रहा, 
खूब कहा जी खूब कहा ॥१५॥ 
तब कुनबे के जम्बूक सारे, 

खड़े हो गये नन्‍यारे न्‍यारे । 
हुआ हुआ जी खूब हुआ, 

कह बूडढे का क़दम छुआ॥१६॥ 
तब बोला चण्ड्ल बहादुर, 
फटकारे पर फुर फुर फुर फुर। 

है जम्बुकवर कान उठावो; 

जरा और आगे बढ़ आवो ॥१७॥ 
घर है फतेहगंज में मेरा, 
बना हुआ है अब तक डेरा । 
रहता में थिर नही वहाँ हूँ, 
भटका फिरता जहाँ 'तहाँ हूँ ॥१८॥ 
नाम कुटिललोचन है मेरा, 
लण्जा ने है मुभकों घेरा । 
इससे मुँह न खोलता हूँ में, 
बोली कई बोलता हूँ में॥१९॥ 
पिजड़े पर परदा डलवाये, 
रहता अपना बदन छिपाये। 
आँखें मेरी लाछी लाली, 
चाल अजब है घृ घटवाली ॥।२०॥ 
शब्दमालिका कण्ठ विराजी, 
छेल छबीले मुभसे राजी। 
वही मेरा पिजड़ा लटकाते, 

चारा मुभको वही खिलाते।।२१॥ 
सतयुग में भी जो पक्षी थे, 
वक-मयूर के समकक्षी थे। 

उन तक की में बोली बोल, 
मूँह अपना में निर्भभ खोल॥२२॥ 


३९६ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


वाह कहे या कोई आह, 

इसकी नहीं मुझे परवाह। 

समभा पड़े या नहीं कलाम, 

मुभे बोलने से है काम॥२३॥। 
पहर पहर भर में है तात, 
निकले मेरे मुंह से बात। 

चारा पानी अगर न पाऊँं, 

बरसों तक में चुप हो जाऊँ ॥ २४।॥। 
में हैँ महामहिम चण्डूल, 

तूल बहुत क्‍यों करूँ फ़िजूल। 
में ही क्‍यों न घोंसला पाऊं, 
उस पर अपना दखल जमाऊँ॥ २५॥। 
यह सुन बुड़्ढा जम्बुक बोला, 
सब बातों को उसने तोला । 
“बाह न अब कुछ बाक़ी रहा, 
खूब कहा जी खूब कहा ॥२६॥ 
तब कुनबे के जम्बुक सारे, 

खड़े हो गये न्यारे न्यारे। 
“हुआ हुआ जी खूब हुआ, 

कह बुडढे का क़दम छुआ ॥२७॥। 
काकदेव तब सन्मुख आये, 

पैर उठाये पर फेलाये । 

में विजयी जयन्त का नाती, 

वक्त चाल मुभको अति भाती ॥२८॥ 
सब चिड़ियों से रहें निराला, 
तन है आबनूसन्सा काछा । 

मन मेरा अति ही निम्म॑लू है, 
तरु खोखला विहार-स्थल हैँ ॥२९॥। 
श्रेतायूग की है यह काया, 

मेने गिना हिसाब लगाया। 


फुटकर रचनायें ३९७ 


यद्यपि इतना वृद्ध कहाऊँ, 
बाल मराली से अठिलाऊँ !।३०॥। 


रावणारि के भूंह में पैठा, 
बरसों रहा पेंट में बैठा। 
खेला खाया मजे उड़ाया ; 
जब जी ऊबा बाहर आया।॥३१॥ 
जहाँ कहीं में कुछ सुन पाऊँं, 
काँव काँव करके घुस जाऊँ। 
टेढ़ी गदंन कर चिल्लाऊं, 
अपनी खिचड़ी अलूग पकाऊ॥।३२॥। 
कुछ चिड़ियों में जाता हूँ में, 
अपनी चाल सिखाता हूँ में । 
मे 


यदि थोड़ा या जाता हूँ में, 
अति छतार्थ हो जाता हूँ में ॥३३॥। 


एक बात से में घबराऊं, 

खाने को न पेट भर पऊँ। 
इससे में सब दिवस भटठकता, 
सिर अपना सब कही पटकता ॥।३४॥ 


ग्रास मुझे यदि मिल जाता , 
दिल मेरा खुश हो जाता है। 
वरना घर ही में मर जाऊं, 
या दुबछा हो बाहर आऊँ।॥३५॥ 
पहले था में बड़ा ब्रह्मदर, 
करते थे सब मेरा आदर। 
पवब्चतन्त्र में महापुरानी, 
मेरी भी है एक कहानी॥३६।॥ 
एक बार उल्लू उड़ सारे, 
घुसे एक बिल में बचारे। 
उसमें आग छरूगाई मेने, 
सबकी खाक बनाई मेने ॥३७॥ 


है ४८ 


दिवेदी-काव्य-माला 


जो कहना था तुम्हें सुनाया, 


* जम्बक जी कुछ नहीं छिपाया। 


जो न घोंसला, पाऊँगा में, 
आंफ़त भारी “ढाऊँगा में।॥।३८।। 
यह सुन बुड़ढडा जम्बंक बोला, 
सब बातों को उसने तोला। 
“वाह न अब कुछ बाक़ो रहा, 
खूब कहा जी खूब कहा” ॥३९॥ 
तब कुनबे के जम्बुक सारे, 

खड़े हो गये न्यारे न्यारे। 


हुआ हुआ जी खूब हुआ”--.. 


कह, बुड़ढे का क़दम छुआ ॥४०॥ 


वीर वकासुर मेरा नाम, 

मुनियों का-सा मेरा काम । 

धाम बताऊ अपना कहाँ, 
जहाँ मुझे देखो में वहाँ ॥४१॥ 
गड्भा, यमुना, या तालाब, 

जहाँ कहीं थोड़ा भी आब । 
वहीं पहुँच भंट जाता हैं में, 
जाकर घात हछगाता हूँ में ॥४२॥ 
पानी यदि कमं हो जाता हैं, 
मेरा भी दिल फट जाता है। 
और कहीं में उड़ जाता हूँ, 
सजल देख फिर आ जाता हूँ ॥४३॥ 
अद्भुत मेरी सुन्दरताई, 


, मूति मनोहर मेने पाई । 


नव पल्लव-से पैंर लाल हैं, 
चिपटी चोंच सफ़ेद बाल हैं ॥४४॥ 
मछली मुझे सुधा-सी भाती, 
मुँह में रखते ही धंस जाती । 


की ननन-, 


फूटकर रचनायें ३९९ 


यदि मेंढकी सामने आती, 

वह भी कभी न बचने पाती ॥४५॥ 
मुभसे कोई ताल न बचता, 
पहुँच महाभारत में रचता। 
जीव-जन्तु ग्रारत हो जाते, 
आत्तनाद करते चिल्लाते |।४६॥ 


जब मुभको कुछ दिन हो जाते, 


'घोंषे तक न मुझे पतियाते। 


बख 


तब मे उन्हें छोड़ देता हूँ, 
और कही का पथ लेता हूँ ॥४७॥ 
देख मुनिंवरों का-सा ध्यान, 
मिले नहीं मेरी पहचान। 

धीरे धीरे खुलता भेद, 

तब पाता में खरतर खेद ॥४८॥ 


देख रूप, सुन मधुरी बानी, 
चिड़ियाँ मुझे बतातीं ज्ञानी। 
पर क्या हूँ, सो में ही जानू, 
में ही अपने को पहचानूँ ॥।४९॥ 


थक 


एक बार में गया फेँसाया, 


' चिड़ीमार ने जार बिछाया। 


बहुत दिनों तक मुझे सताया, 

रो रो मेने प्राण बचाया ॥५०॥। 
हंसों से है मेरा नाता, 

चिड़िेयों को में यही सुभाता। 
यदि कोई ख़िलाफ़ कुछ कहता, 
में उसको खा जाता चहता।॥।५१॥ 


हे जम्बुक, हे सुघर शगाल, 


इतना ही है मेरा हाल। 


वह घोंसला मुझे दिलवावो, 
महाप्रठढ्य तक यश फैलाबो ॥५२॥। 


९४७० दिवेदी-काव्य-माला 


यह सुत बुड़ढा जम्बुक बोला, 
सब बातों को उसने तोला। 
“बाह न अब कुछ बाक़ी रहा, 
खूब कहा जी खूब कहा” ॥५३॥ 
तब कुनबे के जम्बुक सारे, 
खड़े हो गये नयारे नन्‍्यारे। 
“हुआ हुआ जी खूब हुआ-- 
कह वृडढे का कदम छआ ॥॥५४॥ 
हा! हा! हा! यह में अब आया, 
मेरा रूप मुझी को भाया। 
सुनो ज़रा तुम मेरी बात, 

बड़े मियाँ जी तसलीमात ॥५५॥ 


मेरा रंग ज़रा कुछ काला, 
धुधष्घू है में सब घर घाला। 

पन्‍थ चलाया मेंने कामिल, 
अक्लमन्द सब उसमें शामिल ॥५६॥ 


छिपा रहा में बालकपन में, 
पड़ा हुआ था निज्जन वन में । 

बड़ा हुआ तब बाहर आया। 
उड़ना मुभको गया सिखाया ॥५७॥ 
एक गाँव का ऊँचा खँडहर, 
जन्मभूमि मेरी है सुन्दर। 

खाक वहाँ की मेंने छानी, 

हुआ कहीं तब इतना ज्ञानी ॥५८॥ 
छोड़ा मेंने अपना थान, 

पहुँचा जहाँ स्फटिक की खान। 
रात हुईं में उसमें पैठा, 

दर्ज देख भीतर घुस बैठा ॥५९॥। 


गिरी एक पत्थर की ढेरी, 
टूट गई कुछ बाजू मेरी। 


फा० २६ 


फूटकर रचनायें ४० १ 


तब में लौट वतन को आया, 

घर न देख जी में घबराया ॥॥६०॥ 
वहाँ दरी यक मेने पाई, 

घुसा उसी में जान बचाई। 
हुआ न मेरा वहाँ गुज़ारा, 
फिरा कुछ दिनों मारा मारा ॥६१॥ 


चूना, पत्थर, जहाँ निकलता, 
स्वस्थ शिकार वहाँ से मिलता। 
मुझे नहीं यह अच्छा लगा, 

तब में एक गाँव को भगा ॥६२॥ 
सीखा इल्म शिकारी वहाँ, 

रात रात भर जहाँ तहाँ। 
पक्‍का हुआ मरक़ हो गई, 

फ़िक्र ल अब मुभको रह गई ॥६३॥ 


तब ई जानिब अन्त सिधाये, 

खँडहर जहाँ पड़े मन भाये । 

अब न वहाँ से हटता हूँ में, 

मोटा हुआ, न घटता हूँ में ॥६४॥ 

बाज बहादुर तक को डाटा । 

बड़े बड़े चूहों को काटा । 

गर उक़ाब को भी में पाऊँ, 

भूठ नही है, मजे चखाऊँ ॥६५॥ 

जितने जीव-जन्तु निशिचारी, 

उतने मेरे भज्ञाकारी । 
अगर न वे मुझको खुश रकक्‍खें, 
जल्द किये का फल वे चक्खें।।६६॥ 
नहीं रोशनी मुझे सुहाती, 

नज़र मु्भे जल्दी रूग जाती। 
इससे में दिन में डरता हूँ 

छिपा हुआ सेब कुछ करता हूँ॥६७॥ 


४०२ 


द्िवेदी-काव्य-माला 


शठ, पिक अगर सामने आवें, 
मुझे देखकर घबरा जावे। 
भोरो को भी मे फटठकाझूँ, 
दोड़ दौड़कर चोचे मारूँ॥६८॥ 


जेकिक कोई और परिन्दा, 
गर इनको दिखलावे दन्दाँ। 
उसको में कच्चा खा जाऊं, 

ज़रा नहीं में दया दिखाऊं।।६९॥ 
हेये सब मेरा ही माल, 

में ही है इत सबका काल । 

पास और जो इनके जावे, 

वह॒ मेरा शिकार हो जावे ॥७०॥ 


चिमगादड को गर में पाऊँ, 
उसकी खता माफ फ़रमाऊं । 
मेरा वही हकीकी भाई. 
सच कहता हूँ राम-दुह्ाई ।।७१॥ 
जिसने जानी मेरी किल्ली, 
उससे में हो जाता बिल्ली । 

सत्य सूय्ये जब मुभो दिखाता, 
अन्धकार में में छिप जाता ॥॥७२॥। 
यह सुन बुड़ढा जम्बुक बोला, 

सब बातों को उसने तोला। 
“अब न और !तकलीफ़ उठावो, 
डिगरी लेकर घर भग जाओ” ॥७३।॥। 
तब कुनबे के जम्बुक सारे, 

खड़े हो गये न्यारे नन्‍्यारे। 

हुआ हुआ जी खूब हुआ-- 

कह बुड़्ढे का क़दम छुआ |॥|७४।॥ 
गिरगिट एक वहीं रहता था, 
शानी अपने को कहता था। 


फूटकर रचनायें ४०१ 


बदल बदल कर रंग हज़ार, 
उसे हुआ था बुद्धि-विकार ॥७५॥ 


उसकी प्रिया छिपकली काली, 
सुन्दरता-मद से मतवाली । 
उसने अण्डे देना चाहा, 

बोली मेरे आलीजाहा ॥७६॥। 


जिसके जो कुछ जी में आया, 
अपना राग सभी नें गाया। 
दिवाभीत ने डिगरी पाई, 

यह सुन मुझे रुढलाई आईं ॥७७॥ 
है घोंसला बहुत वह सुन्दर, 
अण्डे देती उसके भीतर। 
ज्ञान कहाँ सब तुमने खोया, 

किस रंगत में उसे डुबोया ॥७८॥ 
पास दौड़ जम्बुक के जावो, 
अपना ज्ञानीपोन दिख़लावो । 
लावो छीन घोसला मेरा, 

लगे उसी मे कल से डेरा ॥७९॥ 


हि 


तब गिरगिट ने शीश उठाया, 
गिनकर बारह बार हिलाया। 
कहा इसी दम में जाता हूँ, 

छीन घोंसला ले आता हूँ ॥८०॥ 


जन्तु सृष्टि के सारे ज्ञानी, 

मेरे हाथों पीते पानी । 

वर मेने गिरिधर से पाया, 

बिना पढ़े सब मुभको आया ॥ #१॥। 
यह कह, वह जम्बुक के घर, 
दौड़ा सरपट सर सर सर। 
द्विपति वेनतेय विख्यात, 
मिले उसे, भावी की बात ॥८२॥ 


४०४ 


ट्विवेदी-काव्य-माला 


उनका पैर पड़ गया उस पर, 
उखड़ी दुम दो टुकड़े होकर। 
गिरगिट भगा छिपकली पास, 
हुए बाख्ता होश-हवास ॥८३॥ 


छोड़ी सब डिगरी की आस- 
हुआ पूँछ का सत्यानाश । 
मरहमपट्टी खूब चढ़ाई, 
किसी तरह से जान बचाई ।।८४॥ 
हुआ जम्बकी न्याय तमाम, 
सब सन्‍्तों को मेरा सलाम। 
भूल चूक कर दीजे माफ़, 
बात सदा में कहता साफ़॥८५॥ 


मार्च १९०६ 


२०--गोरी 
(१) 


धर्वतपति-मेना की प्यारी, 

है यह शौैलसुता सुकुमारी। 
रुचिर रूप अति इसने पाया, 
विधि ने स्वयं इसे निर्माया॥ 


(२) 
हिमकर में जो सुन्दरता हैं, 
कमलों में जो कोमलता हैं। 
जहाँ. जहाँ छलावण्यता हैं, 
जिसमें जितनी गुण-गुरुता हैं ॥ 

( हे) 
जब एकत्र उन्हें कर पाया, 
तब विधि ने अभ्यास बढ़ाया। 


थक 


फूटकर रचनायें ४०५ 


फिर उसने यह रूप बनाया, 
सुन्दरता-समूह उपजाया ॥ 
(४) 
हर को इसने वरना चाहा, 
मोहित उनको करना चाहा । 
बहुविधि हाव-भाव कर हारी, 
विफल हुई पर इच्छा सारी॥ 
(५) 
शिव ने काम भस्म कर डाला, 
बहुत निराश हुई तब बालछा। 
कठिन तपस्या तब विस्तारी , 
गौरी गौरी-शिखर सिधारी।॥। 
( ६) 
बरसों वहीं बिताया इसने , 
कलेश कठोर उठाया इसने। 
तप से गात सुखाया इसने , 
मुनियों को शर्माया इसने ॥ 
(७) 
इसकी देख तपस्या भारी , 
हुए द्रवित कैलाशबिहारी। 
की तब सब इसकी मनभाई , 
कुछ दिन में यह हर-घर आई ॥ 
( ८ ) 
मृत्यूज्जय पति इसने पाया , 
प्रेमणाश से बद्ध बनाया। 
तन पति का आधा अपनाया , 
अपना अति सौभाग्य बढ़ाया ।॥। 
( ९ ) 
तब से त्रिभुवन में विख्याता , 
गौरी हुई जगत की माता। 


४०६ द्विवेदी-काव्य-माला 


दिन दिन महिमा अधिकाती है, 
घर-घर में पूजी जाती है। 


( १० ) 
इसका चित्र मनोहारी है, 
कौशल इसमें अति भारी है। 
रविवर्मा की बलिहारी हैं, 
जिसकी ऐसी कछ्ति कारी है। 
मां, १९०६ 


२१--शआाय्ये-भूमि 


[“8९5582९ 00 ए०प्र7/8 77८7” नामक दसत्रें नम्बर के मराठी 
पत्र का भावार्थ ।] 
( १) 
जहाँ हुए व्यास मुनि-प्रधान, 
रामादि राजा अति कीतिमान | 
जो थी जगत्वूजित धन्य-भूमि, 
वही हमारी यह आरय्य-भूमि ॥ 


( २) 
जहाँ हुए साधु महा महान , 
थे छोग सारे धन-धम्मंवान । 
जो थी जगत्यूजित घर्म्म-भूमि, 
वही हमारी यह आय्य॑-भूमि॥ 


(३) 
जहाँ सभी थे निज धम्म॑धारी, 
स्वदेश का भी अभिमान भारी। 
जो थी जगत्पूजित पृज्य-भूमि, 
वही' हमारी यह आ््य-भूमि ॥ 


फूटकर रचनायें 


( ४ ) 
हुए प्रजापारू नरेश नाना, 
प्रजा जिन्होंने सुत-तुल्य जाना । 
जो थी जगत्पूजित सौख्य-भूमि, 
वही हमारी यह आयय्य-भूमि ॥ 


(५) 
वीरांगना भारत-भामिनी थी, 
वीरप्रसू भी कुल-कामिनी थी। 
जो थी जगत्पूजित वीर-भूमि, 
वही हमारी यह आय्ये-भूमि ॥ 
( ६९) 
स्वदेश-सेवी जन लक्ष लक्ष, 
हुए जहाँ हैं निज-कार्य्य दक्ष । 
जो थी जगत्पूजित कार्य्य-भूमि, 
वही हमारी यह आयय्यँ-भूमि ॥ 
( ७ ) 
स्वदेश-कल्याण सुपुण्य जान, 
जहाँ हुए यत्न सदा महान । 
जो थी जगत्यूजित पुण्य भूमि, 
वही हमारी यह आय्ये-भूमि ॥ 
( ८ ) 
न स्वार्थ का लेश ज़रा कही था, 
देशार्थ का त्याग कहीं नहीं था । 
जो थी जगत्पूजित श्रेष्ठ-भूमि , 
वही हमारी यह आर्य्य-भूमि ॥ 
५ 
कोई कभी घीर न छोड़ता था, 
न मृत्यु से भी मुंह मोड़ता था । 
जो थी जगत्पूजित थैय्यें-भूमि, 
वही हमारी यह आर्य्य-भूमि ॥ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( १० ) 
स्वदेश के दात्रु स्वशत्रु मानें, 
जहाँ सभी ने शर-चाप ताने । 
जो थी जगत्पूजित शौय्यं-भूमि, 
वही हमारी यह आयगय्य-भूमि ॥ 
[08 /) 
अनेक थे वर्ण तथापि सारे, 
थे एकताबद्ध जहाँ हमारे । 
जो थी जगत्यूजित ऐक्प-भूमि, 
वही हमारी यह आय्यें-भूमि॥ 
( १२ ) 
थी मातु-भूमि-त्रत-भक्ति भारी, 
जहाँ हुए शूर यशोष्घिकारी । 
जो थी जगत्यूजित कीत्ति-भूमि, 
वही हमारी यह आर्य्य-भूमि ॥ 
( १३ ) 
दिव्यास्त्र विद्या बल; दिव्य यान, 
छाया जहाँ था अति दिव्य ज्ञान ! 
जो थी जगत्पूजित दिव्य' भूमि, 
वही हमारी यह आरय्य-भूमि ॥। 
( १४ ) 
तये नये देश जहाँ अनेक, 
जीते गये थे नित एक एक । 
जो थी जगरत्यूजित भाग्य-भूमि, 
वही हमारी यह आय्यें-भूमि ॥ 
(१५ ) 
विचार ऐसे जब चित्त आते, 
विषाद' पैदा करते, सताते। 


न क्‍या कभी देव दया करेंगे ? 


न क्‍या हमारे दिन भी फिरेंगे ? ॥ 
शा अप्रैल १९०६ 


फूटकर रचनाये ४०९ 


२१२--शहर ओर गाँव 
(१) 


शहर गाँव से बोला भाई। 
मुभको तुझे पर मिली बड़ाई॥ 
मुभसे सबको बहुत नफ़ा हैं। 
तुभसे तो हर शख्स खफ़ा है।। 
(| 
मे आराम बहुत देता हूँ। 
काम बहुत से में करता हूँ॥ 
अच्छे अच्छे माल बनाकर। 
रख देता हँ सजा सजा कर॥ 
( ३) 
मे पूरी पकवान, मिठाई। 
देता हूँ सब बनी-बनाई ॥ 
बिसकुट, रोटी, नानखताई । , 
मक्खन, रबड़ी, दूध, मलाई ।। 
६5 | 
ओर बहुत से उम्दा खाने। 
सबको देता हूँ मनमाने।॥। 
रात-बिरात किसी दम आवे। 
थका मुसाफ़िर खाना पावे॥ 
टिक रहने के बहुत ठिकाने । 
अच्छे बने मुसाफ़िरखाने ॥। 
जो कुछ चाहे सब मिलता है। 
म्रभाया दिल भी खिलता है।। 


दर 
थान रेशमी, आप पी । 
अच्छी भड़क, बड़ी मज़बूती॥ 
खासा, मलमल, नेनू, लट्ठा। 
मखमल, साठन, गोठा, पदठा॥ 


४१७ 


दिवेदी-काव्य-माला 


ह ( ७ ) 
लोई, धुस्सा, शाल, दुशाला । 
मिले एक से एक निराला॥ 
मोती मूँगा, चाँदी, सोना। 
जेवर, बरतन और खिलौना ।। 
89 
तेरा भी हूँ बहुत सहारा। 
मुझसे तेरा बड़ा गुज़ारा॥ 
लेकर पैदावारी तेरी। 
देता हूँ दौलत बहुतेरी ॥ 
( ९) 
कर्ज तभी सिर से टलता है। 
काम तभी तेरा चलता है।॥ 
तेरे हे बहुतेरे दुश्मन । 
चोर, लुटेरे, साह-महाजन | 
( १० ) 
मुझ बिन तुभे चेन से रहना। 
भाई मुश्किल है, सच कहना।॥ 
जजी मुन्सिफ़ी, मैजिस्ट्रेटी । 
मेंने तेरे लिए समेटी।। 
(8) 
हाकिम, अहलकार, बैरिस्टर। 
सब॒बिठलाये तेरी खातर।॥ 
बैद, हकीम डाक्टर, सरजन। 
जो हैं सब रोगी के दुश्मन ॥ 
६ १२ || 
ये सब तुझे मदद देते है। 
ब्रिगड़ा काम बना देते हे॥ 
जो मेरा एहसान न भाना। 
तो है तू पूरा दीवाना॥ 


फुटकर रचनायें ४११ 


( १३ ) 
गाँव हँसा सुनकर ये बातें । 
कहा, जानता हूँ सब घाते॥ 
जो यह सान जताते हो तुम। 
बातें बड़ी बनाते हो तुम ॥ 
( १४ ) 
अपने गुंन सब गाते हो तुम | 
सब्जबाग़ दिखलाते हो तुम ॥ 
सबको खूब लुभाते हो तुम। 
खोटी चाल चलाते हो तुम ॥ 
| 
ऐसी चाट छगाते हो तुम । 
ऐसे ठाट बनाते हो तुम ॥ 
पहले जी बहलाते हो तुम । 
पोछे खूब रुछाते हो तुम ॥ 


( १६ ) 
जो मीठी बातों में आवे। 
पीछे सिर धृनकर पछतावे॥ 
में अपने घर ही में खुश था। 
तुमने मुझको किया निकम्मा ,। 
( १७ ) 
अब तुम मेरी सुनो कहानी। 
हुईं बड़ी मुझसे नादानी ॥ 
जब में पास तुम्हारे आया। 
अपना सारा भरम गँवाया ॥ 
( १८ ) 
सारे दुख, तक़लीफे सारी । 
मिली मुझे तुमसे कर यारी॥ 
पहले दुनिया में में ही था । 
कोई दुख उस वक्‍त नहीं था ॥ 


९२ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( १९ ) 
खुली, साफ़ बेरोग हवा में। 
जो गुन है, वह नहीं दवा में ॥ 
पहले तुम थे कहाँ ? बताओ। 
कौन काम था रुका ? जताओ ॥। 
( २० ) 
किसको क्‍या तकलीफ़ रही थी ? 
किसको क्‍या उस वक्‍त कमी थी ॥ 
खुली हवा में रहते थे सब। 
खाते, पीते, सोते थे सब॥ 
(२१ ) 
सब चंगे थे; रोग नहीं था । 
जूड़ी, प्लेग, बुखार नहीं था॥ 
सादा खाना सब खाते थे । 


|] ००] 


पच जाता था, सुख पाते थे॥ 
( २२ ) 

दूध दही की कमी नहीं थी। 

गाय-सेंस की क्‍या गिनती थी ।॥। 

तुमने अब जो चाट छगाई। 

उसने बीमारी फैलाई ॥ 


६) 
तब बेदों की चाह नहीं थी । 
रोग न थे, परवाह नहीं थी ॥। 
जड़, फल, फूल, राह में चुनकर । 
भर लेते थे पेट मुसाफ़िर ॥ 
( २४ ) 
अब भी मेरा हाल वही है। 
सीधी-सादी चाल वही है।॥ 
तुमसे क्या आराम किसी को ? 
दुख ही दुख है सबके जी को | 


फूटकर रचनायें ४१३ 


६ 5. 
जो सुख में सबको देता हूँ । 
उसका बदला कब लेता हूँ? 
मुझमें हैँ आराम अनूठा। 
मुभसे ख़्फ़ा रहे वह भूठा।। 
५ ६.) 
सब सामान जो तू रखता है। 
मेरा पैदा किया हुआ हैँ।। 
मेरी ही मिहनत का फल है। 
जिससे तुभको इतना बल है ।। 


( २७ ) 
छल फ़रेब सब करते हो तुम। 
मार और को मरते हो तुम ॥॥ 
काम अदालत से क्‍या हमको । 
क्या वकील की परवा हमको ? 

( २८ ) 
तुम भूठे इलज़ाम लगाकर। 
ले आते हो फेंसा-फेसाकर।। 
जेवर जरी वग्गरह चीजें। 
तुम्हें मुबारिक़ रहें तमीज़ें। 

( २९ ) 
ग़ेर करो तो मुझको जानो। 
दिल में सोचो तो पहचानो।। 
अपने मुह से सभी बड़े हें। 
तुमसे मिल लाखों बिगड़े हैं।। 

अप्रैल १९०६ 


४१४ हिवेदी-काव्य-माला 


२३२--शरी रक्षा 


धर्म्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमृत्तमम्‌। 
““चरक 
हरोरमाचञ्यं खलु धर्म्मंसाधनम्‌। 
“-कालिदास। 
( १) 
शरीर ही के हित काम सारे, 
दरीर ही से सुख हे हमारे। 
आत्मा नहीं धार्य्य बिना शरी र-- 
जैसे बिना पिञज्जरबद्ध कीर।। 
हब) 
शरीर से पुण्य, परोपकार, 
शरीर ही है गुण का अगार। 
शरीर ही है सुर-लोक-द्वार, 
शरीर ही से सुविचार-सार।। 
( ३ ) 
दरीर ही से पुरुषार्थ चार 
दइरीर की हैँ महिमा अपार। 
शरीर-रक्षा पर ध्यान दीजै, 
दरीर-सेवा सब छोड़ कीजे।। 
मई १९०६ 


२४--गंगा -भीष्म 

( १) 
पाठक, सुनिए कथा पुरानी, 
थे मुनिवर वसिष्ठ विज्ञानी। 


पास अष्ट बसु उनके आये, 
उनसे गये मुनीश सताये ॥। 


फुटकर रवनाये ४१५ 


(२) 
क्रोध उन्हें इससे हो आया, 
वसुओं को यह शाप सुनाया। 
'जन्म जगत में लो तुम सारे, 
वचन अन्यथा नहीं हमारे” ॥ 

( ३) 
यह सुतकर वे सब घबराये, 
कम्पित हुए होश में आये | 
भागीरथी समीप सिधाये, 
वचन विशेष विनीत सुनाये ।। 

( ४ ) 
“हे सुरसरि! विपत्ति के मारे, 
आये हैं हम पास तुम्हारे। 
जग में जननी बनो हमारी, 
करो हमें निज कृपाधिकारी” १। 

(५) 
सुरसरि ने इनको स्वीकारा; 
वसु-गण अपनी पुरी पधारा॥ 
हुई जह्न -तनया तब नारो, 
रूप-राशि अद्भुत विस्तारी ॥ 

( ४६) 
देखा नृप झ्ान्‍्तनु ने उसको, 
मदन-विमदित-तनु ने उसको | 
तब वह उस नरेश की रानी, 
हुईं, बहुत उसके मनमानी ॥ 

(.30<) 

हुए सात उसके सुत सुन्दर, 
वसुओं के औतार मनोहर । 
उनको रसने जल में डाला, 
पहले किया हुआ प्रण पालछा॥ 


४१६ 


द्विवेदो-काव्य-माला 


(कं) 
जब देवन्नत अष्टम बालक, 
प्रकटा भीष्म-प्रतिज्ञा-पालूक । 
सुत-स्नेह से नृूप घबराया, 
सुरसरि को बहुविधि सम झाथा ॥ 

(९ ) 
सूक्ति-युक्त सुन उसकी वाणी, 
द्रवित हो गई गंगा रानी । 
उसने बह सुत हाथ उठाया, 
इस प्रकार वर-वचन सुनाया ॥ 

( १० ) 

“हे नुप मुभको सुरसरि जानो, 
बात सत्य यह मेरी मानो । 
कारण-वश जग में आई मे, 
यहाँ तुम्हारे मन भाई में ॥। 

न] 

“अब में अपने घर जाती हूँ, 
नही यहाँ रहने पाती हूँ । 

सुनो बात जो बतलाती हूँ, 
यह सुत तुम्हें दिये जाती हूँ ।॥। 

( १२ ) 

“बरी इससे घबड़ावेगे, 
पार नहीं इससे पावंगे। 
यदि कोई सम्मुख आवेंगे, 
तत्क्षण ही मारे जावेंगे।। 

( १३ ) 
ब्रह्मचय्य ब्रत इसका होगा, 
यश न कभी मृत इसका होगा। 
पण्डित होगा, सच कहती हूँ , 
अनुमति चलने की चहती हूँ।॥ 


टकर रचनायें मु 
फूटकर रचनायें २१ 


( १४ ) 
जो कोई जग में आता है, 
सुख-दुख दोनों ही पाता है । 
विधि ही यह जोड़ा निर्म्माता, 
यह न किसी से तोड़ा जाता ॥ 

( १५ ) 
यह कह सुरसरि ने सुत दिया, 
सुरपुर का पथ उसने लिया। 
उसका चित्र विचित्र बना है, 
नृप रविवर्मा की रचना है।॥ 

मई, १९०६ 


:अााऋका +साजतनन कमटाआाउ+ कराडीगाएप पफरनाात्त८) वमरणजानाकी, 


( 
२४-कतंव्य पञचदशी 


[४]. ०5७०४८ (0 ए०प्78770 ८०” नामक चौथे नम्बर के मराठी पत्रक 
का भावार्थ] 


फ्० 


२७ 


( १) 
दु्िक्ष-राक्षस जहाँ सबको सताता, 
लाखों मनुष्य यह प्लेग-कृतान्त खाता। 
नाना विपत्ति-अभिभूत प्रजा जहाँ हैं, 
कर्तव्य क्या न कुछ भी तुभको वहाँ है ? 
52.) 
भखों जहाँ मर रहे नर हे करोर, 
बे-वस्त्र लोग सहते नित शीत घोर। 
दारिद्र-दुःख नित ही बढ़ता जहाँ है, 
कर्तव्य क्या न कुछ भी तुभको वहाँ है ? 
(3) 
आरोग्य-युक्त बल्युकत सपुष्ट-गाता, 
ऐसा जहाँ युवक एक न दृष्टि आता। 
सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, 
कृतंव्य क्या न कुछ भी तुभको वहाँ है ? 


७५४9५०५१८ 


दविवेदी-काव्य-माला 


5) 

वीर्य्यादि दिव्य गुण का न जहाँ ठिकाना, 

द्रोहादि दुर्गण जहाँ सब ओर नाना। 

धै्यादि का अति अभाव सदा जहाँ है, 

कर्तव्य क्या न कुछ भी तुभको वहाँ हैं ? 
(8) 

सेवा श्ववृत्ति सब काल जहाँ हमारी , 

फेली जहाँ पर विदेशज वस्तु सारी। 

देशी कला सकल नष्ट हुई जहाँ है, 

कतेव्य क्या न कुछ भी तुभझको वहाँ है? 
(६) 

पाता न शिक्षण जहाँ शिशु-व॒न्द सारा, 

बाला-समूह सब मूर्ख जहाँ हमारा। 

नाता कला-कुशछूता न कही जहाँ है, 

कतंव्य क्या न कुछ भी तुभको वहाँ है ? 
( ७) 

विद्वज्जन-प्रिय. जहाँ. परकीय भाषा, 

होती तिरस्कृत जहाँ निज मातृ-भाषा। 

ऐसी अनर्थकर-रीति भला जहां है, 

कतेव्य क्या न कुछ भी तुभकों वहाँ है? 
( ८ ) 

सानन्द और सुख-युक्त जहाँ न नारी, 

पाते जहाँ पुरुष भी नित कष्ट भारी। 

तेजोविहीन शिशु-वन्द अहो! जहाँ है, 

कर्तव्य क्या न कुछ भी तुमको वहाँ है? 
[2 822.) 

स्वीकार लोग करते न नई सू-रीति , 

प्राचीन हु--न तजते इससे कु-रीति। 

दुर्देव-योग यह फैल रहा जहाँ हैं, 

कर्तेव्य क्या न कुछ भी तुभकों वहाँ हैं? 


कर 
फूटकर रचनायें ४१९ 


( १० ) 
स्वाधीन-काम श्रम-काम जहाँ न प्यारे, 
दासत्व में जन जहाँ रममाण सारे। 
दासत्व-दुर्गण निमग्न सभी जहाँ हे, 
कतंव्य क्या न कुछ भी तुभको वहाँ है ? 
( ११ ) 
अन्योन्य-वेर-रत वर्ण जहाँ समस्त, 
ज्ञानी, अज्ञान सब हैं कलूह-प्रसक्‍्त । 
साम्राज्य मोहमद-मत्सर का !जहाँ है, 
कतंव्य क्या न कुछ भी तुभको वहाँ है ? 
( १२ ) 
उत्साह-हीन कृति-विन्मुख लोक-नेता, 
ओदास्य-भाव अति दुःसह दुःख देता। 
है धर्म्मे क्या ? न यह ज्ञान कही जहाँ है, 
कतंव्य क्या न कुछ भी तुभको वहाँ है ? 
( १३ ) 
कतेव्य लोग करते न जहाँ सदेव, 
होता सहायक वहाँ न कदापि देव । 
पाता न मान यह तत्त्व भला जहाँ है, 
कर्तव्य क्या न कुछ भी तुभको वहाँ है ? 
। (( १४ ) 
हैं भूतकारू सब स्वप्न-कथा-समान, 
चिन्ता-निमग्न निशि-वासर वर्तमान । 
नेराश्यपूर्ण अगली गति भी जहाँ है, 
कतंव्य क्या न कुछ भी तुभको वहाँ है ? 
( १५ ) 
अत्यन्त दीन यह भारतवर्ष देश; 
दुःखाग्ति-दग्ध विनती करता विशेष । 
अत्यल्प भक्ति मम हाय ! नहीं जहाँ है, 
कतंव्य क्या न कुछ भी तुकको वहाँ है ? 
जून १९०६ 


४१“ 


द्विवेदो-काव्य-माला 


--कंवि ओर स्वतंत्रता 
(भावार्थ ) 


( १) 
कवि--हे स्वतंत्रते ! जन्म तुम्हारा 
कहाँ ? बता, यह प्रश्न हमारा। 
स्वतंत्रता--शूर देश-हित तजते जहाँ 
प्राण, जन्म मेरा है वहाँ । 


(६ १) 
कवि--बता, निवास कहाँ तेरा है ? 
यह भी एक प्रश्न मेरा हैं। 
स्वतंत्रता--उष्ण रक्त जिन हृदयों भीतर 
बहता, वही वास मम सुन्दर । 


( है) 
कवि--कौन दु:ख तेरे हरता है? 
आशा पूर्ण कौन करता है? 
स्वतंत्रता--काल, जगत का उदन्नतिकर्ता 
आशापूरक दुख का हर्ता 


( ४) 
कवि--शक्तिमूल तब कहाँ बता दे ? 
है विस जगह मुझे दिखला दे? 
स्वतंत्रता--प्रजा-पीड़ना होती जहाँ 
दक्ति-मूल मम रहता वहाँ । 


(६. 
कवि--कहाँ निडर हो रहती तू है-- 
(जाना कहीं न चहती तू है? 
स्वतंत्रता--जहाँ न भेद-विरोध-विकास 
वही निडर में करती वास । 


छटकर रचनायें ४२१ 


६ 55) 
कवि--कब तू जन्म सफल जातनेगी ? 
कब क्ृतार्थता तू मानेगी ? 
स्वतंत्रता--शान्तिराज्य जब पाऊंँगी में । 
तब छतार्थ हो जाऊंगी मे॥ 


जुलाई १९०६ 


२७---देशेापालम्भ 
( १ ) 


हे भाग्यहीन ! हत! भारतवर्ष देश ! 
हे हे विनष्ट-धन-धान्य-समृद्धिल्केश ! 
प्राचीन-वैभव-विह्ीन ! मलीन-वेश ! 
हा हा! कहाँ तव गई गरिमा विशेष ? 
( २ ) 
जो थे प्रणम्य पहले तुम कीतिमान, 
विज्ञान और बल-विक्रम के निधान। 
सम्पत्ति, शक्ति निज खोकर आज सारी, 
हा हा! हुए तुम वही सहसा भिखारी॥ 
( ३), 
स्वाधीनता-सदृश वस्तु न और प्यारी, 
हे दीन-देश ! वह भी न रही तुम्हारी ! 
व्यापार एक तुमको कर खूब आया, 
आलस्य-मोह-मद-मत्सर-मंत्र भाया ॥ 
( ४ ) 
हा ! सभ्यभाव तुमने जिनको सिखाया, 
विद्या-कलादि गुण से जिनको लजाया। 
देखो, वही अब असभ्य तुम्हें बनाते, न 
तौमी कभी न कुछ भी तुम चित्त लाते॥ 


४२२ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


|. १ .) 
आत्माभिमान-गुण के अतिमात्र त्यागी, 
हे देश ! क्‍यों न तुम डूब मरे अभागी ? 
आत्मावरूम्ब जिसको कुछ भी न प्यारा, 
देता उसे न जगदीश्वर भी सहारा॥ 


( ६ ) 
दिव्यातिदिव्य तव रत्न, अहो, कहाँ हे ? 
शोभा-समूह पठ-पुञुज, कहो, कहाँ है ? 
खोया सभी कुछ; न, हाय, तुम्हें हया है ! 
हे देश ! शेष तुममें रह क्‍या गया है ? 
( ७ ) 
निःसार होकर पड़े तुम जी रहे हो, 
पानी सदेव पर के कर पी रहे हो । 
अन्यावलम्ब-सम और न पाप भारी, 
बोलो, गईं विमल बुद्धि कहाँ तुम्हारी ? 
( ८ ) 
है आत्मशत्रु ! परदेशज वस्तु त्यागों, 
सौ कोस दूर उससे सब काल भागो। 
जागो, चहो यदि अभी अपनी भलाई, 
क्यों आँख मूँद करते निज नाश भाई ? 
आम, 
क्यों है तुझे पट विदेशज, देश, भाये ? 
क्यों है तदर्थ फिरता मुँह नित्य बाये ? 
तूनें किया न मन में कुछ भी विचार, 
धिक्‍कार भारत ! तुझे शत-कोटि बार! 


५ के | 


_ सुई, छड़ी तक, निष्ृष्ठ वियासलाई, 


लेता सदेव सुख से फिरता पराई। 
निर्लुज्ज ! सोच मन में कर क्या रहा है ? 
क्यों व्यर्थ ही धन अपार लुटा रहा है ? 


फूटकर रचनायें ४२३ 


| 28५) 
लूटा तुभे बहुत बार खुले-ख़ज़ाना, 
तातार-गोर-गाजनी नृप ने न साना। 
पे लट, आज-कल, जो यह हो रही है, 


तू सोच देख उससे बढ़के कहीं है ॥। 
( १२ ) 


छाई जहाँ अति अपार दरिद्वता है, 

प्राचीन धान्य-धन का न कही पता है। 
सुप्राप्य पेट भर नित्य जहाँ न दाना, 

क्या चाहिए धन वहाँ पर यों लठाना ? 


( १३ ) 
जो जो पदार्थ तुमको अपने बनाये, 
है प्राप्प, लो तुम वही; न छुवो पराये। 
लावो न गे वचन जो मन में हमारा, 
तो सर्वनाश अब दूर नहीं तुम्हारा ॥। 


( शेड ) 
है देश ! स-प्रण विदेशज वस्तु छोडो; 
सम्बन्ध सर्वे उनसे तुम शीघ्र तोड़ो। 
मोड़ो तुरन्त उनसे मुँह आज से ही; 
कल्याण जान अपना इस बात में ही॥ 


( १५ ) 
है दीन-देश ! तव निद्य परायलरूम्ब, 
नादो समूल, सुखकारिणि शक्ति अम्ब। 
त्यागों तुरन्त विष-तुल्य' विदेश वच्तु॥ 
सानन्द पाठक ! कहो क्षुम भी नथास्तु॥ 


“स्वदेशी-आन्दोलन और बायकाट” अगस्त १९०६ 


४२४ द्विवेदी-काव्य-माला 
२८--कान्यकुब्ज-अबला -विला प७ 
(१) 


प्यारे पिता, पृत्र-वर, भाई-बन्धु आदि जो सारे है, 
ससुर, जेठ, देवर, पति, पुरजन जो जग बीच हमारे हे। 
दयादृष्टि करिए थोड़ी-सी सुनिये हम क्‍या कहती हे, 
अबला होकर सबलों के घर किस प्रकार हम रहती हैं ॥ 
5 
कितने ही तुम मजिस्ट्रेट जज न्यायासन के अधिकारी, 
बड़े शरम की बात दुःख जो पावें तुमसे ही नारी । 
अब तक रहीं पेट में डाले दुख अपने भारी भारी, 
पर अब नहीं सही जाती हैं विपति मम्म॑-ऋ्रत्तनकारी ॥ 
( ३ ) 
अपनी दशा याद करते ही फटा कलेजा जाता है, 
निकल पेट के भीतर से वह मुँह में आ आ जाता है । 
किया कौन अपराध हाय कुछ नहीं समझ में आता हैं, 
निरपराध निर्बंल नारी-गण बुथा सताया जाता हैं ॥ 
हे) 
यदि न जगत में होवें हम तो नाश नरों का हो जावे, 
रक्खी रहे बुद्धि, विद्या, बल, काम नहीं कुछ भी आवे । 
श्रुव, प्रहकाद, व्यास, शद्भूर ने जन्म हमीं से पाया है, 
मनुज-रत्न जो हुए सभी को हमने गोद खिलाया है ॥। 
(५) ' 
जिस घर में हम नहीं, शीघ्र ही बियाबान हो जाता है, 
क़दम हमारे पड़ते ही वह ननन्‍्दनवन बन जाता हैं। 
दुख में हम जी-जान होमकर साथ तुम्हारा देती हैं, 
तुम्हें खिलाकर रूखा-सूखा जो बचता खा लेती हैं ॥ 
3 की मापा लक अटल आर कर जड लकी मल किक लि मन न कि मद कि कब 
हि ह यह कविता कल्नौज में, कान्यकुब्ज-महासभा के अधिवेशन में पढ़ी 
रा || 


फूटकर रचनायें ४२५ 


( ६) 
“जहाँ हमारा आदर होता वही देवता करते वास, 
जहाँ निरादर होता वह घर हो जाता है सत्यानाश ।” 
देखो खोल पोथियाँ अपनी यह मन्‌ जी की वानी है, 
तुममे से किससे किससे यह गई यथा-विधि मानी है ? ॥ 
(७) 
सच पूछो तो हम, है भाई, अपने घर की महरानी, 
खुशियों में हम खुशी मनावे दुख में ज़रा न घबरानी । 
पड़ने पर विपत्ति हमसे ही मिलता तुम्हें दिलासा है, 
“भीर” बनाया तिस पर हमको तुमने अजब तमाशा हैं ॥ 
( ८ ) 
इज्जत और आबरू सारी जिस पर तुम [इतराते हो, 
सोचो जरा, बन्धुवर प्यारे, उसे कहाँ से पाते हो ? 
अगर नेकचलनी में हमसे ज़रा भूल हो जाती है, 
चाहो यत्न करो तुम लाखों फिर न हाथ वह आती है ॥। 
(९ ) 
पति को देव-तुल्य हम मानें बच्चों की भी दासी हैं, 
सेवा सदा करें नहि सोचे भूखी हे या प्यासी हैं । 
धम्मे-कम्म॑ तुम जिसे पुकारों उसे हमी में पाओगे, 
सोचो-समभो अभी, नहीं तो फिर पीछे पछताओगे ॥ 
( १० ) 
यदि अभाग्यवश अपने पति का चिर वियोग-दुख पाती हे, 
परिणामों पर ध्यान न देकर जीती ही जरू जाती हैं । 
दुरावरण में तुम्हें देश रत बिलख बिलख रह जाती हें, 
वश कुछ नहीं करें क्‍या तुमसे केवल हाहा खाती है ॥ 
( ११ ) 
पैदा जहाँ हुई हम घर में सन्नाटा छा जाता हैं, 
बड़े बड़े कुलवानों का तो मुंह फीका पड़ जाता हैं । 
कन्या नहीं बला यह कोई यही चित्त में आता है « 
किसी किसी के ऊपर मानों वज्भपात हो जाता है ॥ 


४२६ 


द्विवेदोी-काव्य-माला 


( १२ ) 
हे भगवान ! भला फिर क्‍यों तुम हमें हाय उपजाते हो ? 
क्या न हमारे लिए ठिकाना कहीं और तुम पाते हो ? 
नारी, नर, दोनों ही जग में यदि प्रभु तुम्ही पठाते हो, 
तो कहिए किसलिए दयामय ! पक्षपात दिखलाते हो ॥ 
( १३ ) 
जो बच गईं मौत के मूँह से जल्द बड़ी हो जाती हे, 
माता, पिता, बन्धुवर्गो' के हुक्म सदेव बजाती है । 
काम महा मैले घर के सब करने में न लजाती हैं, 
जो कुछ मिल जाता खा-पीकर खुशी खुशी सो जाती है ॥ 
( ४ ) 
कड़ा, करकट, बर्तन, चौका, गोबर सदा उठाती हें, 
शिक्षा और कला-कौशल में इतना ही सिख पाती हैं । 
जो विद्या पुरुषों को सुखकर सुधा-सदृश मद्भलकारी, 
वही हमारे लिए विषम विष, विभरू बुद्धि की बलिहारी ॥ 
आओ, 
ब्याह-योग्य होने पर दुःखित होती, लाजों मरती हैं, 
काँटेसी सबके आँखों में निशि-दिन खरका करती है । 
कितनी ही आमरण कुवारी हममें से रह जाती हें, 
मन ही मन सन्‍्ताप-ताप से तन चुपचाप जल्ाती हे ॥ 


( १६ ) 
यदि कुलीन निर्धेन के घर में जन्म हमारा होता है, 
तो अबला-समुदाय जन्म भर हाय सभी सुख खोता है ॥ 


बीस वर्ष में यदि विवाह, गौना मुश्किल से होता हैं, 

पति-बघर की ताड़ता याद कर जार जार उर रोता है ॥ 
( १७ ) 

खाने को न पेंट भर मिलता नथ, बिछिया बिक जाती हें, 

ज़रा ज़रानसी भी बातों पर नित डंडे हम खाती है । 

जिन्दा ही जलती रहती हम, जब दुख अति अधिकाता हैं, 

फिर पापी तन पिता-भ्वत्र में आकर आश्रय पाता है ॥ 


फुटकर रचनायें ४२७ 


( १८ ) 
इस भूठी कुलीनता को हैं गिन कर लाख बार धिक्कार, 
जिसके कारण हम अबला सब पातीं इतना दुःख अपार ॥ 
किस मूँह से तुम न्‍्यायी परमेश्वर के सम्मुख जावोगे ? 
क्या कह उसके अटल न्याय से परित्राण तुम पावोगे ॥ 


(६: 08.) 
यदि अभाग्य से कहीं हमारे हुआ सुहागिरूपन का नाश; 
यहीं हम जीते ही मिलता रौरव-नरक-कुण्ड का वास ॥ 
जिसने पुरुष-जाति को जग में न्यायाधीश बनाया है, 
उसी निठुर ने सब सहने में वज्र हमें उपजाया हैं ॥ 

( २० ) 
महा मलिन से मलिन काम हम करती रहती हैं दिन-रात, 
दुखी देख पति, पिता, पुत्र को व्याकुल हो कृश करतीं गात। 
हे भगवान, हाय ! तिस पर भी उपमा कैसी पाती हें, 
“ढोल-तुल्य ताड़न-अधिकारी” हमी बनाई जाती है |! ॥ 


(६ 0) 
कभी कभी गुडिया-सी बचपन ही में ब्याही जाती हैं, 
जिसके कारण ही अति दुःसह दुःख जन्म भर पाती है । 
प्यारे पिता, बन्धुवर, तुम कब भला होश में आवोगे ? 
कब हम दुखी दीन अबलाओं पर तुम दया दिखाक्रोगे ॥ 

0... 5.2) 

पढ़े-लिखे जो नहीं, जिन्होंने शिक्षा नहीं कभी पाई, 
उनके साथ बात तक करते सकुचाते हो है भाई । 
पर हम जो घर में ही रहती, जिनसे सब सुख पाते हो, 
उन्हें मूर्ख रखने में क्‍यों तुम ज़रा नहीं शरमाते हो ? ॥ 

( २३ ) 
सबके सब दिन नहीं बराबर जाते, इसमें नहीं विवाद, 
कभी अवश्य मिलेगी हमको भी दुनिया में चुप की दाद । 
है हमको विश्वास हृदय से आगे वह दिन आवेगा, 
जो अन्याय हो रहा उसका सब हिसाब चुक जावेगा ॥ 


४२८ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( २४ ) 
छोड़ो सब कुरीतियाँ कुछ की, छोड़ो अब तो निदुराई, 
बहुत हो चुका कनवजियापन सुनिए हे प्यारे भाई । 
जिसमें बने बात वह करिए, रख लीजिए हमारी लाज, 
दुख-सागर में डूब रहा है अबलाओं का जीण्ण जहाज ॥ 
सितम्बर १९०६ 





२६ “टेस की टाँग 


बज आज यारों का गाँग*, 

लॉग नहीं, यह छोटा सॉँग+। 
तोड़ो इस टेसू की टाँग, 

लड़को, फिर तुम छानो भाँग ॥ १ ॥। 


इधर-उधर से पैसे माँग, 
मकतब-मसजिद में बन स्वाँग । 
देता था यह पहले बाँग, 

बात नहीं यह कुछ भी राँग ॥ २॥। 
घर है इसका रेगिस्तान, 

गुरू शेख जी, मुग़ल, पठान । 

खुदा लड़कपन का भगवान, 

आगे का अब सुनो बयान ॥ ३ ॥ 


अरबी का हो अफ़लातून, 

दोड़ चला यह छूने मून! । 

इतने में हो गया जिनून, 

यह कोरा रह गया बफ़्नर ॥ ४॥ 
देखी कुजड़े की दूकान, 

बैठ गया बस वही जवान । 

बरसों बेचे सब सामान, 

डंडी पकड़ हुआ सज्ञान ॥ ५ ॥! 





१-घंटा । २-बड़ा । ३-गीता । ४-ग़रूत । ५-चन्द्रमा 4 ६-मभांड । 


फूटकर रचनायें ४२९ 


इन्द्र-अखाड़े की एक हूर, 

देख वहाँ पर इसका नूर । 

उड़ा ले गई कोसों दूर, 

जाकर की खातिर भरपूर ॥ ६ ॥ 


पेशवाज उसने पहनाई, 

चमकदार चोली कसवाई । 
घुंधुरू बाँध, डुपट्टा ताना, 

टेसू जी को किया ज़नाना ॥ ७ ॥ 


लगे थिरकने टेसू राजा, 

बजा खूब अलबेला बाजा । 
ताताथेई की धुन छगी, 

हया छोड़, भकक्‍खर को भगी ॥ ८ ॥| 


देख ठाठ यह माशूकाना, 

हुआ खलक सारा दीवाना । 

“करता क्‍या बंचारा काज़ी, 

मर्द और जोरू जब राजी ” ॥ ९॥ 


मुँह पर बाल हुए जब काले, 

तब टेसू जी गये निकाले । 

गिरे धड़ाम, उड़ गये धुरें, 

बोलो लड़को, 'हिप हिप हुरे” ॥ १० ॥ 


रही न उठने की भी ताब, 

एक टाँग के हुए जनाब । 

कलम आपने उससे बाँधी, 

चलने लगी मिसस्‍ले वह आँधी ॥ ११॥ 


कुन्द, मुकुन्द और मुचकुन्द, 
भण्ड-मेष तुम चौपटचन्द.। 
चौपटचन्दी हाल सुनाऊ, 

टेसू का सब मजा चखाऊ ॥ १२॥ 


४३० 


| 
हिवेदो-काव्य-माला 


प्रब-पश्चिम दौड़ लगाई, 

नहीं पेट भर रोटी पाई । 

तब सूरत ले सत्यानाशी, 

बने आप गंगातटवासी ॥ १३ ॥ 


अरबी-तुर्की वहाँ भुलाई, 

“कक्‍का का की तान उड़ाई । 
सनद सफ़ाचट ज्यों ही पाई, 

कलम रेल-सी भट दौड़ाई ॥ १४ ॥ 


रहे खोलने में अलमारी, 

घसी उसी में विद्या सारी । 

चौपट हुईं अक्ल महरानी, 

मरी उसी दम उसकी नानी ॥ १५ ॥ 


नानी मरी कनागत आये, 

टेसू जी तब बाहर धाये । 

देखी धोबिन एक सयानी, 

ले उसकी कुण्डी का पानी ॥ १६ ॥ 


सात पुद्त के पुरखे तारे, 

खुद भी उसमें ग़ोते मारे । 

सारी पूजा-पाठ सँभाली, 

स्वर्गं-लोक को सड़क निकाली ॥ १७ ॥ 


काली ने एक शहर बसाया, 

टेसू दौड़ वहीं पर आया । 

टांग वहीं उसने फैलाई, 

पकड़ उसे दिन-रात हिलाई ॥ १८ ॥ 


नो मन खटमल जिस पर छायबे, 

टूटी ब्यंच, तख्त, मँगवाये । 

उन पर अपनी टाँग पसारी, 

खटमल चाट गये दुम सारी ॥१९ ॥ 


फुटकर रचनायें ४३९१ 


गन्दा घर, भई गनन्‍दा घर, 
चादर-चिथड़ों की दुख्तर । 
चने पड़े उस पर चुरमुर, 
बोलो लड़को, 'हिप हिप हुरे” ॥ २० ॥ 


उसको एक कलठा भाया, 
कोट-बूट उसको पहनाया । 
घड़ी एक उसके लटकाई, 

उसके लिए टुक मँगवाई ।॥| २१ ॥। 


हुआ वही टेसू का प्यारा, 
उम्र कोई सत्रह-अटठारा । 
किया उसे आँखों का तारा, 
था कहार या वह बनजारा ॥ २२ ॥ 


उस पर टेस्‌ करे सवारी, 

देख हँस रही दुनिया सारी । 
लड़के भगे हाथ रख सिर पर, 
टेसू रहा अकेला घर पर ॥ २३ ॥ 


जोरू तब जी में घबराई, 

चीख मार रोई-चिल्लाई । 

टेसू ने उठ धता बताई, 

“खल को खाय कालिकामाई ” ॥ २४ ॥ 


बना एक चण्डाल-चौकड़ी, 

टेसू हुआ उसी की कड़ी । 

हिल-मिल सबने काम चलाया, 

जो जता जिसको कर आया ॥ २५ ॥ 


एक चकार चाकड़ीवाला, 

घर से निकरकू हुआ मतवाला। 
वह गरुओं के घर को भगा, 
बिना बुझहाये जाने रूगा॥२६॥ 


४३२ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


क़दम चूम रज सिर पर रक्‍्ती, 
कूद पड़ी इतने में मक्‍खी। 
मक्खी ने उड़ आग लगाई, 

दुमची जलने लगी पराई॥२७॥ 
अगर न सीताराम बचाते, 

तो चकार जी जलू-भुन जाते। 
यार न समभो इसे चकार, 
यह पूरा पिशात्र-अवतार ॥२८॥ 


ऐसा निपट नीच नर-पिल्‍ला, 
गुरुओं का' भी करता गिल्ला। 
इससे ही ठेसू को भाया, 

“जैसा पति वेसी ही जाया”“॥२९।। 
तख्त और एक सज कर आया, 
उसे देख ठेसू घबराया। 
उठने छगे पेट में मुरें, 

बोलो लड़कों “हिप हिप हुरे”॥३०॥ 
मुँह उसने तब अपना खोला, 

मानों मिल# का बंबा बोला। 

बक बक उसने खूब लगाई, 

हया-शर्म सब धोय बहाई ॥३१॥ 
ए० बी० सी० डी० ई० एफ० सीख, 
अँगरेज़ी में मारी चीख़। 

देख संसकीरत का ख्वाब, 

उसमें भी कुछ दिया जवाब ॥३२॥ 


और तख्तवाले चुपचाप, 

सुनते रहे अनाप-शनाप । 

टेस की गुस्ताख़ी देख, 

मजलिस बिगड़ उठी सविशेष ॥३३॥। 





फुटकर रचनायें ४४३ ३ 


सिर बरसे लठ भारी भारी, 
निकल गई गुस्ताख्ी सारी। 
टांग टूठ कर नीचे आई, 
टेसू ने उठ बाँग लगाई ॥३४॥ 


मेते कुछ भी नही बिगाड़ा, 
बस अब मुझे मिल गया भाडा। 
मेरे सिर आया था भूत, 
भूत नहीं, था यम का दृत ॥३५॥ 


अब वह उतर गया है भाई, 
छोड़ो मुभको राम दुहाई। 
में बेचारा बड़ा गरीब, 

और करो मत मेरी पीब ॥३६॥ 


सिर का हुआ कचूमर खासा, 
देखा सबने खूब तमाशा। 
टेसू जी तब घर को भगे, 
दोड़े लड़के पीछे लगे ॥३७॥। 


दुम में दे दी दियासलाई, 
फिर टेसू की शञामत आई। 
जले-भुने घर भीतर पैठे, 
उसी तख्त टूटे पर बेठे ॥३८॥ 


पड़े वहीं पर काँखा करते, 
कुफल किये का चाखा करते। 
फिर आयेगे अगले साल, 
जमने दीजे तब तक खाल ॥३९॥ 
बहुत दिनों तक टेसू रोये, 
पूरे दी सौ साथी खोये। 


पास लोग यदि अब हैं जाते, 
काट उन्हें टेसू जी खाते ॥४०॥ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


लड़को आईं दिव्य दिवाली, 

जै काली कलूकत्तेवाली । 

उड़ें खूब खुशियों के तुरें 

बोलो सब मिल “हिप हिप हुरे”॥४१॥ 
अक्टूबर, १९०६ 


ही 


३०--ठहरोनी 
( १) 


विबुध, बन्धु-वर, कान्यकुब्ज-कुल लब्ध-जन्म, तेजोराशी, 
इस कन्नौज-तगर के हिजवर वा सराय-मीरां-बासी । 
अथवा दूर दूर से विद्वज्जत जो यहाँ पधारे हैं, 


ऐ 


भाल चारु चन्दन से चचित उर में माला धारे है ॥ 


(२) 
रंग-बिरंगी पगड़ी जिनकी शिखा-स्पर्श सुख पाती है, 
जिनको देख पूर्व-पुरुषों की छवि सम्मुख आ' जाती है। 
भरद्ाज, काह्यप, कात्यायन, शुचि शाण्डिल्य गोन्रधारी, 
मुनि उपमनन्‍्यु आदि के वंशज गुण-गौरव के अधिकारी ॥ 


( ३) 
वही आज सब यहाँ विराजे पाँडे, मिश्र, शुक्ल द्विजराज, 
पूरे बीस बीस विश्वे के विमरू वाजपेयी महराज। 
जिनके देन ही से मन का अजब हाल हो जाता है, 
पूर्वे-स्मृति-गययोद-पटलों से वह सहसा घिर जाता है॥ 


( ४ ) 
श्री-शीहर्ष मिश्र कविवर ने यहीं सुयश विस्तारा था, 
बुध-वर-वुन्द यहीं पर उनसे तकें-वाद में हारा था । 
मख महान्‌ कर यही उन्होंने ऊंची पदवी पाई थी, 


यहीं उन्होंने अपने कुल की महिमा खूब बढ़ाई थी ।॥। 


फूटकर रचनायें ४३५ 


जो ) 
यह वह प्रान्त जहाँ रहने से कान्यकुब्ज कहलाये हम, 
यह वह भूमि नाम जिसका छे जाय विदेश बिकायें हम। 
यह वह नगर जहाँ बसने को बच्धु-बान्धव लाये हम, 
दूर दूर नगरों के वासी वहीं आज सब आये हम॥ 
( ६) 
है यह वही, परन्तु नहीं है इसका पहला वैभव वह, 
क्या से क्‍या हो गया बन्धुवर ! आदि-स्थान हमारा यह । 
नहीं एक भी वैसे पण्डित सम्प्रति यहाँ दिखाते हैं, 
पहले के आचार-विचारों में भी अन्तर पाते हे॥ 
( ७) 
पूर्वकाल के विद्वानों की बात याद जब आती हैं, 
मुँह पर समभदार सुजनों के श्यामछता छा जाती हैँ । 
जो कुछ किया उन्होंने उसकी विस्मृति होती जाती हैं, 
कुछ का कुछ कर ज्ञाति हमारी मन में नहीं लजाती है।। 
( ८ ) 
मुझ अल्पन्न दुबे में इतनी बुद्धि नहीं, न पण्डिताई, 
जो कुछ करूँ निवेदन तुमसे, सच कहता हूँ हे भाई ! 
तदपि आप ही की आज्ञा से, विनय विनीत सुनाऊंगा, 
सुन लोगे तो उतने ही से में छतार्थ हो जाऊगा।॥ 
( ९ ) 
लड़के के विवाह में कहिए मोल-तोल क्‍यों करते हो ? 
इस काले कलड्भू को हा हा! क्‍यों अपने सिर धरते हो ! 
जिनके नहीं शक्ति देने की क्‍यों उनका धन हरते हो ! 
चढ़कर उच्च सुयद्ा -सीढ़ी पर क्‍यों इस भाँति उतरते हो? ॥ 
( १० ) 
हे प्रिय बन्धु ! पूर्व-पुरुषों का धम्में, नीति, आचार, विचार, 
विनय, विवेक, विशद-विद्या-बल, निर्मम यशोराणि-विस्तार । 
उनका नाम, काम सब उनके, उनकी महिमा, उनका मन, 
ज़रा सोच देखो तो मन में, थे कितने वे बुद्धि-निधान॥। 


४३६ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


(६.१६) 
फिर हे कान्यकुब्ज-कुल-नन्दन ! खजुहा और मुरादाबाद, 
ऊगू, असनी और गेगासों आदिक की कर छीजे याद। 
ठहरोनी के कारण उन पर वह वह आफ़त आती है, 
सब गहनों को नाक, नाक की नथुनी तक बिक जाती है।॥ 

( १२ ) 
कहाँ पूर्वजों की वह करनी ? कहाँ हमारा ऐसा काम ? 
निपट, निद्य, निदंय, अति निष्ठुर, न्‍्यायहीन, दोषों का धाम। 
कन्याकुल को भाँति भाँति से पीड़ित हम नित करते है, 
मुनियों के वंशज होने का तिस पर भी दम भरते हैं ॥ 


६ 5३) 
सुत है नही वस्तु विक्रय की, वह सर्वस्व हमारा है, 
वह आत्मा का आत्मरूप है, वह आँखो का तारा है। 
भूल हुई सो हुई बन्धु-वर ! अब अवश्य सँभालो तुम, 
इस कलऊझ्ू को अपने उज्ज्वल कुल से भट धो डालो तुम ॥ 
( १४ ) 
मुनि उपमन्यु और कात्यायन, कव्यप देवलोकवासी, 
देख देख अतिशय दुःखित हो यह कुरीति सत्यानाशी। 
क्या कहते होंगे मन ही मन उन्हें न और सतावों तुम, 
उनके विमल नाम पर धब्बा व्यर्थ तन और छूगावो तुम॥ 
आ, 
किस स्मृति मे, किस गृह्मसूत्र में, किस पुराण में, बतलावो, 
है विधान इस मोल-तोल का, खोल क्‍यों तन तुम दिखरावों ? 
जो इसका कुछ पता नहीं तो क्‍यों यह रीति चलाते हो ? 
क्यों न इसे है प्यारे भाई ! छोड़ अलरूग हो जाते हो ? 
( १६ ) 
महामूढ़ अविवेकी जन ही रूढ़ रीतियों के बन दास, 
अपना और वंश अपने का आँख मूँद कर करते नाश। 
जो सुधार का ध्यान तुम्हारे मन में स्थात न पावेगा, 
उनमें और आपमें, कहिये, भेद कौन रह जावेगा ? 


फूटकर रचनायें ४३७ 


( १७ ) 
जान बूक कर भी जो अपनी हानि सेन घबराते हैं, 
निद्य, नीच, अनुदार, पुरानी लीक पीटते, जाते हैं। 
वे अवश्य इस भूल भयद्भूर पर सिर धुन पछताते हैं, 
दायर, सिंह, सपूत कभी क्‍या लीक लीक भी जाते हूँ ? 


( १८ ) 
यह कुरीति कुल-कन्याओं का कोमरू हृदय जलाती है, 
मनस्ताप !से उनके तन' को तप्ताड्रार बनाती हैं। 
बीस वर्ष की होने पर भी अविवाहित रह जाती हैं, 
मुँह से यदपि न कुछ कहती हैं, अति दुःसह दुख पाती है। 
( १९ ) 
बे ब्याही चाहे रह जावें, चाहे करे वंश बदनाम, 
मर जावें, परवाह नहीं है; हमें सिर्फ रुपये से काम | 
पाँच का न व्यवहार हमारा, लेंगे हम तो एक हज़ार, 
चारु चमकवाले चाँदी के वही अखण्ड-मण्डलाकार ? 
(७ ) 
हे भगवान्‌ ! कहाँ सोये हो ? विनती इतनी सुन छीजे , 
कामिनियो पर करुणा करके कमले ! ज़रा जगा दीजे। 
कनवजियों में घोर अविद्या जो कुछ दिन से छाई है, 
दूर कीजिए उसे दयामय ! दो सौ दफ़े दुह्ाई है ॥। 
( २१ ) 
यह भी नहीं सोचते हम, क्‍या दुनिया हमको कहती है !? 
कान्यकुब्ज की भूमि अभागी! तू भी सब कुछ सहती है। 
क्यों न छोड़ते हो कुरीति यह अतिशय निद्य दुःखदाई ? 
क्या जवाब रखते हो इसका ? बतलावों तो है भाई! ॥ 
(५ 
पुत्रवान्‌ लोगों के घर क्‍या कन्या कभी न आयेगी ? 
क्या उनको इस ठहरौनी की व्यथा न कभी सतायेगी ? 
वर-विक्रय-बाज़ार बीच क्या कभी नहीं वे जावेगे ? » 
द्वार और के जाकर क्या वे ज़िल्लत नहीं उठावेंगे ? ॥ 


४२३२८ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( हईे 
अपने निर्धन बन्धु-वरों की जो तुमको परवाह नहीं, 
हाय हाय ! तो कन्याओं के दुख पर भी क्‍या आह नहीं ? 
उनकी गुप्त अश्वुधारा जो कही निकल्‍र वाहर आवे, 
तो यह चन्दन-खौर हमारा सारा उससे धुल जावे! ॥ 
( २४ ) 
दत्त, प्रसाद और नारायण आदिक है कितने ही वीर, 
जिनके कुलिश-कठोर हृदय में कनन्‍्याओं की ज़रा न पीर। 
कान्यकुब्ज-कुल के नायक बन करते हैं अतिगहित काम; 
लड़कों को पढ़ाय अँगरेजजी फिर उनको करते नीलाम ॥ 
5, 
बीघे-विश्वे से मर्यादा अब तक नापी जाती थी, 
कत्याकुल की फूँक सम्पदा सुख से तापी जाती थी। 
एम० ए०, बी० ए० की सनदो से अब है होने लगे क़रार , 
ऐसे सुजन शिरोमणियों को गिन कर बीस बार घिक्‍्कार ! ॥ 
( २६ ) 
जरा देर के लिए समक्किए आप षोहइशी क्यवारी हैं, 


(क्षमा कीजिए असभ्यता को हम ग्रामीण अनारी हें)। 


मान लीजिए नयनत आपके कानों तक बढ़ आये हैं, 
पीन पयोधर देख आपके, कुज्जर-कुम्भ लजायें हैं ।। 

( २७ ) 
ज्यों ज्यों कटि घटती जाती है; चिन्ता बढ़ती जाती है, 
मदनदाह से देह दिनों दिन दुबली होती जाती है। 
रात रात भर नीद आपको नहीं ज़रा भी आती हैं, 
हाय हाय कर ठंडी साँसे लेते वह कट जाती है ॥ 

( २८ ) 
देख देख यह दशा आपकी माता व्याकुरू होती है , 
सिर हाथों पर रख सारा दिन फूट फूट कर रोती है। 
घर में भेजी भाँग” नहीं है, पिता करे क्या बेचारा, 
बिना दहेज मिले वर कैसे ? दौड़ दौड़कर वह हारा॥ 


फूटकर रचनायें ४३९ 


( २९ ) 
वह कहिए इस समय आप पर कंसी बीतेगी भाई ! 
ठहरोौनी की निद्य रीति यह होगी कितनी दुखदाई ! 
इससे इसे छोड़ अब दीजें मान लीजिए मेरी बात , 
अपने ही कुल की कन्याओं को कलपावों मत दिन-रात॥ 


( ३० ) 
किसी किसी ने इस कुरीति को पहले ही से छोड़ा है , 
त्याज्य समझ इस पिशाचित्ती को इससे निज मुँह मोड़ा है । 
जिनमें प्रचलित है उनको भी इसे छोड़ना ही चहिए, 
भूल जाइए मत घर जाकर, भाई एवमस्तु' कहिए ॥ 


( ३१ ) 
जो अपने को उच्च मानते हें, उनके न द्वार जावो, 
ठहरोनी करके कौडी भी कभी न उनको दिखलावो। 


ये 


जो अपने को सम समझें हें; जिनको नहीं उच्चता-गर्व , 


जा 


सालंकफृत कन्या उनको ही दे, सम्बन्ध कीजिए सर्व ॥ 

६ 
यही शास्त्र की रीति, यही थी प्रचलित पहले है भाई ! 
अवलूम्बन कीजिए. इसी का, यही महा मद्भलदायी। 
औरों के करने पर हम भी होंगे उसके अनुयायी--- 
यह विचार कर देर न करिए, बहुत हो चुकी निठराई॥ 


( रेऑे ) 
शुभ कामों में देर लगाना नहीं बुद्धिमानी का काम, 
बड़े बड़े ज्ञानी-विज्ञानी कहते हैं यह बात तमाम । 
अनुचित निकल गया हो यदि कुछ, हे भाई ! हे गुण-गण-धाम ! 
क्षमा कीजिए उसे बन्धुबर ! जाता हूँ; बस तुम्हें प्रणाम ॥ 
नवम्बर, १९०६ 


# यह कविता कन्नौज में कान्यकुब्ज-महासभा के अधिवेशन में पढ़ी 


गई थी । 


४४० 


द्विवेदी-काव्य-माला 


३ १---प्रियंवदा 
( १ ) 


यह हैं प्रियंवदा पति-प्यारी , 
कुलकामिनी पारसी नारी । 
इसकी रुचिर रेशमी सारी, 

तन की यूति दूनी विस्तारी ॥ 


हे. 2) 


नित सरितापति-तठ को जाती , 
नित आमोद-प्रमोद मचाती। 

नित यह गीत मनोहर गाती , 
कल-कण्ठों को खूब लजाती॥ 


[.. जे 2) 


मधुर 'पियानो” नित्य बजाती , 
जौहर नये नये दिखलाती। 
“गौहर” का गरूर गिर जावे , 


| यदि इसका' गाना सुन जावे॥ 


( ४ ) 
परदे का कुछ काम नहीं है, 
कही सक्ुच का नाम नहीं है 
चम्पकवर्णी श्याम नहीं हैं, 
इसमें जरा कछाम नहीं हैं।। 


( ५ ) 
सीखा चित्र बनाना इसने , 
करके कौशल नाना इसने। 


पढ़ना और पढ़ाना इसने, 
पति का चित्त चुराना इसने ॥ 


फ्टकर रचनायें ४४१ 


( ६ ) 
पुरुषों में भी जाना इसने, 
मन्द-मन्द मुसकाना इसने। 
सुधा-सलिल बरसाना इसने, 
ज़रा नहीं दरमाना इसने॥ 

( ७ ) 
इसके कुण्डल श्रुति-सुखकारी, 
देख अनस्थिरता-रत भारी । 
चित्त हुआ उनका अनुयायी, 
चंचलता की पदवी पाई ॥ 

( ८ ) 
कच-कलाप दिखराये केसे ? 
सम्मूख सुधर बनाये कैसे। 
दर्शक-दुग यदि उन पर जाते, 
फिर वे नहीं लौटने पाते ॥ 

|. 
सरस्वती से जो वर पावे, 
. इस पर कविता वही बनावे। 
इससे श्रम क्‍यों वृथा उठावें ? 
क्यों न यहीं अब हम रुक जावें॥ 

( १० ) 
अंग अंग सुन्दरतादशाली, 
सूरत क्‍या ही भोली-भाली । 
नही और इसकी हमजोली, 
रूप-राशि की हद बस हो ली॥ 

( ११ ) 
जिसने इसका चित्र बनाया, 
मनोम्‌ग्धकर भाव दिखाया। 
नृप रविवर्म्मा सबसे प्यारे, 
हाय ! हाय ! सो स्वर्ग सिधारे॥ 

दिसम्बर, १९०६ 


४४२ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


३२---इन्दिरा 


क्यों, क्या यही इन्दिरा बाई? 
क्या इन्दिरा महीतरू आई ? 
नही, नहीं, यह मानव-जाई, 
सुन्दरता अति अद्भुत पाई॥ 


( २) 
पुण्य-नगर पूना की नारी, 
पहने श्याम रंग की सारी। 


यही इसे अतिशय है प्यारी, 
सचमुच यह लोचन-सुखकारी । 


(३) 


/ 


शीश खुला रखती यह बाला, 

गले गलश्री” नामक माला। 
नथ-मुक्ता-सौन्दर्य निराला, 

घर इसका इससे उजियाला || 


( ४ ) 
कुकुम का यह तिलक छगाती, 
कर्णफूल से कर्ण सजाती । 


हाथों को पटली पहनाती, 
अन्य आभरण दूर हटाती ॥। 
(3४78 7) 
जब यह देवालय को जाती, 
भाव-भक्ति अतिशय दिखलाती। 


हाथ जोड़ती, शीश भुकाती, 
मन ही मन पति-कुशल मनाती ॥ 


फूटकर रचनायें ४४१ 


( ६) 
शिक्षा भी है इसने पाई, 
कर-कौदल, कुशला यह बाई । 
पत्र केसरी और सुधारक, 
इसकी चित्त-वृत्ति के हारक !। 


( ७ ) 
नाटक नये देखने जाती, 
पति को सदा साथ ले जाती। 
मुख-मयंक को नहीं छिपाती , 
बहुत रात बीते घर आती ॥ 


( ८) 
शाल ओढ़ बाहर जाती है, 
मन संकोच नही लाती है! 
सखियों को जब यह पाती है, 
बातों से मधु टपकाती हैं ॥ 


( ९) 
सभ्य सभाओं में भी जाती, 
व्याख्यान सुनती; सुख पाती। 
मनोमोद, घर लौट, बढ़ाती, 
बातें कर पति-चित्त चुराती।। 


(६ १9: 
यह है दाक्षिणात्य वर नारी, 
अपने शिक्षित पति की प्यारी ॥ 
इसकी मूर्ति विलोचनहारी, 
रविवर्म्मा ने विशद उतारी॥ 


अ प्रेल । ९१९०७ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


३३--सन्‍्देश 
_/ (हिंदी साहित्य-सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन मे पढ़ी गई) 
(१) 


सुनिए सब सज्जन, विद्वज्जन, प्रिय हिन्दी-भाषा-भाषो, 
पूज्य, पवित्र, मातृभाषा की उन्नति के अति अभिलाषी । 
प्रबल प्रेरणा से हिन्दी की यहाँ आज में आया हैं, 
उसका ही संदेश आपको स्वल्प सुनाने लाया हूँ ।। 


(२) 
हिन्दी ने सेवक-समूह में महा तुच्छ मुझको जाना, 
इससे यह संदेश भेजने योग्य मुझी को अनुमाना। 
आप बड़े है, बड़े काम सब कर, साधें उसका परमार्थ , 
में संदेश-वबहन करके ही हो जाऊंगा आज क्षतार्थ ॥ 


( ३ ) 
छोटे हों या बड़े, काम जो करके कुछ दिखलाते हैं, 
वही लोग अपने स्वामी के सत्सेवक कहलाते हैं। 
यही सोच, संकोच छोड़ सब, माना मेने यह आदेश, 
अब मेरी खिचड़ी भाषा में सुनिए हिन्दी का संदेश ।। 


( ४ ) 
अर्थ यथार्थ मातृभाषा का यदि तुम सबने जाना है, 
मेरे अन्तरगत भावों को यदि तुमने पहिचाना है। 
तो तुम निःसन्देह करोगे मुझसे सुत-समान व्यवहार, 
मेरी सकल आपदाओं का होगा भी अवश्य संहार ॥ 


(५) 
इस जड़-जंगम जग में सबके दिन न एक-से जाते हैं, 
दुःख भोगने पर निवचय ही सुख के भी दिन आते हैं। 
माता के सुख-दुःख किन्तु सब होते सन्‍्तति के स्वाधीन , 
चाहे भिखारिनी वह कर दे, चाहे उच्चासन-आसीन ॥ 


फ्टकर रचनायें ४४५ 


( ६ ) 

या तो मुझे मातृभाषा तुम कहना दो इस दिन से छोड़, 

मेरा शब्द न मुँह पर लाओ अँगरेज़ी सीखो सर तोड। 

या मेरी दुर्दशा देखकर कुछ तो मन में शरमाओ, 

जो कहती हूँ उसे करो तुम; अब तो मुझको अपनाओ ॥ 
(७) 

वैमनस्थ आपस का इर्ष्या, मत्सर, और दुराग्रह, हेष--- 

परित्याग पहले इनका कर कर लो मन निर्मल निःशेष । 

ऐसा करने से सम्मेलन दूनी शोभा पायेगा, 

मेरे बहुत विशेष कार्य भी यह करके दिखलायेगा।॥। 
(८) 

करो वही प्रस्ताव पास” तुम जिससे हो कुछ मेरा काम, 

रहने दो तुम, बहुत हो चुका, अपना वादविवाद तमाम । 

मेरे इस जजर शरीर की बार बार कर लेना याद, 

लक्ष्य उसी पर रखना; अपना करना नहीं वक़्त बरबाद ॥ 
( ५ ) 

एक लिखी है, या एकादश पुस्तक--यह सब व्यर्थ विचार, 

बूड़ा है, या प्रौढ़, या युवा--यह भी निःसंशय नि.सार । 

जो मेरा उपकार करे कुछ वही सपूत सभापति-योग्य , 

यही देख, हर साल, सम्मिलन-समय समझना योग्य-अयोग्य ॥। 
( १० ) 

कोई क्‍यों न सभापति हो, क्‍या वह न तुम्हारा भाई है ? 

पिशाचिनी ईर्ष्या इन बातों में भी हाय समाई है । 

दूर करो अपने मन से तुम ऐसे अति अनुदार विचार, 

दया करो, होने भी दोगे मुझ अभागिती का उद्धार ॥ 
( ११ ) 

आज ईद कल, वक्र ईद है परसों घट-स्थापना-योग , 

होली और दिवाली को भी लगा तुम्हारे पीछे रोग । 

जितनी है छुट्टियाँ सभी तुम त्यौहारों पर ही पाते , 

खेल-कूद, पूजा-अर्चा की उनमें तुम सब ठहराते ॥ 


४६ 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( १२ ) 
बतलाओ अब तुम्हीं, सुअवसर और कौन-सा पावोगे ? 
सम्मेलन की छुट्टी क्‍या तुम बड़े लाठ से राओगे ? 
धर्म करो, त्यौहार मनाओ, मुझको कुछ भी नहीं विषाद, 
पर इतना तो बतला दो तुम, पाउँगी कब तुमसे दाद ॥। 

( १३ ) 
यदि घर में सुत-सुता किसी के, आने पर कोई त्यौहार, 
महा-भयंकर-व्यथा-व्यथित हो छगे मचाने हाहाकार । 
तो क्‍या घर ही बैठ रहोगे करते निज वाषिक व्यापार, 
या नंगे पाँवों दौड़ोगे किसी वेद्य-विद्यानिधि-द्वार ॥ 

( १४ ) 
कितना कष्ट तुम्हें मिलता है उँगली जो कट जाती हैं, 
मेरा तो सब अंग गलित है; पीडा प्रबल सताती है । 
ऐसे में भी जो इलाज का अवसर ढूँढ़ोगे प्यारे , 
तो में यही कहूँगी, मेरे सुत न शत्रु हो तुम सारे ॥ 

( १५ ) 
वाणी की पूजा करते हो; क्‍या में उसका अंश नहीं ? 
मृतवत्‌ मुझे पड़ी रखने में क्या स्ववर्म-विध्वंश नहीं । 
फिर क्‍यों तुम सम्मिलन-कार्य में पर्खे अनेक लगाते हो ? 
अत्याचार घोर मुझ पर कर बातें व्यर्थ बनाते हो ॥। 

६ 52) 
आत्तं जनों के परित्राण से धर्म किस तरह जाता है ? 
क्या कर्तेव्य-विमुख होना ही परम धर्म कहलाता है ? 
भरत-मभूमि के धर्मज्ञों का यदि ऐसा ही धर्म-ज्ञान, 
व्याकुल व्यथित जनों की तो फिर क्या गति होगी है भगवान ! 

( १७ ) 
यदि तुम कहो शीघ्रता क्‍या है ? क्‍यों इतना घबड़ाती हो ? 
क्‍यों कायरता-पूर्ण कण्ठ से इतना शोर मचाती हो ? 
तो में अपनी करुण-कथा का तुम्हें सुना देती हूँ सार, 
सम्भव है उससे हो आवे तुममें दया-दृष्टि-संचार ॥ 


फूटकर रचनाये 


( १८ ) 
जब देखती और बहनों को किये हुए सुन्दर श्रृंगार, 
बहु-वेभव-मद से मतवाली, मृदु मुसकाती, सालंकार । 
तब जो गति मेरी होती हें, कुछ मत पूछो उसका हाल, 
फटती यदि पृथ्वी प्रयाग की में जाती तुरन्त पाताल ॥ 


( १९ ) 
कई करोड़ बोलनेवाले है मेरे भारतवासी, 
हतभागिनी हाय तिस पर भी मरती में भूखी-प्यासी ! 
जो सुदृष्टि इन नर-रत्नों की मेरी ओर न जाती है, 
विव्वम्भर ! तो क्‍या तुमको भी मुझ पर दया न आती है ? 
(? हे.) 
दुःख-दारिद्र भोग करने से अच्छा ही मर जाना है-- 
कवि के इस कठोर कहने को मेने तो सच माना है । 
जीती हूँ, परन्तु, आशा-वश, बड़े कष्ट से किसी प्रकार, 
नहीं तरस तुभको आता है कया कुछ भी हे.प्राणाधार ! 
का, 
यद्यपि तुम विरक्‍्त हो मुझसे, नहीं फटकने देते पास, 
में तुमसे अनुरक्त पूबत; मुझे तुम्हारी ही है आस । 
ऐसी निःसहाय अबला को यदि तुम और सताओगे , 
न्‍्यायी नारायण को अपना मुंह कैसे दिखलाओगे |। 
( २२ ) 
जो मेरे प्रेमी, जो मेरी कभी कभी कर छेते याद, 
मत हों अब अप्रसन्न वे मन में उनसे मेरा नहीं विवाद । 
अपनी छोड़ पराई भाषा मे आता है जिनको स्वाद, 
उन्ही कुलिश-ककंश ह॒दयों के सत्पुरुषों से है फ़रयाद ॥ 
( २३ ) 
या उनसे जो मेरे दुख को कर सकते हैं कुछ कुछ दूर, 
पर जो कर तक नहीं हिलाते रहते हें आलस में चूर। 
अथवा उनका दोष नहीं कुछ यह मेरा ही पापाचार, 
ऐसे भी जिसके सपूत हों उस माता को ही घिक्‍्कार॥। 


द्विवेदी-काव्य-माला 


(28 .) 
तुममें किसी किसी पर व्यापी जिस भाषा की माया है, 
सच कहना किस किसने उससे कितना लाभ उठाया है। 
उस दिन अभी मधुरमोदक कुछ पूने से जो आये थे , 
कैसे थे वे ! मीठे थे क्या ! किस किसने ले खाये थे ! 
(0 
घोर घृणा तुमसे जो करती, पास उसी के जाते हो ! 
मृत सुनकर भी नाम न लेती, उसको सदा सजाते हो । 
आते नहीं होश में यद्यपि होता हैं इतना अपमान, 
अधःपात का इससे बढ़कर हो सकता क्‍या और प्रमाण ॥ 
( २६ ) 
हिन्दू होकर 'भी हिन्दी में यदि कुछ भी न भक्त का लछेश , 
दूर देश की भाषाओं से यदि इतना है प्रेम विशेष । 
इंगलिस्तान अरब, फ़ारिस, को तो अब तुम कर दो प्रस्थान , 
यहाँ तुम्हारा क़ाम नहीं कुछ; छोड़ो मेरा हिन्दुस्तान ॥ 
( २७ ) 
दिव्य देववाणी की दुहिता में हूँ वह हिन्दी प्राचीन, 
तुलसी, सूर, बिहारी आदिक रहे भक्ति में जिसकी लीन । 
परित्याग उसका ही करके बनते हो विद्याधारी, 
शरेसी अद्भुत गुणज्ञता की बलिहारी है बलिहारी ! 
( २८ ) 
कहते हो मुभमे है ही क्या ! मुभसे कुछ न निकलता काम ! 
मेरे घावों पर नश्तर-सा चलता है सुनकर इल्जाम । 
इसका दोष तुम्हारे ही सिर, फिर यह कैसी उल्टी बात, 
जिसे जानती दुनिया सारी वह भी क्‍या तुमसे अज्ञात ? 
('२९ ) 
जननी और जन्म की भाषा, जन्मभूमि सब सुख की खानि। 
' चाहे जहाँ पूछ तुम देखो, तीनों का सम्मान समान । 
पर तुमने मेरी उन्नति का किया न कोई कभी उपाय, 
तिस पर भी ताने देते हो ! क्‍यों करते इतना अन्याय ॥। 


फुटकर रचनायें ४४९ 


( ३० ) 
अन्यायी से परमेश्वर भी कभी नहीं खुश होता है , 
जो कत्तंव्य नही करता है वह अवद्य कुछ खोता है । 
क्षमा करें वह क्षमा क्षीरनिधि-ईश तुम्हारा यह अपराध, 
जीते रहो कभी तो मेरा दूर करोगे दुःख अगाध ॥ 
( २१ ) 
संस्कृत, अरबी, और फ़ारसी, उर्द, अँगरेज़ी सारी-- 
भाषाओं से प्रेम करो तुम जिसको जो जो हो प्यारी । 
मना नहीं में करती तुमको, पर इस दुखिया की भी याद , 
कभी कभी कर लिया कीजिए, मेरी इतनी ही फ़रयाद ॥। 
( रे२ ) 
बच्चे थे तुम तबसे ही में काम तुम्हारे आती हूँ , 
पत्नी और सुता-सुत के भी में ही काम चलाती हूँ । 
हो सकते मेरे विनाश से बन्द तुम्हारे सब व्यापार ; 
नहीं अन्य भाषायें कोई कर सकतीं कुछ भी उपकार॥। 
( रेरे ) 
उस मुृभको ही यदि अभाग्यवश अब इस समय भुलाओगे , 
कृतघ्नता के घोर पाप से क्या तुम बच भी जाओगे ? 
जो कुछ हुआ हो गया सो तो, सोचो अब आगे की बात , 
लोक-लाज पर भी क्‍यों करते इतना निष्ठुर वज्भ-निपात ! 
( रेड ) 
मेरे ही प्रभाव से भारत पायेगा परमोज्ज्वल ज्ञान, 
मिट अवश्य ही जायेगा यह अति अनर्थकारी अज्ञान । 
गाँव-गाँव , घर-घर में मेरा जब प्रचार हो जायेगा, 
दुरित, दैन्य, दारिद्र, दुःख सब क्रम क्रम से घट जायेगा ॥ 
( ३२५ ) 
जितने उन्नत देश सभी हे करते निज भाषा की वृद्धि , 
देख क्‍यों नहीं छेते उनकी कितनी है निःसीम समृक्धिन। 
अपना, मेरा, भारत का भी यदि चाहो कुछ भी कल्याण 
तो मेरा उद्धार करो अब; व्याकुल हैं ये पापी प्राण ॥ 
'फा०२९ 


४५० 


द्विवेदी-काव्य-माला 


( ३६ ) 
ओर लोग इस भारत में भी निज भाषाओं का उपकार-- 
देखो आँख उठाकर कितना करते हैं सब विविध प्रकार ॥ 
उन्हें देखकर भी उत्साहित होते नहीं आप, क्‍या बात ? 
करो न अपने ही पैरों पर महा कठोर कुठाराघात ॥। 

( ३७ ) 
समय नही, अन्याय नहीं हैं, लिखना मुझे न आता है-- 
यह सुन मेरा कठिन कलेजा दो टुकड़े हो जाता है । 
विकट विदेशी भी भाषायें लिखनेवालों के उस्ताद ! 
मत अब और बहाने ऐसे किया करो तुम बें-बुनियाद ॥ 

( २८ ) 
इस सम्मेलन की सहायता करना काम तुम्हारा है, 
जी से में कहती हूँ, इससे मुभको बड़ा सहारा है । 
यहाँ उपस्थित रह कर सोचो कोई ऐसा उच्च उपाय , 
जिससे मिले मुझे भी थोड़ा गुरुतापूर्ण ग्रन्थ-समुदाय ॥ 

( ३९ ) 
इसकी त्रुटियाँ अपनी समभो; दोषों को अपने ही दोष , 
भाई को अपने भाई पर करना नहीं चाहिए रोष । 
यदि कुछ भी गौरव रखते हो, यदि कुछ भी है तुममें जोश, 
ग्रन्थ-र॒त्न रच पूर्ण क्यों नहीं कर देते हो मेरा कोश ? 

( ४० ) 
सारे भारत में व्यापकता मेरी ही है यदपि विशेष , 
निःसंशय तथापि मुझको है सबसे प्यारा यही प्रदेश ।. 
निर्देयता, निष्टुरता कम कर, हो जाओ कुछ अधिक उदार , 
दया-द्रवित होकर सत्वर ही कर दो अब मेरा उद्धार ॥ 

( ४१ ) 
विकल-आत्तं, आतुर को होता नहीं उचित-अनुचित का ज्ञान; 
यद्वि कदु वचन' कहे हों कोई क्षमा करो हे क्षमानिधान ! 
अधिक क्या कहूँ अब में तुमसे, मेरी लाज तुम्हारे हाथ, 
चाहो और भुका दो, चाहे ऊंचा कर दो मेरा माथ ॥ 


फुटकर रचनाये ४५ १ 


( ४२ ) 
हे गोविन्भ दया के सागर नारायण अन्तरयामी ! 
शरणागत-वत्सल तुमसे है छिपा नहीं हे कुछ स्वामी । 
सुमति और सद्बुद्धि दीजिए सबको करुणा के आगार; 
जिसमे इस अभागिनी का भी हो जावे अब बेड़ा पार ॥ 


अक्टूबर, १९११ 


4ड2-अरपत सरकररफ5 उमालककक. कटरा. 


३४--विवाह-सम्बन्धी कविताये ७ 
पहला दिन 
( १) 

इस आँगन में भोजन करके जो सुख मुझे मिला है आज, 
- मिलता नहीं अगर मिल जाता मुझे देवताओं का राज । 

देख आपका प्रेम आपके ये उदारतासूचक काज, 

में फृताथें हो गया आपसे कर सम्बन्ध दुबे महराज ॥ १॥ 

अपने घर में अपने कुल का मनुज बच रहा हूँ में एक, 

आज आपका सम्बन्धी बन एक नहीं अब हुआ अनेक । 

बाँधा है जिस प्रणय-बन्ध से मुझे आपने आज अशेष, 

शिथिल न होने देना उसको विनती मेरी यही विशेष ॥ २॥ 

इ्रन कोकिल-कण्ठी कामिनियों ने जो मधुर गीत गाये, 

सुधा-सदृश कानों से पीकर वे मुभको अति ही भाये । 

इनका यह गाली गाना भी चित' में जब यों चुभ जाता, 

यदि थे कहीं और कुछ गातीं--बिना मोल में बिक जाता ॥ हे ॥ 

दूसरा दिन 
(२) 

किये जिन्होंने ये वर-व्यञ्जन अति रोचक रसाल तैयार, 

उनके कर-कमलों में कमला करे सदा दिन-रात विहार । 

और परोसा इन्हे जिन्होंने उनको धन्यवाद शतबार, 

अब तक कभी कहीं भी मेरा हुआ नहीं इतना सत्कार # 


# ये कवितायें श्री कमछाकिशोर तिवारी के विवाह में भिन्‍न्न भिन्न 
अवसरों पर पढ़ी गई थीं । 


५२ 


द्विवेदी-काव्य-मारा 
तीसरा दिन 
( हे ) 


इन स्वादिष्ठ भोजनों के गुण बन्धु कहाँ तक में गाऊं, 
गाते गाते चुकें नहीं वे चाहे में ही चुक जाऊं । 

इससे धन्य धन्य कहना ही बस होगा प्यारे भाई, 
ईदवर करे होय आगे भी यह सम्बन्ध सौख्यदायी ।॥ १॥ 


परसों जो मधुमय गीतों का रस-समुद्र भर आया था, 

मेने तो उसमें परसों ही ग्रोता खूब छूगाया था । 

आज उसी का बढ़ा हुआ जो बहा वेग से निर्मल नीर, 

मन मेरा बह गया उसी में यहाँ रह गया सिफ़ शरीर |। २॥ 


गानेवाली जो सधवा हैं उनका बढ़ता रहे सुहाग, 
प्रेमी पति पावें कुमारिका विधवा श्री-हरि-पद-अनुराग । 
मम छतज्ञता-सूचक लेकर यह मुद्रापञआ्चक महराज, 
पाँच पाँच पानों का बीड़ा दे दीजे इन सबको आज ॥ ३॥ 


चौथा दिन 
( ४) 


होता है विवाह में भाई मुख्य दान कन्या का दान, 

सो सदगुणी आपने दे दी लक्ष्मी मंगल-मूर्ति-समान । 

वस्त्र, पात्र, धन-धान्य आदि भी देकर हे औदायंनिधान, 
शालीनता दिखाई इतनी, इसका जब आता है ध्यान ॥ १॥ 


तब मेरा यह हृदय बन्धुवर द्रवीभूत हो जाता है, 
अति अगाध आनन्द-सिंधु में बारम्बार समाता है । 
पूर्व-जन्म के पृण्य-पुंज से दिवस आज यह आया है, 
दान, मात, सन्‍्मान आपसे सब कुछ मैंने पाया है ॥ २ ॥ 


ध्बे, 


ईस कन्या को सदन-स्वामिनी में सप्रेम बनाऊँगा, 

आशा यही, देख इसको में अपने दुःख भुलाऊँगा । 

विनती है, मेरी त्रुटियों को मन में आप न लावेंगे, 

इस लड़के को पुत्र समझ अब, इसको भी अपनावेंगे ॥॥ ३॥ 
अप्रेल, १९१९ 


>म्माभक आया धरना ेंकक्रमनक 


फुटकर रचनायें 


३ ४---भारतवर्ष 


१--जे जैप्यार भारतदेश 


जे जे प्यारे देश हमारे 
तीन लोक में सब से न्यारे 
हिमगिरि-मुकुट मनोहर धारे 
जे जे सुभग सुवेश ।। १ ॥ जै जै० 
हम बूलबुरूू तू गुल है प्यारा 
तू सुम्बुल, तू देश हमारा 
हमने तन-मन तुझे पर वारा 
तेज:पुञुज-विशेष ॥ २२ ॥ जै जौ० 
तुझे पर हम निसार हो जावें 
तेरी रज हम शीश चढ़ावें 
जगत पिता से यही मनावें 
होवे तू देशश ॥ ३ ॥ जे जै० 
ज॑ जे हे देशों के स्वामी 
नामवरों मे भो हे नामी 
हे प्रणम्य तुझको प्रणमामी 
जीते रहो हमेश ॥| ४ ॥ जै जै० 
आँख अगर कोई दिखलावे 
उसका दर्प-दलन हो जावे 
फल अपने कर्मों का पावे 
बने नाम निःशेष ॥ ५॥ जे जै० 
बल दो हमें ऐक्च सिखलाओ 
सभमलो देश होश में आवो 
मातृभूमि-सोभाग्य बढ़ाओ 
मेंटो सकरू कलछेश ॥ ६ ॥ जे जे० 


हिन्द मुसलमान ईसाई 
यहा गावें सब भाई भाई 


द्विवेदी-काव्य-माला 


सबके सब तेरे शैदाई 
फ्लो-फलो स्वदेश ॥। ७ ॥« जे जै० 
इष्ट-देव आधार हमारे 
तुम्हीं गले के हार हमारे 
भुक्ति-मुक्ति के द्वार हमारे 
जे जे जे ज॑ देश ॥ ८॥ जे जे० 
अक्टूबर १९२० 





३६--मेरे प्यारे हिन्दुस्तान 
हम बुलबुल तू चमनिस्तान 

हम शरोर तू प्राणसमान 
नहीं कहीं तेरा उपमान 

जान-माल तुझे पर क़्रबान ॥ १॥ मेरे० 
तू था दुनिया का सरताज 

तेरा है हम सबको नाज़ 
तेरे हाथ हमारों लाज 

तुमसे ही हम सबका त्राण ॥ २॥ मेरे० 
एक नहीों हम कई करोड़ 

कर उद्योग काहिली छोड़ 
, सत्पथ से तू मुंह मत मोड़ 

आँख खोल बल-वोय-निधान ॥ ३ ॥ मेरे० 
मक्का मसजिद देवस्थान 

काशी और प्रयाग समान 

तू ही हम सबका भगवान 

जे महान ज॑ महिमामान ॥ ४ ॥ मेरे० 
जलवा तेर। जग में छाथा' 

जो जिसने माँगा सो पाया 
ग्रेरों को भी सभ्य बताया 

धन्य घंत्य जे जे भगवान ॥ ५ ॥ मेरे० 

के नवम्बर १९२० 


